. रूसी साहित्य काइतिहास 


हिन्दी-समिति-ग्रन्थ-माला--७६ 


रूसी साहित्य का इतिहास. 


लेखक 
. केसरी नारायण शुक्ल 
.. एम० ए० डी० लिट्‌ 
लखनऊ विश्वविद्यालय 
लखनऊ 


हिन्दी समिति, सूचना विभाग जा को 
.. उत्तर प्रदेश 
... लखनऊ 


अभ्रथम संस्करण. 
.. १९६३ 
















प्रकाशकीय 





'. हम अभी तक मलयालम, बंगला, गूजराती तथा उर्दू भाषाओं के 
साहित्य का इतिहास प्रकाशित कर चुके हैं और कन्नड़, तेल॑ंग आदि 


अब यह रूसी साहित्य का इतिहास पाठकों के सामने प्रस्तुत है।. 


रूसी जनता के स्वातंत््य-आंदोलन तथा संघर्ष के इतिहास से अलरूग 
नहीं किया जा सकता +” वहाँ के जनानदोलन तथा जनसंघर्ष की 


. साथ मनोरंजक भी है। लेखक ने मास्को विद्वविद्यालय में रह कर रूसी: 


.. कारों के सम्पर्क में रह कर बहुमूल्य जानकारी प्राप्त की । आशा है वि 





है भारत की ही प्रमुख भाषाओं के साहित्य का नहीं, वरन्‌ एशिया 
और यूरोप की भी उच्चत भाषाओं के साहित्य का, इतिहास प्रकाशित 
« करना हिन्दी-समिति की प्रकाशन-योजना का अंग रहा हैं। तदनसार 


मम मी 3 मल 


का इतिहास लिखाया जा रहा है। इसी तरह अंग्रेजी तथा फ्रेंच साहित्य. 
सम्बन्धी ग्रन्थ भी समिति से प्रकाशित हो चुके हैं। उसी परम्परा में... 


जैसा कि लेखक ने लिखा है, “रूसी साहित्य के इतिहास को 


बडा अटसत९सचररत5 52 सन ररवकम9० कम उाचद<+ आप ८ ल3५+लत ७-३5 5मचतार355 ९८८5 <52223-6<९ल पर. कउत८ 5 <२55225<2< 


विभिन्न स्थितियों और कालों के आधार पर ही प्रायः रूसी साहित्य का 
युग-विभाजन किया जाता है। तदनुरूप वहाँ की साहित्यक प्रगति और... 

विचारों, अभिमतों, अनुभवों आदि के इतिहास का संक्षिप्त विवेचन... 
इस पुस्तक में किया गया है, जो सुबोध और सरल होने के साथ. 


. भाषा और साहित्य का अध्ययन किया और अनेक विद्वानों तथा साहित्य-.... 


उनकी इंस कृति से हिन्दी के पाठक विशेष रूप से लाभान्वित हो सकेंगे... क्‍ 
ओर आज के आर्थिक तथा वैज्ञानिक क्षेत्र में रूस ने जो विलक्षण उन्नति 


>>, 






















निवेदन 


क्‍ विश्व-साहित्य में रूसी साहित्य का अपना विशिष्ट और महत्त्व- 
 शण्ण स्थान है। उसकी महान्‌ मानवतावादी एवं जनवादी परम्पराएँ 
तथा उसका अन्याय-विरोधी संवर्षशील एवं प्रगतिशील रूप रूस देश की _ 

सीमा का अतिक्रमण कर सारे विश्व की जनता को प्रेरणा और प्रोत्साहन 

देता रहा है। उसके अन्यतम कलाकार पुदिकन, लेरमन्तोव, गोगलू, 

'तुर्गे नेव, तोलस्तोय, दस्तयेव्स्की, चेख़व आदि, विश्व-साहित्य की महान्‌ 

“विभूति बन गये और चेतना के विकास-पथ के प्रकाश-केन्द्रों के रूप में 

उनका गौरव आज भी अक्षुण्ण है। 


रूसी साहित्य की इन परम्पराओं की परिणति अक्तूबर की महान्‌ू 


समाजवादी क्रान्ति है जिसने रूस में सोवियत शासन की स्थापना की और _ 


सोवियत साहित्य की नींव डाली, जिसके मुख्य सूत्रधार मैक्सिस गोर्की..... 
और मायाकोव्स्की हैं। रूसी साहित्य के समान ही सोवियत साहित्य की 


'भी सम्प्राप्तियाँ नगण्य नहीं हैं, सोवियत साहित्य ने रूस की चिन्तनधारा 
:ही बदल दी। इसने समाजवादी विचारधारा और व्यवस्था को जनता 
"के बीच ग्राह्न बनाकर उसकी जड़ें जनता के हृदय में जमा दीं। देश की 
समुन्नति और सुरक्षा की भावना भी सोवियत साहित्यकारों द्वारा पुष्ट 
हुई। सोवियत संघ की प्रत्येक जाति की जातीयता एवं विशिष्ट जातीय _ 
'परम्पराओं का सम्मान करते हुए सोवियत साहित्य ने समाजवादी समाज. 
के निर्माण का व्यापक, उदार एवं उच्च लक्ष्य सारे देश के सामने रखकर 


. संघ की सारी जनता को स्थानीय नहीं वरन्‌ व्यापक देश-भक्ति के सूत्र... 
में पिरोकर एक कर दिया। फलत: सोवियत साहित्य और सोवियत 


साहित्य का रूप तो जातीय है, लेकिन उसका आधेय समाजवादी है। 


...._ सोवियत-साहित्य ने इसी समाजवादी व्यवस्था की स्थौपना को अपना... 
। लक्ष्य माना। यथार्थवादी परम्परा को विकसित करते हुए सोवियत हे ० 

































साहित्यकारों ने समाजवाद की प्रतिष्ठा में जो चीजें सहायक थीं उनका 
स्वागत किया और जो इसको विरोधी अथवा प्रतिकल थीं, उन 
सब की भत्सेना की । इस प्रकार उनके यथार्थवाद ने समाजवादी यथाथवाद 
की संज्ञा प्राप्त की। फलतः साहित्य का जनता की चित्तवृत्तियों के साथ 


तादात्म्य हुआ, वह पूर्णतया जनात्मक बना और वह जनता को प्रेरणा 


देता हुआ उसका परिचालन करने छूगा। देश के पिछड़ेपन को दूर करने 
के लिए, उसे उन्नत और विकसित करने के लिए जितनी पंचवर्षीय 
योजनाएं देश में चलीं, सोवियत साहित्य ने उन सबको भावात्मक एवं 
. कलात्मक रूप में जनता के सामने प्रस्तुत कर, उनको अत्यन्त ग्राह्म 
बनाकर उन्हें जनता के जीवन और व्यक्तित्व का अभिन्न अंग बना दिया । 
फलत: ये योजनाएँ जनता के जीवन का श्रेय और प्रेय दोनों बन गयीं। 
परिणाम यह हुआ कि जनता में परिश्रम के प्रति नये उत्साहपूर्ण दृष्टिकोण 
का प्रादुर्भाव हुआ और जनता खून-पसीना एक कर पंचवर्षीय योजनाओं 


को पाँच वर्षों में नहीं वरन्‌ उससे बहुत कम समय में पूरा करने छगी और 


देश प्रगति के लम्बे कदम बढ़ाता हुआ विश्व के अन्यतम प्रगतिशीछ राष्ट्रों 
की पंक्ति में प्रतिष्ठित हो गया। 


देश-निर्माण का यह काय॑ करते हुए सोवियत-साहित्य देश के सजग 
प्रहही और रक्षक के रूप में भी हमारे सामने आया। अन्तरिक्ष में फ़ासिण्म 


के बादलों के घिरने के साथ ही सोवियत-साहित्य ने जनता को चेतावनी 
दी और जब देश पर फासिस्टों का आक्रमण हुआ तो इस साहित्य ने जनता 
को प्राण-पण से इसे विफल कर देने के लिए प्रतिरोध, उत्साह, बलिदान 
.. आदि की ओजपूर्ण भावनाओं से भर दिया। युद्धकालीन साहित्य जनता 
. के अमर बलिदान का चमचमाता हुआ दपंण है। फलूत: आक्रमण विफल 
हुआ और जनता विजयिनी हुई। इस विजय का श्रेय सोवियत सा 
को ही है जिसने जनता में अपनी अनिवायें विजय का अडिग विश्वास 
भर दिया। 




















नयी व्यवस्था और नये प्रयत्नों का आलोक प्रदात किया। उसने देश को... 


और अधिक सुसंगठित, दृढ़ और सशक्त बना दिया और एसा उत्साह 


. भरा, अनवरत परिश्रम की ऐसी भावना भरी कि आज सोवियत संघ 


ज्ञान-विज्ञान के किसी क्षेत्र में संसार के किसी भी देश से पीछे नहीं है। 
रूसी साहित्य और सोवियत-साहित्य इस प्रकार देश और जनता 

के संघर्ष, विकास और सम्प्राप्ति की कथा कह रहा है जो जितनी मनोरंजक 

... है उतनी ही हम सब के लिए महत्त्वपूर्ण भी है। रूसी जनता की इसी कथा 

.. की अत्यन्त संक्षिप्त रूप-रेखा प्रस्तुत पुस्तक के पृष्ठों में हिन्दी के पाठकों 

. के लिए अंकित की गयी. है। प्रस्तुत पुस्तक रूसी भाषा में प्राप्त और रूसी 


- विद्वानों द्वारा लिखित सामग्री और ग्रन्थों पर आधारित है। अपने साहित्य _ 
को रूसी जनता ने जिस रूप में ग्रहण किया है और जैसा आँका है उसको 


. उसी रूप में प्रस्तुत करने का यथाशक्ति प्रयत्त किया गया है। रूसी-साहित्य 
. अत्यन्त विशाल एवं व्यापक है और प्रस्तुत लेखक का रूसी भाषा और 


साहित्य का ज्ञान अत्यल्प है। लेखक अपनी सीमाओं से अच्छी तरह. 


. परिचित है। प्रस्तुत पुस्तक अत्यन्त विनम्न प्रयास है और इसके लिए 
.. किसी प्रकार की मौलिकता का दावा नहीं किया जा रहा है। 


: अ्रस्तुत पुस्तक 'रूसी-साहित्य/ और सोवियत-साहित्य” में उप- 


विभाजित है। सोवियत साहित्य का अंश रूसी साहित्य की अपेक्षा 


कुछ अधिक विस्तृत हो गया है। यह सकारण है, रूसी साहित्य के संबन्ध हे | 
में तो कम-से-कम एक या दो पुस्तकें हिन्दी में है, किन्तु लोवियत-साहित्य' 


पर तो जहाँ तक लेखक की सूचना है, हिन्दी में एक भी पुस्तक नहीं है 


_ फिर सोवियत-साहित्य समकालीन साहित्य है जिसकी कई समस्याएँ है 
जो हिन्दी साहित्य की समस्याओं से काफी समानता रखती हैं। इसलिए. 
यह अंश कुछ अधिक विस्तार से लिखा गया है। इसीलिए यह असंतुलन' 


. कुछ क्षाम्य भी हो जाता है। 


... पर यहाँ उन चीज़ों का भी अत्यन्त संक्षिप्त उल्लेख कर देना आवश्यक: दे | 
है जिनकी इस पुस्तक में कमी या अभाव है। प्रस्तुत पुस्तक केवल रूसी... 
और सोवियत-साहित्य का इतिहास है। विस्तारभय से इसमें सोवियक 


एशध्कावलएम्टरअउदसपाावारकयलबरताधपाकामाउपरपप्रायाला/चा5छ मा लकउ52 तक राणा घप+ 5 मापताएउ वहाालादातावारााउतहपशतसदाव३१७७:2नाउक 





सलाचप्खा 


पददपपधववा42क हपल अर हारा 


हरे लकाकरकथाउत का पाशकातथालाभपपाउ०चासत पलक उभ5५८ भर डपजदाउकपलपायपदल "5 





संघ में रहने वाली दूसरी जातियों के साहित्य का इतिहास नहीं दिया गया 
है, यद्यपि वह भी बड़ा मनोरंजक और महत्त्वपूर्ण है। विस्तारभय से 

रूसी-साहित्य की भी बहुत-सी कृतियाँ का कथानक नहीं दिया जा सका, 
केवल उनका सांकेतिक परिचय ही प्रस्तुत किया गया है। इसी प्रकार _ 
'कृतियों की भाषा शेलीगत विशेषताओं का अधिक विचार नहीं किया गया 
है क्योंकि रूसी भाषा के ज्ञान के बिना अधिकांश पाठकों के लिए ऐसा 


विदलेषण निरथंक और अरुचिकर ही होता है। इसी से रूसी से अनूदित... 


अंश तो दिये गये हैं किन्तु रूसी में उद्धरण नहीं प्रस्तुत किये गये हैं। कहीं- 
कहीं रूसी नामों का अनुवाद कर दिया गया है, किन्तु जहाँ उनका 
हिन्दी में कोई मतलूब न निकलता वहाँ उनको ज्यों-का-त्यों लिख दिया... 
गया है। रे 
.. रूसी भाषा में स्वराधात रियर नहीं है वरन्‌ अत्यन्त चंचल है। 
यद्यपि इस संबन्ध में लेखक ने कई रूसी मित्रों से सहायता छी और उन्होंने... 
सहष सहायता दी, फिर भी बहुत संभव है कि रूसी नामों के अति लेखन... 
में वर्ण-विन्यास और स्वराघात की गलतियाँ रह गयी हों। इसका दोष 
रूसी मित्रों पर न हीकर, लेखक पर है। के 
मास्को विश्वविद्यालय में अध्ययत्त और अध्यांपन करते हुए, प्रस्तुत 
पुस्तक की रचना लेखक के मास्कों के इस आवासकाल के बीच हुई। 
“लेखक को मास्कों विश्व-विद्यालय में रूसी भाषा और रूसी साहित्य पर 





“रूसी विद्वानों के लेक्चर सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, साथ ही अन्य... 


रूसी मित्रों से भी इस संबंध में सहायता मिली और परामझ ं प्राप्त हुआ । 


.... इस अवसर पर अपनी अध्यापिका श्रीमती ईल्ज़्या मक्सिमिलि- 
यानोव्ना पुल्किना का मैं बड़ी श्रद्धा और आदर से स्मरण करता हूँ जिन्होंने 
भुझ रूसी की शिक्षा दी और मुझे मास्को विश्वविद्यालय में रूसी भाषा 
. और साहित्य पर लेक्चर सुनने को प्रोत्साहित किया। मैं मास्को विदव- 

. “विद्यालय के विदेशियों के लिए रूसी विभाग और उसकी अध्यक्षा श्रीमती 
.._“गछीना इगनोव्ना रइकोवा का भी अत्यन्त आभारी हूँ जिन्होंने रूसी 


... आषा के अध्ययन में मेरी हर प्रकार की सहायता की। 











द “आ+ ११-०८ 

क्‍ मास्को विश्वविद्यालय के मेरे विद्यार्थी जीवन के साथी डीज़ा 
_ वतमशेंको और अनातोली ज्वेरेव भी मेरे बहुत बड़े सहायक रहे हैं और 
ये दोनों मझे बराबर प्रोत्साहित करते रहे। मैं इन्हें कभी नहीं भूल सकता। 
द रूसी नामों के प्रतिलेखन में रईसा किरिल्लोवा ने मेरी बड़ी सहायता 

. की और प्रस्तुत इतिहास-लेखन में कई परामर्श दिये। उनका सहयोग 
बड़ा मल्यवान रहा है। द 
इस समय मैं पमेरान्त्सेव परिवार को नहीं भूल सकता जिनके कारण 
मेरा मास्को का आवास बड़ा ही मधुर और सफल रहा। प्रोफेसर. 
_ पमेरान्त्सेव बराबर सत्परामर्श देते रहे। श्रीमती पमेरान्त्सेवा (जिनको 
. हम सब भारतीय मामा' कहते थे) हमारी सुविधा का बराबर ख्याल 
रखती थीं। और नताशा पमेरान्त्सेवा ने हर कार्य में हम लोगों का हाथ 


.._ बठाया। प्रस्तुत पुस्तक के लिए उन्होंने कुछ सामग्री भी एकत्रित की 
. और उत्साहवर्धन भी किया। उनका योगदान मेरे लिए बड़ा बहुमूल्य 





.. रहा है। 


... पुस्तक करीब-करीब साल भर पहले तैयार हो गयी थी। सितम्बर 
. १९६० में जब मैं एक मास के लिए मास्को से भारत आया तो लखनऊ 
. में जलप्लावन में इसकी पाण्डुलिपि डूब गयी। पुस्तक एक प्रकार से 
. “मुझे दोबारा तैयार करनी पड़ी। यह कुछ कठिन काम था। 
.. किस्तु इससे भी कठिन काम इसे डूबी, धुल्ली और मिटी पाण्डुलिपि 
से प्रेस-कापी तैयार करना था और जिसे लखनऊ विश्वविद्यालय के मेरे . 
 'सहयोगी डाक्टर प्रताप नारायण टंडन ने बड़े उत्साह से संपन्न किया। मैं 

5 तो बीच-बीच में निराश भी हो जाता था, किन्तु वे बराबर उत्साह की 
.. मूर्ति बने काम में छगे रहे और उसे पूरा करके ही छोड़ा। यह पुस्तक 
जो छप सकी उसका पूरा श्रेय उन्हीं को है। का 





““१२-- 


और सबसे बड़ा सहयोग मुझे श्रीमती सरोजिनी शुक्ल से मिला । 
यह पुस्तक उनके सामने मास्को में शुरू हो गयी थी । जलूप्लावन से पांड- 
लिपि का उद्धार उन्होंने ही किया। पांडुलिपि के गीले कीचड़ से लिपटे: . 
एक-एक पन्ने को एकत्रित कर, उसे सुखा कर, झाड़-पोंछ कर, काम करने 
योग्य उन्होंने ही बनाया, एक प्रकार से उन्होंने मेरा भी उद्धार किया। 
उत्तर प्रदेश सरकार की हिन्दी समिति ने मुझे यह पुस्तक लिखने... 
के लिए आमंत्रित किया और वही इसे प्रकाशित भी कर रही है। हिन्दी... 
समिति के अधिकारियों के प्रति आभार-प्रदर्शन मेरा कर्तव्य है।... 
. यदि यह पुस्तक हिन्दी के पाठकों में रूसी साहित्य के प्रति थोड़ी भी: _ 
जिज्ञासा जगा सकी और उन्हें रूसी साहित्य के स्वतंत्र अ ध्ययन की थोड़ी: 
भी प्रेरणा दे सकी तो मेरा परिश्रम सफल होगा। का 


अर 


। 2 केसरी नारायण शुक्ल 









विषय-सूचो 
भाग १ 
जज . रूसी-साहित्य 
.. निवेदन 
 2--विषय प्रवेश... ह 
 २--उन्नीसवीं शती से पूर्व का रूसी साहित्य 
३--रूसी साहित्य (१३वीं से १७वीं शती) 


.... ४--अठारहवीं शती 


. ५--मिख्राइल वसील्येविच लमनोसोब 


... ६--देनिस इवानोविच फानवीजिन 


ले ७--अलेक्सान्द्र निकोलाएविच रदीईरगेव 


' " 45 # '८--उन्नीसवीं शती 


.. ९--इवान क्रीलोव 
.. १०--जुकोव्स्की 

. १ १--अलेक्सान्द्र सेगेयविच ग्रिबयेदेव 
२--अलेक्सान्द्र सेगेयविच पुदिकन 


...._ १३--मिखाइल यू रेविच लेरमन्तोव 

.. १४--निकोलाई वसीलिविच गोगरू 

.... १५--बिसेरियन ग्रिगोरेयेविच बे लिस्की 

..... १६--इवान अलेक्सेविच याकोवल्येव (गेल्सेन) 

... १७--इवान अलेक्सान्द्रोविच गंचरोव 

.. १८--सन्‌ १८६०-७० को सा 
. १९--इवान सेगेंदविच तुर्गे 


कह 


गणजिक, राजनीतिक संघर्ष 






 २०--निकोलाइ अलेक्सेन्द्री 


प्‌ 








का, १४... 





द २२--अलेक्सान्द्र निकोलाएविच अस्त्रोव्सी १०० 
२३--मिखाइल येवग्राफोविच साल्विकोवद्चेद्रिन १०६ 
२४--निकोलाइ गर्वीकोविच चेनिशेव्स्की | ११२ 
२५--लेव निकोलाएविच तोल्सतोय..... ११७ 
२६--अस्तोन पाव्लोविच चेखव १३३. 
२७--उन्नीसवीं शती का अन्त और बीसवीं का आरम्भ १४२ 

भाग २ 
सोवियत साहित्य 
१. मेक्सिम गोर्की .. १४९. 
२. गृहयुद्ध के समय का साहित्य तथा जन-आ्िक-व्यवस्था का नव- 
निर्माण (१९१८-१९२५) .. २३३ 
३. ब्लदीमिर ब्लदीमिरोविच मायाकोव्स्की (१८९३-१९३०) २६३ 
४. द्वितीय महायुद्ध के पूर्व की पंचवर्षीय योजनाओं के आधार 
पर राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के विकास के युग का साहित्य... 
(१९२६-१९३६) .. रर१ 
५. निकोलाइ अलेक्सेयेविच अस्त्रोग्सकी (१९०४-१९३६) ३०७ 
हा ६. मि० अ० शोलोखोब (१९०५-- ) कर... बरेशहे  . 
|... ७. अलेक्सेइ निकोलाएविच तोल्स्तोय, (१८८३-१९४५) ३२५ 
... ८. युद्ध से पूर्व के वर्षों का साहित्य (१९३७-१९४१) रेरेढ 
.. <. युद्धकालीन साहित्य (१९४१-१९४५) ........... ३४७ 
१०. अलेक्स-न्द्र-अलेक्सान्द्रेविच फदेयेव ...रररर॥॥ रेदछ 


१६. युद्धोत्तर निर्माण के समय का साहित्य (१९४५--- ). ३७६ 












+ ही 
































४७. 


१. विषय-प्रवेश 


साहित्यिक इतिहास की पुस्तकों में रूसी साहित्य का इतिहास 
अधिकांशत: तीन मूलभूत यूगों में विभाजित किया जाता है और 
फिर इनके अन्तर्गत अन्य उपविभाग या यगविभाजन होते हैं । रूसी 
साहित्य के विकास के तीन मुख्य चरण ये हैं--(१) उन्चीसवीं शती 
के पहले तक का रूसी साहित्य, प्रथम चरण, (२) उन्नीसवीं शती तथा 
बीसवीं शती के आरम्भ का रूसी साहित्य, द्वितीय चरण और (३) 
सोवियत यूग का साहित्य, तीसरा चरण । द 

इसके साथ-साथ उन्नीसवीं शती और बीसवीं शती के आरम्भ 
का साहित्य फिर तीन उपविभागों में बाँटा जाता है, जो कि रूस में 
व्याप्त तत्कालीन स्वतन्त्रता आंदोलन की लेनिन द्वारा निर्धारित तीन 
मख्य मंज़िलों के अनरूप है। उन्नीसवीं शती का आरम्भ दिकाक्रिस्टों! 
(दिसम्बर मास के क्रांतिकारी) के क्रान्तिकारी आंदोलन से समन्वित 
है। इसके प्रभाव के बीच रूसी साहित्य के महानतम कवि पुश्किन की 
प्रतिभा का विकास हुआ। उन्नीसवीं शती के उत्तराद्ध में क्रान्तिकारी 
आंदोलत और भी व्यापक हुआ और स्वतन्त्रता आंदोलन का द्वितीय 
यूग शुरू हुआ। नेक्रासोव, चेनिव्शेस्की, साल्तिकोवर्चेद्रिन आदि की 
रचना में इस यूग की अभिव्यक्ति हुईं। अंत में, उन्नीसवीं शती के' 
सन्‌ नब्बे के वर्षों में स्वतन्त्रता आंदोलन का तीसरा और अंतिम युग 
शुरू होता है--स्वतन्त्रता आंदोलन का प्रोलितारियत्‌ यूुग-+-जिसकी 
परिणति और समाप्ति अक्तूबर १९१७ की महान्‌ समाजवादी क्रान्ति में” 
हुईं | क्रांति के इस चरण के साथ मैक्सिम गोर्की की प्रतिभा संबंधित है ॥ 





अक्तूबर की समाजवादी क्रांति के साथ इस देश के साहित्य का नया युग, 


सोवियत-युग, शुरू होता है जिसके संस्थापक गोर्की हैं।. 
रूसी साहित्य के इतिहास का ऐसा युगविभाजन और स्वतन्त्रता 
आन्दोलन के साथ उसकी संबद्धता अकारण नहीं वरन्‌ अत्यन्त स्वाभाविक 



























| 
| 
| 
| 


॥ 
| 
| 
। 





॥ 
| 
॥ 





-> ... रूसी साहित्य का इतिहास | 
है। रूसी साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है जनजीवन के साथ उसका 
घनिष्ठ संबंध । रुसी साहित्य रूसी जनता के स्वातलूय आंदोलन के 
साथ सदा और घनिष्ठ रूप में संबद्ध रहा है। इसलिए रूसी साहित्य 
के इतिहास को रूसी जनता के स्वातन्त्रय आंदोलन तथा संघर्ष के इतिहास 
से अलग नहीं किया जा सकता । फलूतः रूस के स्वतंत्रता आंदोलन : 
के विकास की विभिन्न मंजिलों के अनुरूप रूसी साहित्य का यग-विभाजन 
स्वाभाविक ही है। 

. प्रस्तुत पुस्तक में इसी युग-विभाजन के अनुरूप रूसी साहित्य के 
इतिहास की रूपरेखा प्रस्तुत की जा रही है। 2 फल 





२. उन्नीसवीं शर्ती से पूर्व का रूसी साहित्य 
.... “ईगर की सेना का गीत' 


.. ईगर की सेना का गीत' प्राचीन रूसी साहित्य का महत्वपूर्ण 
अंथ है जो साढ़े सात सौ वर्ष से अधिक पुराना है। इसमें बारहवीं शती 
के अन्त के रूसी जन-जीवन की कतिपय ऐतिहासिक घटनाओं का 
. काव्यात्मक वर्णन प्रस्तुत किया गया है। 

. आचोीन रूसी राष्ट्र का संघटन क्‍ 
... प्राचीन रूसी राष्ट्र का नवीं शताब्दी में संघटन हुआ और बाद 
. की (ग्यारहवीं, बारहवीं) शताब्दियों में उसकी राजनीतिक शक्ति और 
. संस्कृति का अभ्युदय और विकास हुआ । कई जल तथा स्थरू मार्गों के 


. संगम पर स्थित होने के अनुकूल भौगोलिक परिस्थिति के कारण 


० 


.. जचीन रूस का पड़ोसी राष्ट्रों के साथ अंतर्राष्ट्रीय. संबंध बढ़ा और 
. उसकी आथ्िक स्थिति मज़बूत हुई। इंस प्राचीन रूसी राष्ट्र की सबसे 


.. अधिक उन्नति ब्लदीमिर स्वितोस्लाविच और उसके पुत्र बुद्धिमान! 


यारोसस्‍्छाव के समय में हुईं, जब कि इसकी सीमाएँ बाल्टिक तथा 
. डवेत समुद्र से काले समुद्र तक और कार्पेथियन पर्वंतमाला से लेकर 
. वोल्गा के (ऊपरी) तटों तक फैली हुई थीं और कीव का नगर इसके 


.._ राजनीतिक तथा सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विद्यमान था | यह उस 


.. समय के यूरोप का सबसे अधिक शक्तिशाली राष्ट्र था । 


... ब्लदीमिर स्वितोस्लाविच के समय में ईसाइयत राष्ट्रीय धर्म बन 

. गया। ईसाइयत को स्वीकार कर लेने से रूस का संबंध बाइजेंटाइन 
.. तथा अन्य ईसाई राष्ट्रों से और भी घनिष्ठ हुआ तथा उसकी संस्कृति 
. और भी अधिक विकसित हुई। 

इस प्राचीन रूसी राष्ट्र के संघटन के युग में छोक-साहित्य की पर्याप्त 
रचना हुईं। छोक-प्रबन्ध काव्य 'बिलीना' कथाओं तथा जन-कहानियों 



































ही ... रूसी साहित्य का इतिहास 


में उस युग की ऐतिहासिक घटनाओं की छाप है और उनमें तत्कालीन हे । 
रूसी जनजीवन का प्रतिबिम्ब है। मौखिक छोक साहित्य बराबर विकसित... 
होता रहा और वह लिखित साहित्य की आधारशिला बना। ग्यारहवीं- 


बारहवीं शती में ऐतिहा, ऐतिहासिक कथाओं तथा अन्य क्ृतियों की 2] 


रचना हुई। 


रूसी राष्ट्र की विश्वह्नलता 


प्राचीन रूसी राष्ट्र के विकास-व्यापार के बीच (ग्यारहवीं शी” 


का ' के उत्तरार्द्ध से ) कीव के अतिरिक्त नये नये नगर प्रकट होने हछगरे 
.. जो कि धीरे धीरे एक दूसरे से अछूग, असंबद्ध और स्वतन्त्र जीवन' 


बिताने छगे । फलत: देश टुकड़ों में विभकक्‍त हो गया और उनके 
शासक राजकुमार कीव की अधीनता न स्वीकार कर आपस में लड़ने 


झगड़ते लगे । राजवंशों के इस पारस्परिक कलह से रूस के परंपरागत 
शत्रुओं--स्तेप की घुमन्तू फ्लोवित्सी जातियों ने छाभ उठाया और उन्होंने... 
_ खानों की अधीनता में संघटित होकर रूस की दक्षिणी सीमा पर आक्र- 


मंण कर दिगय्रा | इससे रूसी राष्ट्र का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया ॥ 

इस समय के विचारशील लोगों ने देश के इस संकट को पहचाना - 
और राजवंशीय कलहों की समाप्ति तथा राष्ट्रीय एकता की स्थापना 
में ही सुरक्षा और कल्याण समझा । यह बात बिलकुल ठीक थी । जब 


ये राजकुमार एक होकर स़ानाबदोश फ्लोवित्सियों के विरुद्ध सम्मिलित 


अभियान करते थे तो सफल और विजयी होते थे और जब इन 


.._ राजकुमारों के अभियान असंम्मिल्ति और अरूग अलग होते थे तो. 
... प्रायः असफलता तथा पराजय ही इनके हाथ लगती थी । ईगर 
.. की सेना का गीत एक ऐसे ही असफल अभियान की कथा कहता है। 
. ... इसके अज्ञात लेखक ने इसमें उत्तरी नोबोगोरद के राजकुमार ईगर 
.... के फ्लोवित्सियों के विरुद्ध अभियात और उसकी असफलता तथा पराजय 
की वर्णन किया है। 






हा|सिक आधार आल मा 
हे का आधार वास्तविक ऐतिहासिक घटनाएँ हैं | कीव के 








उन्नीसवीं शती से पूर्व का रूसी साहित्य... ५. 


शासक स्वितोस्लाव के नेतृत्व में, सन्‌ ११८४ में आयोजित फ्लोवित्तियों 
के विरुद्ध सम्मिलित अभियान में ईगर भाग न ले सका । फलतः दूसरे 
वर्ष (११८५) अपने संब्ंधियों को एकत्रित कर और दूसरे राजाओं से 
बिना सलाह मशविरा किए ही वह अपनी छोटी सेना के साथ फ्लोवित्सियों 
. ने विरुद्ध यद्ध करने के लिए चल पड़ा । ऐतिह्य बताते हैं कि पहले 
. युद्ध में तो उसकी विजय हुई किन्तु उसके बाद उसकी सेना नष्ट हो गयी _ 
. और वह बंदी बना लिया गया। इसके बाद फ्लोवित्सियों ने आक्रमण 

कर दिया और वे रूस के अंदर घस गये । इस प्रकार ईगर की 

सेना. का गीत के मल में यथार्थ ऐतिहासिक घटनाएं हैं । 


.. फिर भी इसका लेखक अपने को इन ऐतिहासिक युद्धों तक ही 
सीमित नहीं रखता। इन ऐतिहासिक घटनाओं के माध्यम से वह जनता 
के दीन-हीन जीवन का बड़ा व्यापक चित्र प्रस्तुत करता है और यह 

.. संकेत करता है कि इस स्थिति का कारण देश का राजनीतिक पार्थक्य, 

.._राजवंशीय पारस्परिक कलह और घुमन्तू जातियों का आक्रमण है। 
. अरिहवीं शती के रूस की कठिन परिस्थिति लेखक को मात॒भूमि के इस 

अनतिदूर अतीत के संमानपूर्ण यूग का स्मरण दिलाती है जब कि 

रूस का राष्ट्र अत्यन्त शक्तिशाली था। काव्य में व्लदीमिर स्वितोस्लाव 
से लेकर ईगर के समय तक की डेढ़ शताब्दी के रूपी जन जीवन का सच्चा 
चित्र प्रस्तुत किया गया है। ड़ 


मुख्य भाव एकता एवं देशभक्ति क्‍ 
... इस काव्य में पात्रों और घटनाओं का जो चित्रण हुआ है उसका 
.. मूल प्रेरक भाव देशभक्ति है। कीव के शासक स्वितोस्लाव को रूस के 
.. बहुत बड़े देशभक्त के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो रूसी भूमि की रक्षा 

.. के लिए अन्य राजाओं का आह्वान करता है और पारस्परिक कलह 
.. को छोड़कर एक हो जाने का संदेश देता है.। इसमें अन्य राजाओं का 
. “जो चित्रण हुआ है उसमें वे रूसी भूमि के प्रतिनिधि रूप में प्रस्तुत किये. 

. गये हैं और लेखक उनकी प्रशंसा तथा निन्‍दा इसी मूल भाव को दृष्टि 

. में रखकर करता है कि वे देश की रक्षा और एकता में कितना योगदान 





पि रूसी साहित्य का इतिहास 


. करते हैं । कवि राजकुमार ईगर के साहस आदि अन्य गुणों की प्रशंसा _ 
करते हुए भी उसकी आलोचना इसलिए करता है कि फ्लोवित्सियों 
के विरुद्ध वह सब राजाओं के साथ नहीं लड़ा वरन सबसे अलग अकेला 
लड़ने गया । हे 
कवि ने मातृभूमि की रक्षा और एकता के आज्वान को उस यूग के 
रूसी सामन्‍्ती समाज की नयी एवं प्रगतिशील प्रवृत्ति के रूप में वर्णित. 
. किया है। बारहवीं शताब्दी के टुकड़ों-टुकड़ों में पृथक हो नेवाले इस सा मर 
. रूसी राष्ट्र के बीच एकता का पाठ पढ़ानेवाले स्वितोस्लाव का चित्र स्वतः 
. लेखक की निर्मल और प्रगतिशील दृष्टि का परिचायक बन जाता है। 
द ईगर की पत्नी यारोस्‍्लाव्ना के चित्रण में भी देशभक्ति का यही 
.. मूल भाव है । उसके विलाप में केवल व्यक्तिगत दुःख की ही व्यंजना नहीं: 
. हुईं है वरन्‌ उन रूसी सैनिकों के नाश पर भी दुःख प्रकट किया गया है 
जो युद्ध में खेत रहे । यारोस्लाव्ता का यह विकाप इस कृति का अत्यन्त 
काव्यपूर्ण स्थल माना जाता है । ह 
इसमें नायक कवि बयान का भी अंकन हुआ है । बयान भ्यारहवीं 
दती में जीवित था और राजाओं के लिए गीतों की रचना किया 
करता था। उसकी इस काव्य में बड़ी प्रशंसा की गयी है। कवि उसके 
प्रति संमान प्रदर्शित करते हुए भी कहता है कि वह बयान के भावों खर 
गीतों की रचना नहीं करेगा वरन्‌ इस समय की वास्तविक घटनाओं के कै ः 


..._ अनुसार रचना करेगा। 
... प्रबन्ध-रचना 


अपनी इस रचना को कवि सस्‍्लोव' (दब्द) कहता है और इसमें ] 


या ५ _ वह पाठकों की ओर कभी कथात्मक वर्णन द्वारा और कभी गीतों द्वारा 
..  उन्मुख होता है। वास्तव में इसमें प्रबन्धात्मकता और गीतात्मकता 











..._ एक साथ मिल गयी हैं तथा ऐतिहासिक घटनाओं के बीच वर्णन के 
: साध्यम से रूसी जनता के प्रतिनिधि के रूप में राजाओं की वीरतापूर्ण . 





। .. विविष्टताओं का अंकन हुआ है । इस प्रकार की प्रगीतात्मक-प्रबंधात्मक 




















उन्नीसवीं शती से पूर्व का रूसी साहित्य... हि 


इसकी प्रबंध-रचना के तीन प्रधान अंग हैं । प्रथम भाग ईगर 
का विफल अभियान, उसका बंदी होना तथा रूसी सैनिकों की परा- 
जय है । द 
.. द्वितीय भाग में कीव के शासक स्वितोस्छाव का रूसी भूमि की रक्षा 
के लिए एकता का आह्वान है । 
.. तीसरे भाग में ईगर का क़ैद से निकल भागना और स्वदेश 
लौटना है जो गा द कक 

गक-सजना से सम्बन्ध 

कवि ने इसकी रचना में लोक-काव्य की कलात्मक युक्तियों का 
बहुत उपयोग किया है । मौखिक जन-काव्य में अत्यधिक प्रचलित 
नकारात्मक तुलनाओं का उपयोग हुआ है और युद्ध के चित्र उसी प्रकार 
अंकित किये गये हैं जैसे कि जन-काव्य बिलीना' में होते हैं। प्रकृति- 
चित्रण में जन-काव्य से इसका संबंध और भी स्पष्ट हो जाता है। लोक- 
काव्य के समान इसमें भी प्रकृति का अन्य पात्रों जैसा जीवन है और 
वह उनसे सहानुभूति प्रकट करती है, उनके साथ दुःखित होती है, हित 
होती है और उनको संकट की सूचना देती है। जब ईगर का अभियान 
शरू होता है तो उसे रोकने के लिए सूर्य छिप कर अंधकार द्वारा उसका 
मार्ग रोकता है , रात बिजली द्वारा चिल्लाती है और जब ईगर क़ैद से 
भागता है तो सूर्य आकाश में खूब चमकता है, कठफोड़वा पक्षी नदी की 
ओर का रास्ता दिखाता है, डान नदी अपनी लहरों पर झुलाती है और 
बलब॒लें आनंद के गीत गाती हैं । 

फिर भी ईगर की सेना का गीत' जनता द्वारा रचित छोक-काव्य 
नहीं है। यह एक व्यक्ति की कृति है और उस युग की शैलीगत साहित्यिक 
थकतियों से समन्वित है । सा द 
ईगर की सेना का गीत” का प्राचीन रूसी साहित्य के विकास पर 


व्यापक प्रभाव पड़ा और नवीन रूसी साहित्य, चित्र तथा आपेरा आदि 
में इसका अंकन किया गया। रदीदच्येव, पुश्किन, नाटककार अस्त्रोवस्की 


आदि इससे बहुत प्रभावित हुए। संगीतकार बरोदिन ने 'राजा ईगर' आपेरा 























का इतिहास. क्‍ ह 


की रचना की और कलाकार वास्नेत्सोव ने प्रसिद्ध चित्र ( ईगरी-हत्या) ._ 
बनाया । कक कि ओ मा, 

स्पष्ट भाषा, रूसी जनता के जीवन का यथार्थ ऐतिहासिक अंकन, 
देशभक्ति की भावना--इन सब ने इस कृति को अमर, और लोकप्रिय 
बना दिया। बारहवीं शती के इस अज्ञात कवि की रूसी भूमि केप्रति 
गहरे प्रेम से परिपूर्ण यह रचना सोवियत जनता के हृदय के अत्यन्त निकट हि 
है। सन्‌ १६३८ में प्राचीन रूसी साहित्य की इस अमर कृति की ७५०वीं । 
जयंती मनायी गयी। ् ००. क्‍ 























...._ ३. रूसी साहित्य (१३वीं से १७वीं शी) 
का तेरहवीं से सत्रहवीं शाती तक का रूसी साहित्य 



























पूरी अभिव्यक्ति मिलती है। 

.. तेरहवीं शताब्दी के सन्‌ तीस और चालीस के वर्षों में रूस पर तातारीं 
का आक्रमण हुआ । इसी समय उत्तर और परिचम से स्वीडिश 
'और जमंनों का धावा हुआ। रूसियों का इन विदेशी आक्रमणकारियों से 

.. जो युद्ध और संघर्ष हुआ उसका साहित्य में पूरा पूरा प्रतिबिम्बन हुआ है। 
. तेरहवीं तथा चौदहवीं शताब्दी की सैनिक कथाओं में रूसियों के तातारों 
... स्वीड तथा जर्मनों से बीरतापूर्ण युद्धों के आख्यान मिलते हैं । अलेक्सान्द्र 
 न्येव्स्की की कथा में न्‍्येव्सकी के स्वीड तथा जमेनों से युद्ध और उसकी विजय 
. का वर्णन है.। काल्वस्कोए हत्या की कथा में तातारों के साथ प्रथम संघ 
. का अभिव्यंजन हुआ है । बाती (खां) की सेना कारियाज़न में आगमन 





“घटनाओं को अंकित करनेवाली ये सैनिक कथाएं इन घटनाओं के घटित 


: अंत) रूसियों की तातारों पर प्रथम विजय का अंकन है जो उन्हें १३८० 
'.- में कुलीकोव्स्की के युद्ध में मिली । हे की 
रा .. अलेक्सान्द्र न्येग्स्की तथा कुल्ीकोव्स्की के युद्ध की रूसी 
रूसी जनता की एकता तथा राष्ट्रीयता की भावना को और भी. बढ़ावा 





प्राचीन रूसी साहित्य की महत्त्वपूर्ण कृतियाँ रूसी जनता के जीवद 
.. झे अत्यन्त घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। इनमें उस समय के रूसी जीवन 
की महत्त्वपर्ण ऐतिहासिक, राजनीतिक तथा सामाजिक घटनाओं की पूरी 


की कथा भी इसी प्रकार की सैनिक कथा है। महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक 


होने के थोड़े ही समय बाद लिखी गयीं | तातारी आक्रमण से संबंधित 
._ तेरहवीं-चौदहवीं शती की साहित्यिक रचनाओं में रूसी भूमि के नाश 
.. "की कथा है। इसमें रूसी भूमि के सौन्दर्य और समृद्धि का अत्यन्त 
-..  'भावुकतापूर्ण वर्णन किया गया है।  ज़दोंश्चिना' में (१४वीं शती का 


विजय ने. 








१० द ख्सी साहित्य का इतिहास 


दिया । मास्को के राजकुमार इवान तृतीय और उसके पुत्र बसीली तृतीय 
ने पंद्रहवीं शती के अंत और सोलह॒वीं के आरम्भ में रूसी प्रान्तों' को ए 
में मिलाकर एक रूसी राष्ट्र का संघटन किया । मास्को के चारों ओर 
रूसी भूमि के एकीकरण से देश का आ्थिक तथा सांस्कृतिक स्तर और भी... 
ऊंचा हुआ । कीव का महत्व अब कम हो गया और मास्को देश का 
राजनीतिक तथा सांस्कृतिक केंद्र बन गया । अपनी साज-सज्जा और 
सांस्कृतिक उत्कर्ष के कारण मास्को तीसरा रोम” कहा जाने रूगा |. 
रूसी राजक्मारों के एक केंद्रित राष्ट्र में एकीकरण से देश का सांस्कृतिक 
उत्थान और भी बढ़ा । ईवान भयंकर के समय में पुस्तकों का मुद्रण 
आरम्भ हुआ। पंद्रहवीं-सोलह॒वीं शती में केंद्रित रूसी राष्ट्र के निर्माण के 
साथ साथ जातीय रूसी भाषा का गठन और विकास शुरू हुआ, राष्ट्रीय 
भाषा का लिखित रूप सामने आया और विविधात्मक साहित्य की रचनाः 
होने छगी । कटी 
पंद्रहवीं और विशेषतया सोलह॒वीं शताब्दी में सैनिक कथाओं को. 
जगह प्रत्रकारिता का साहित्य प्रमुख हुआ, जिसमें सरकारी मसविदे, 
संधिपत्र तथा आदेश आदि थे जिनमें तत्कालीन सामाजिक प्रश्नों पर: 
विचार प्रकट किये गये हैं। इस प्रकार के साहित्य में ईवान-भयंकर की 
कुव्स्की राजकुमार के साथ बातचीत” महत्त्वपूर्ण कृति है। द 
.. इस समय केन्द्रित शक्तिशाली शासन की स्थापना के लिए ईवान 
भयंकर ने बयारों' के विरुद्ध संघर्ष शुरू किया। पीतर और फेब्रोनिया 
. की कथा में बयारों के विरुद्ध प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं। इस कथा में मूरमः 
. का राजकुमार पीतर एक साधारण स्थिति की लड़की से प्रेम करता है... 
और उससे शादी कर छेता है। बयार समाज के अत्याचार के कारण... 


कस  फेब्नोनिया मूरम छोड़कर चली जाती है। पीतर भी उसके साथ शहर 





.. छोड़कर चल देता है। एक ही दिन और एक ही समय में दोनों की मृत्यु 
.. के भावुकतापूर्ण वर्णन के साथ कथा समाप्त होती है। दोनों को एक ही 
कब्र में दफ़ता दिया जाता है।.... हा 
सोलह॒वीं शती में विगत शताब्दियों की साहित्यिक कृतियों का एक 








रूसी साहित्य (१३वीं से १७वों शती).... ११ 
बहुत बड़ा संकलन तैयार किया गया, जिसमें सभी प्राचीन, स्थानीय तथा _ 
अखिल रूसीय लितोपिस! (वर्षानृक्रमिक वर्णन) एक में संगृहीत हुए 
इस समय गह-विधान' निकला जिसमें घरेलू तथा पारिवारिक जीवन 
। के नियमों का उल्लेख था। इनसे तत्कालीन पारिवारिक व्यवस्था तथा 
उससे संबंधित प्राचीन छोक-दृष्टि पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। द 
... इस समय ऐतिहासिक लोक-गीतों की भी रचना हुईं। विशेष रूप" 
. से ईवान भयंकर के युग की घटनाओं की; क़जान पर अधिकार, साइबीरिया 

की विजय--की छाप इन ऐतिहासिक गीतों में प्रमुख रूप से मिलती है। 

सत्रहवीं शती में रूस में अत्यधिक सामाजिक महत्त्व की ऐति- 

हासिक घटनाएँ घटीं। इस शताब्दी के आरम्भ में किसानों की हलचल 

शुरू हुई जो आगे चलकर (इवान बलोक्निकोव स्तेपान राज़िन के 

. नेतृत्व में) किसान युद्ध में परिणित हुई। इसी समय पोलेण्ड और स्वीडन 

की सेना ने देश पर आक्रमण किया। इन सब घटनाओं की अभिव्यक्ति 

.. ऐतिहासिक गीतों और कथाओं में मिलती है। सुन्दर रूसी भूमि की नयी 

. कथा मास्क्‍वीय राष्ट्र के नाश पर विलाप' आदि ऐसी ही रच- 
.. नाएँ हैं। 

. सत्रहवीं शती के उत्तराद्ध से साहित्य में जनात्मक प्रवत्तियाँ छक्षित 
होने लूगती हैं। साहित्य धीरे-धीरे चर्च के प्रभाव से मुक्त होकर ऐहिक 
.. रूप धारण करने लगता है। साहित्य में नये नायकों; किसान, शहरी 
... आदमी, सौदागर आदि के प्रतिनिधियों--का प्रादुर्भाव होने लूगता है। 
रूसी साहित्य अब पारछौकिक न रहकर ऐहिक बनने लगा । 

... एऐंहिक जोवन से संबंधित ये कथाएँ इस शताब्दी के उत्तराद्ध की मुख्य 
.. विशिष्टता हैं। परिवार में व्यक्ति के स्वजीवन-यापन के आत्म-निर्णय के 
- अधिकार की समस्या तथा प्राचीन एवं नवीन पीढ़ी के संघर्ष का चित्रण 
. ज्लोचास्तिया के शोक और दुःख की कथा है। इसमें संपन्न परिवार के 
. नवयुवक की निदा है, क्‍योंकि वह पुरानी नैतिकता को छोड़कर नये ढंग 
. से जीवन बिताना चाहता है और इसलिए दु:ख भोगता है। 
..._'फ्रोलस्कबयेव की कथा” में एक धूते की कथा है जो स्वयं गरीब है 





“हलक अकाल 2 चर पतकचदपटपटपपदकाना। स्का था 5. पद तर पक 5“ पपतरपत८: 70 -्ह ० च: >. >य2क पट 2 532 कु 

























५१२ रूसी साहित्य का इतिहास 


और अमीर बयार की लड़की से शादी करने का षडयंत्र रचता है तथा 
उसमें सफल होता है। है 
इन दोनों कहानियों का चित्रण यथार्थवादी है और इसमें रूसी संमाज 
"के मध्य स्तर के रहन-सहन तथा नैतिकता आदि का अंकन हुआ है। हु 
व्यंग्यात्मक कहानियों का वस्तु-विषय और भी अधिक जनात्मक है। 
इसका सबसे सनन्‍्दर निर्द्शन यशॉविच की कथा' और शेम्याकिन 
. 'की कचहरी की कथा हैं। पहली कहानी में अन्योक्ति के रूप में अमीरों 
'की धाँधली का चित्रण किया गया है जिसके विरुद्ध ग़रीब के लिए न्याय की . 
. आशा करना वृथा है। इसमें मनुष्य मछली के रूप में है। इसका वस्तु- 
विषय मछलियों का, मछली-संसार के स्वामी और बेईमान न्याया- - 
'धीशों के विरुद्ध संघर्ष और उन पर व्यंग्य है। 
दरेम्याकिन की कचहरी” में उस यग के न्यायाल्‍रूयों की बेईमानी 
और रिश्वतखोरी की कथा! कही गयी है। न्‍्यायारूय में एक गरीब रूमालू 
में लिपटा हुआ एक पत्थर न्यायाधीश को दिखाता है। न्यायाधीश इसे 
अच्छी रक़म समझकर उसके पक्ष में फ़ैसला करता है। ह 
सत्रहवीं शती में रूसी साहित्य में नाट्य कृतियों का प्रादुर्भाव होता 
है। इस हाती के उत्तराद्ध में रूस में पहला थियेटर स्थापित हुआ। 





































४. श्रठारहवीं शती 

सत्रहवीं शताब्दी के उत्तराद्ध से रूसी साहित्य धीरे-धीरे चर्च तथा: 
ईसाइयत के प्रभाव से मुक्त होने लगा। शिक्षा-प्रसार, पश्चिम के साथ 
संबंध, जातीय संस्क्ृति के उत्थान आदि, सबने विश्व तथा व्यक्ति के 
संबंध में इस साहित्य को नवीन दृष्टि प्रदान की और चर्च तथा धर्म की 
प्राचीन एवं संकीर्ण मनोदृष्टि से छुटकारा दिलाया। साहित्य अब सूक्ष्म 
धामिक समस्याओं में न उलझकर समाज, राष्ट्र तथा व्यक्ति से संबंधित 
वास्तविक प्रइनों का अंकन करने लगा । रूसी साहित्य अब ऐहिक साहित्य 
बन गया । अठारहवीं शती के सन्‌ तीस के वर्षों में साहित्य में क्लासि- 
सिज्ष्म या शास्त्रवाद की नयी कलात्मक प्रवृत्ति का प्रादुर्भाव हुआ। 
इसके साथ ही इस यूग के महरवपूर्ण लेखकों--लमनोसोव, फानवीजिन, 


के देजाविन, रदीइचेव, आदि की सर्जना में यथार्थवादी प्रवृत्ति भी अंकुरित 
होती दिखाई पड़ रही है। क्‍ 


सामान्यतया अठारहवीं शती का रूसी साहित्य तीन भागों में बाँटा 
जाता है, या उसके विकास की तीन मंजिलें लक्षित की जाती हैं। इस' 

: शताब्दी का प्रथम तृतीयांश--पीतर प्रथम के सुधारों का समय-+-रूसी 

_ साहित्य के प्राचीन से नवीन साहित्य की ओर संचरण का समय है। मध्य 

का तृतीयांश--सन्‌ साठ के वर्ष--क्लासिसिज्म (शास्त्रवाद) की 

नयी साहित्यिक प्रवृत्ति के जन्म और विकास का युग है, और इस शती 

._ का अंतिम तृतीयांश क्लासिसिजष्म के संकट तथा साहित्य के' क्लासिसिजष्म 
से भावकतावाद तथा यथार्थता की ओर विकसित होने का समय है। 


प्रथम तृतीयांश का साहित्य 

. अठारहवीं शती का प्रथम ततीयांश पीतर प्रथम के कार्यकरललाप के' 
निर्माण का युग है। इन वर्षों में साहित्य तथा संस्कृति दोनों में नये मोड़ 
छक्षित हुए और साहित्य ने अभिव्यक्ति के लिए नये वस्तु-विषयों को' 











3४ ... रूसी साहित्य का इतिहास 


चुना। साहित्य ने पीतर के सुबारों का समर्थन किया । 

इस यग का महत्वपूर्ण छेखक फिओफान प्रकोफविच' है, जो कवि, 
लेखक, नाटककार और पीतर के सुधारों का उत्साही समर्थक है। अपनी 
ठेजेडी-कमेडी ब्लदीमिर' में वह पीतर की प्रशंसा करता है, विरोधियों 
की हँसी उड़ाता है और विज्ञान तथा शिक्षा का प्रचारक बनता है। 

इस शती के आरम्भ में प्रेम के प्रगीतों का अच्छा विकास हुआ। 
'इसके रंगमंच पर अब न केवल धामिक कथावस्तु वाले नाटकों का अभिनय 
होता था वरन्‌ ऐसे ऐहिक नाटक प्रस्तुत किये जाने लगे जिनमें राजनीतिक 
जीवन की घटनाओं का अंकन होता था और सामाजिक रीति-नीति तथा 


.. रहन-सहन की भी झलक रहती थी। 


कक्‍लासिसिज्म को स्थापना 
.. इसी समय क्लासिसिज़्म का विकास हुआ जो कि य्रोप की 
क्लासिसिज़्म की सामान्य विशिष्टताओं से युक्त होने के साथ-साथ रूसी. 
विशिष्ट परिस्थिति के फलस्वरूप कतिपय नयी विशेषताओं से समन्वित 
 हुआ। अपनी उदात्त तथा भव्य शैली, जटिल नियम और प्रबन्ध की. 
स्थिर-निश्चित और अपरिवत्तेनीय रूपयोजना में शास्त्रवाद का साहित्य _ 


.. राजनीति के निरंकुश आधिपत्य के आदश के अनुछूप पड़ता है और पूरा 








.. मेल खाता है। यूनान तथा रोम की प्राचीन कला के प्रति अत्यधिक प्रेम 
.. तथा अनुराग ने इस प्रवृत्ति को जन्म दिया, जिसने कृति में सुडोलता, 

. स्पष्टता, सामंजस्य तथा नियमनिष्ठता की माँग की। इसके लोक- 
प्रिय होने का मुख्य कारण यह था कि चर्च तथा ईसाइयत की मनोदृष्टि 
.. की अपेक्षा इसका दृष्टिकोण कहीं अधिक प्रकाशपूर्ण, आह्वादपूर्ण और 
. पत्साहएर्ण था। 
. क्लासिसिज़्म का सबसे बड़ा रूसी लेखक कन्तेमीर है जिसे बेलिस्की 
मे रूस का सर्वप्रथम ऐहिक कवि कहा और जो व्यंग्यों का बहुत बड़ा लेखक 

..  है। लमनोसोव के काव्य में शास्त्रवाद को सर्वोत्तम अभिव्यक्ति मिल्ली जो. 
..._ कि देश-भक्ति की भावना से ओत-ओत है। इसी प्रकार सुमारोकोव इस 
..._ अवृत्ति का बहुत बड़ा प्रतिर्निष् न तनिधि माना जाता है। उसके करुण नाठक 





अठारहवीं शती १५ 
बहुत विख्यात हुए। सुमारोकोव का नाम रूसी रंग-मंच के' साथ जुड़ 
गया है। 

. क्लासिसिज़्म का चरम उत्कष इस शताब्दी के सबसे बड़े कवि 
देजाविन की सर्जना में देखने को मिलता है। उसे अपने ओडों' से बड़ी 
ख्याति मिली (महारानी एकातेरिना के संमान में, फेलित्सा, प्रपात, 
मेद्चेस्की की मृत्यु पर) । इसी प्रकार उसने व्यंग्यात्मक ओड' (बड़ा 
आदमी, .शासक और निर्णायक को) लिखें। 

... इस प्रकार देजाविन के पहले तक अठारहवीं शती के रूसी काव्य में 
प्रशंसात्मक ओड' प्रगीतमुक्तक, प्रेमगीत और व्यंग्यात्मक ओड' की 
रचना हो गयी थी। 

क्लासिसिज्म से भाव॒कतावाद और यथाथ की ओर संचरण 
... अठारहवीं शती के उत्तराद्ध में नयी साहित्यिक प्रवृत्ति का विकास 
लक्षित होने लगा। यह प्रवृत्ति भावुकतावाद की थी। इस प्रवृत्ति का 
सबसे बड़ा अभिव्यंजक करमज़ीन है (रूसी यात्री का पत्र, ग़रीब 
 लीज़ा) द 

क्लासिसिज्म के समान भावुकतावाद की प्रवृत्ति भी यूरोपीय प्रवत्ति 
थी और यह शास्त्रवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया रूप में शुरू हुई । इसमें 
सामान्य मनुष्यों की भावनाओं तथा अनुभूतियों की व्यंजना हुई। शास्त्र- 
वाद के तक और बौद्धिकता की जगह भावुकतावाद के द्वारा भावना तथा 
भावावेश का समावेश हुआ और साधारण व्यक्तिगत घरेलू जीवन का 
चित्रण शुरू हुआ। 


. करमजीन ने जिस भावुकतावाद का प्रतिनिधित्व किया है उसमें 
किसानों के जीवन की प्रशंसा की गयी' है, उसे आनन्दपूर्ण बताया गया है 








और किसान तथा जमींदार के बीच सामंजस्य पूर्ण संबंध की स्थापना चाही _ 
गयी है। उसके मतानुसार सभी लोग, यहाँ तक कि किसान और दास भी 
प्रेम, पारिवारिक सुख तथा नैतिकता आदि का आनंद उठा सकते हैं। 
 करमज़ीन के किसान प्रसन्न हैं और अपने मालिक का मालिक-पिता 
कहकर आदर करते हैं। करमज़ीन की कहानी ग़रीब छीज़ा' भावुकता- 





















१६ . रूसी साहित्य का इतिहास 


वादी कहानियों की प्रतिनिधि है जिसमें किसान की अच्छी लड़की लीजा 
को उच्च वंश का नवयुवक धोखा देता है। केखक इस लड़की के' 
प्रति पाठकों की सहानूभूति जगाता है और यह प्रकट करना चाहता है कि 
किसान भी प्रेम करना जानते हैं। ल्‍ 

सामाजिक यथार्थता पर मुलम्मा चढ़ानेवाले इन लेखकों के भाव- 
कतावाद के साथ-साथ देजाविन के व्यंग्य में, क्रीछोव के नाटक और 
लेखों में फानवीजिन की कृतियों में और रदीरच्येव की सर्जना में अठारहवीं 
शती के अन्त के रूसी साहित्य में यथार्थवाद की परंपरा का भी सूत्रपात 
एवम विकास हुआ। 

अठारहवीं शती के मध्य से रूसी साहित्य विदेशों में प्रसिद्ध होने 
लगा। कन्‍्तेमीर के व्यंग्य और सुमारोकोव के करुण नाटक फ्रांस एवं 
इंग्लैंड में प्रकाशित हुए और बाद में लमनोसोव की कविताएँ भी । उन्नीसवीं 
दती के आरम्भ में करमज़ीन की बहुत-सी कहानियों और उसके इतिहास « 
का अनुवाद हुआ। सन्‌ १८३२ में रूसी कविताओं का फ्रेंच संग्रह छपा 
जिसमें कन्तेमीर, देजाविन और परवर्ती कवियों की कृतियाँ थीं। इस | 
प्रकार रूसी साहित्य विश्व-साहित्य के प्रांगण में पहुँच गया। 





५. मिखाइल वसील्येविच लमनोसोव 
[ सन्‌ १७११-१७६५० | 


लमनोसोव की गिनती अठारहवीं शती के महान व्यक्तियों में है। 
कला तथा विज्ञान के विविध क्षेत्रों में प्रकट होनेवाली उसकी असाधारण 
प्रतिभा ने रूस के सांस्कृतिक इतिहास में नवीन पृष्ठ जोड़ दिया। 
.._ रूमनोसोव का जन्म ८ नवम्बर सन्‌ १७११ में समुद्र-तट के एक 
साधारण किसान परिवार में हुआ था। उसका बचपन बड़े कष्ट में बीता + 
आठ वर्ष की अवस्था में वह मातृविहीन हो गया। दस वर्ष की अवस्था 
में उसने परिवार के कठोर श्रमपूर्ण जीवन में हाथ बटाना शुरू कर दिया । 
:. फिर भी उसमें असाधारण प्रतिभा थी और पढ़ने की रूगन थी। 
इसी से पिता के विरुद्ध होने पर भी वह घर छोड़कर मास्को पढ़ने चला 
_गया। पिता ने उसकी मदद करने से इन्कार कर दिया। 
.. वह स्लावनिक ग्रीक-लेटिन अकेदमी में दाखिल हो गया जहाँ उसने 
विज्ञान, दर्शन और साहित्य पढ़ा। अत्यधिक प्रतिभासंपन्न होने के कारण. 
अकेदमी ने उसे पीतरबूर्ग विश्वविद्यालय में पढ़ने को भेजा और बाद में 
अणित, भौतिक तथा रसायन शास्त्र के विशेष अध्ययन के लिए विदेश 
 (मारब्‌गं) भेजा। १७४१ में स्वदेश वापस लौटने पर वह विज्ञान- 
अकेदमी के विद्वविद्यालय में पहले प्रोफेसर का सहायक बनाया गया और 
बाद में प्रोफेसर नियुक्त हुआ । 


.. विज्ञान के क्षेत्र ( भौतिक शास्त्र, रसायन, ज्योतिविज्ञान, 
 भूगर्भशास्त्र, धातुविज्ञान आदि) में विशेष संलग्न रहने पर भी उसने _ 
_ भाषा तथा भाषा-विज्ञान के क्षेत्र में मौलिक तथा महत्त्वपूर्ण कार्य किया । 
इसके साथ ही उसकी कारयित्री तथा भावयित्री प्रतिभा सदा जागरूक 
. रही। उसने कविताएँ लिखीं, ग्रीक साहित्य से अनुवाद किया और 
व्याकरण तथा छंदों के विषय में महत्त्वपूर्ण विचार प्रकट किये ।. 


२ हा 3 ५ द । 








दान पउपमकभ-* मेदीटपट-ंपसन्केडकनडकन न कक ०-० पक मेथातखक लत न अली “कप "करे ०-सपप>तमंपथ9» बम जल पका लक समन न3 ०९८ म०+ कप कप क्‍या; सर्व कक 
डा है 





है। रूसी छंद्यों के बारे में उसने छिखा कि रूसी भाषा की प्रकृति ऐसी 


. अन्तःपरिवर्तन होना चाहिए । 


भाषा अधिकांश में रूसी होनी चाहिए कितु जहाँ थोड़ा-सा परन्तु अत्य 
यत्र आते हैं, जिसमें स्‍लाववाद का कदापि व्यवहार न होना चाहिए 


.._ क्के निकट आने लगी। चर्चस्लावानिक शब्दों का प्रयोग कम हुआ। 
साहित्यिक रूसी धीरे-धीरे सलाववाद से मुक्त होने रगी और जनभाषा 
के संपर्क से उसकी समृद्धि बढ़ी। 


आंदोलन करता रहा, वह उनकी जगह रूसी शब्द रखता था या न 
_ शब्द गढ़ता था 8 


दस 0/कारशापननकारटारतिवक न क टला न" 



















१८. रूसी साहित्य का इतिहास 


मास्को विश्वविद्यालय के संगठन का विचार उसने छोगों के सन्मृश्ष 
रखा। लमोनोसोव मास्को विश्वविद्यालय का संस्थापक है। द 
रूसी भाषा तथा साहित्य के क्षेत्र में उसका कार्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 


कि रूसी कविता के चरणों में न केवल अक्षरों की समान संख्या होनी 
चाहिए बरन स्व॒राघात युवत और स्वराषात हीन अक्षरों का ठीक-ठीक 


सन १७४४ में उसने काव्य-शास्त्र' की पुस्तक लिखी जिसमें ग्रीक 
तथा लैटिन के अनुवाद के साथ-साथ उसने स्वरचित उदाहरण भी रखे। 
यह दैली तथा भाषण कला संबंधित सहायक पुस्तक थी। 

आगे चलकर (सन्‌ १७५७ में ) उसने रूसी भाषा में चर्चंस्लावानिक 
का उपयोग लिखा जिसमें उसने तीन शैलियों का अपना सिद्धान्त प्रति- 
पादित किया। उसके मत से बीर काव्य तथा गंभीर ओड' उस शैली 
से संबंधित हैं और वहाँ चर्चस्लावानिक दब्दों का बहुलता से उपयोग 


हो सकता है। क्‍ 
दूसरी या मध्य शैली के अन्तगंत ट्रेजेडी, व्यंग्य, ऐलेजी आदि हैं जिनकी 


धिक सावधानी के साथ चर्चस्लावानिक का प्रयोग किया जा सकता है। 
तीसरी या निम्न दैली के अन्तर्गत कमेडी, एपिग्राम तथा गद्यात्मक 


_.. लमनोसोब की तीन होली” के प्रतिपादन का सबसे महत्त्वपूर्ण 
परिणाम यह हुआ कि साहित्यिक रूसी भाषा सजीव बोल-चाल की भाष 


लमनोसोव रूसी भाषा से विदेशी शब्दों को दूर करने का 





सिखाइल वसील्येविच छमनोसोव....... १९ 




















भाषा-विज्ञान के क्षेत्र में उसका व्याकरण" अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कृति है। 
इसमें उसने जो व्याकरण-संबन्धी पारिभाषिक शब्दावली दी है वह इतनी 
सफर है कि समकालीन व्याकरणों में भी उसका उपयोग होता 
'रहा है। 
रूसी भाषा से संबंधित उसकी कृतियों तथा कार्यकलापों ने एक 
अंकार से साहित्यिक रूसी भाषा को जनात्मकता की ओर उन्म्‌ख किया 
जिसे बाद में रदीदच्येव, फानवीजिन, क्रीलोव आदि ने इस दिशा में 
आगे बढ़ाया। कितु यह कार्य पूर्णतः पुश्किन द्वारा संपन्न हुआ। जनजीवन 
में संयृक्त कर पुश्किन ने इसे पूरा पूरा जनात्मक रूप दे दिया। 
लमनोसोव की कांव्यात्मक सजना का रूप विविधात्मक है। उसने 
गंभीर प्रशंसात्मक ओड' छिखे। वीर प्रबन्धात्मक काव्य की सर्जना 
की और ट्रेजेडी, एपिग्राम तथा व्यंग्यों की रचना की। इन सब में वह 
जनता, स्वदेश और शिक्षा के बारे में सोचता है। उसकी पुष्ट रचनाएँ 
देश-भक्ति से परिपूर्ण हैं। इसके साथ बड़ी-बड़ी घटनाएँ, विज्ञान तथा 
परिश्रम भी उसके काव्य के प्रिय विषय हैं । इस संबंध में उसका सबसे 
अ्सिद्ध ओड साम्राज्ञी एलिजाबेथ पेत्रोब्ना के राज्याभिषेक का दिन है 
जिसमें रूस में विज्ञान, रूस की प्राकृतिक समृद्धि के उद्घाटन 
तथा अध्ययन के लिए भविष्य के विद्वानों का आह्वान, जन्मभूमि की महत्ता 
तथा देश के उज्ज्वल भविष्य की भावना आदि के संकेत मिलते हैं। 
अत्यन्त सामान्य परिवार का यह बालक लमनोसोव अपनी प्रतिभा, 
अध्यवसाय तथा जन हितकारी कार्यकलाप के कारण अपने देश का यदस्वी 
पुत्र बन गंया। उसकी काव्यात्मक कृतियाँ रूसी साहित्य के इतिहास में 
प्रथम बार रूसी राष्ट्रवादी चेतना के रूप में प्रकट हुईं और उसकी 
'सर्जना में अभिव्यक्त देशभक्ति के भाव को अठारहवीं शती के रूसी 
साहित्य के रदीर्च्येव, देजा[विन जैसे श्रेष्ठ प्रतिनिधियों. ने ग्रहण किया. 
और उसे व्यापकता प्रदान की। 


. पुशिकन ने इसे अपना प्रथम विश्वविद्यालय कहा और बेलिस्की ने 
इसे रूसी साहित्य का पिता तथा रूसी साहित्य का पीतर महान्‌ कहा। 








६. देनिस इवानोविच फानवीज्षिन 
[ १७४५-१७९२ | 




















( फानवीजिन व्यंग्यकार, नाटककार और निबन्ध-लेखक है। 
उसकी गिनती अठारह॒वीं शती के महान्‌ लेखकों में है। ) 


बचपन ओर शिक्षा क्‍ 
फानवीज़िन का जन्म १४ अंप्रैछ सन्‌ १७४५ में हुआ। नाटक और 
रंगमंच के प्रति उसके हृदय में आकर्षण मास्कों विश्वविद्यालय के 
(जिमनेजियम' (पाठशाला) में पढ़ते हुए ही जाग गया था। सन्‌ १७६० 
में विश्वविद्यालय का डाइरेक्टर इस जिमनेज़ियम” के सबसे अच्छे 
विद्याथियों को पीतरबर्ग ले गया। फानवीजिन भी इन्हीं में था। वहाँ 
उसे लूमनोसोव से मिलाया गया। उसे वहाँ के राजप्रासादों को देखने का 
अवसर मिला तथा उसने राजकीय अभिनय देखा। अभिनय तथा 
कलाकारों की बातचीत ने रंगमंच तथा नाटकों के प्रति उसके बाल-हुदय 
में बड़ी उत्सुकता तथा रुचि उत्पन्न कर दी। 
पाठशाला के बाद मास्कों विश्वविद्यालय में दाखिल होने पर वह 
अभिनयों में भाग छेता रहा। वह विश्वविद्यालय के पत्र लाभकारी 
मनोरंजन! का संपादक हो गया। पढ़ने के साथ वह साहित्यिक अनुवादों 
में भी लगा । 
व्यंग्य की प्रवृत्ति उसमें बहुत जल्दी लक्षित हुई। अपनी व्यंग्यात्मक 
क्रृतियों में उसने बड़े साहस से अभिजात वर्ग तथा धामिक समाज 
रीतियों की हँसी उड़ायी है तथा आलोचना की है। उसकी व्यंग्यात्मक 
कविता अपने सेवकों, शुतीकोव, वान्का और पेत्रूइका को संदेश बहुत 
: प्रसिद्ध हुईं। फानवीज़िन अपने साथ बराबर घूृमनेवाले इन सेवकों 
.. पूछता है कि जीवन कैसा है ?' ये सेवक, जो कि अपने मालिक के साथ ज़ 
के प्रासादों तथा बड़े-बड़े लोगों के घरों को देख चुके हैं, जवाब देते हैं कि 









अल करन 3कलनाण पकहन+- सेन टतनापतथ साय?" २9 वनत- -< उकतान- 


व्ततिछनानल 3+ 









बल 


बनयबडसन सन 





देनिस इवानोविच फानवीज्ञिन....... २१ 


लोगों का जीवन निरर्थक तथा खोखला है। सब एक दूसरे को धोखा देते 
हैं और अपनी जेबें भरने की कोशिश में लगे हैं। चचे का पोप जनता को 
धोखा देता है। दरबार के नौकर सामन्‍्तों को, और बयार' राजा 
को धोखा देना चाहते हैं।' इस उत्तर के माध्यम से फानवीजिन अपने समय 
के समाज का बड़ा व्यंग्यपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। 
कमेडी ब्रिगेडियर क्‍ 
फानवीजिन की सर्जना का महत्त्वपूर्ण चरण. उसकी कमेडी 
ः “िग्रेडियर' है। यह पहली रूसी कमेडी है। इसमें लेखक ने पुरानी पीढ़ी 
। की अज्ञानता और नवीन पीढ़ी के बाहरी यूरोपीय भद्दे दिखाबे तथा 
, सीमहकीमी की खबर ली है। इसका मुख्य पात्र प्रत्येक फ्रांसीसी वस्तु 
. के सामने सिर झुकाता है और उनकी अंधी उपासना करता है। 
इस कमेडी का अभिनय हुआ और इसे बहुत बड़ी सफलता मिली। 
'इसके अभिनय के बाद उसकी पानिन से मित्रता हुई जी कि उस समय का 
'लिबरल राजनीतिक कार्यकर्त्ता था। पानिन लिबरल अभिजात-विरोधी 
.. दल का नेता था जो कि दास संबंधी अधिकारों तथा निरंकुशता को सीमित 
करना चाहता था। पानिन के संसर्ग से फानवी जिन में भी उदार राजनीतिक 
विचारों का विकास हुआ और वह दरबारी रीति-रिवाजों, अशिक्षा 
आदि की बराबर व्यंग्यात्मक आलोचना करता रहा। पानिन के साथ 
'फानवीज़िन ने राजनीतिक लेख (रूस में हर प्रकार के शासकीय संचालन 
6 का अन्त) लिखा और उसमें अत्याचार , पक्षपात तथा दास-प्रथा की 
 नृशंसता का दिग्दशेन कराया। 
विदेश यात्रा... क्‍ 
. फानवीज़िन ने फ्रांस, जर्मनी, इटली आदि यरोप के कई देशों 
की यात्रा की और अपनी इस विदेश-यात्रा के बीच उसने जो कुछ देखा 
उसका पत्रों में वर्णन किया । इन पत्रों में उसने उन देशों में जो कुछ अच्छा _ 
देखा उसका उल्लेख किया और रूसी जीवन की इन देशों के जीवन के साथ... 
सुलना की। साथ ही रूस के अभिजात वर्ग द्वारा प्रत्येक विदेशी वस्तु की 
प्रशंसा और उसके प्रति मानसिक गुलामी की आलोचना की। इस समय 





















अनाका 5 चलम्यकनन न आलम: का अ्पन-ाअुक" 


रे 
है 
) 
॥] 
। 
|] 





हाई और उसने उसका आगे छपना बन्द करा दिया। 


..कमेडी निद्रस्तः (मूख) 


आवारा हो रहे हैं.। 
 मित्रोफान 


तथा अशिष्ट बालकों का चित्रण किया गया है जिनको या तो शिक्षा ही' 
नहीं दी जाती, क्योंकि पुराने ख्याल के. छोग जमींदारों के बच्चों के 
. लिए शिक्षा अनावश्यक समझते हैं और यदि शिक्षा का प्रबंध भी कि 


विकसित नहीं होता । वे मूर्स, आलसी और अशिष्ट बने रहते हैं। मित्रोफ़ानं 
की सोलह वर्ष की उम्र है और उसने कुछ भी न सीखा, उसे केवल 
.. खाने और कबूतरबाज़ी का शौक़ है। उसमें बेहद अहंमनन्‍्यता है और 
यह स्पष्ट है कि आगे चलकर वह भी अत्याचारी ही बनेगा। मित्रोफ़ान 
. का नाम लाड़-प्यार में बिगड़े हुए मूर्ख अशिष्ट बालक का पर्याय बन गया। 


२२... रूसी साहित्य का इतिहास 


उसने कई व्यंग्यात्मक लेख (रूसी अभिजात वर्ग का अनुभव, अप्नि- 
जात वर्ग का सामान्य व्याकरण', प्रशन') लिखे जिनमें अभिजात वे 
तथा यकतेरीना के प्रिय पात्रों तथा दरबार की व्यंग्यात्मयक आलोचना ' 
की गयी थी। शा हि 

उसकी व्यंग्यात्मक क्ृतियों से साम्राज्ञी यकतेरीना द्वितीय बड़ी कद्ध ढ़ 






















फानवीज़िन की सबसे महत्त्वपूर्ण और विख्यात कृति उसकी कमेडी 
'नेदरस्ल' है। नेदरस्क का रूसी में अर्थ है जिसका विकास न हुआ हो 
अर्थात्‌ जो परम मूर्ख है। इसकी रचना में उसने बारह वर्ष छऊंगाये 


इस कामेडी में उसने उस युग की अत्यन्त महत्वपूर्ण समस्याओं को. 
उठाया है जिनमें से अत्यन्त विषम समस्याएँ हैं जमींदारों का अपने अधि+ 
कारों का दुरुपयोग, दास-किसानों पर अत्याचार, अभिजात वर्ग के नव 
युवकों में उपयुक्त शिक्षा का अभाव, जिसके फलस्वरूप उनका जीवन, 
अत्यन्त दूषित हो रहा है और उनके बच्चे मूर्ख, अशिष्ट, आलसी तथा 


इस कमेडी के पात्र “मित्रफ़ानुष्का' के रूप में जमींदारों के अशिक्षितत 





जाता है तो उनके शिक्षक उपयुक्त नहीं होते और उन बच्चों का ज्ञान 





_देनिस इवादोविच फानवीजिन २३ 


अस्ताकोवा 
प्रस्ताकोवा और स्क़ोतीनिन ठेठ जमींदारों के प्रतिनिधि हैं। 





: अ्रस्ताकोवा (शाब्दिक अर्थ है बज्ममूर्खा) इस नाटक की मुख्य पात्र 


है। वह स्वयं अशिक्षित है और अपने दास किसानों के प्रति अत्यन्त 
कठोर है। वह जमींदारों के बच्चों के लिए शिक्षा अनावश्यक समझती 
. है। फिर भी वह अपने लड़के मित्रोफ़ान' को बहुत चाहती है और 
. उसके लिए. शिक्षा का प्रबंध भी करती है । किन्तु अनुपयुक्त शिक्षक, 
.. वातावरण तथा लाड़-दुलार में वह कुछ भी न पढ़ सका और घृष्ट 
तथा निठलला मूर्ख ही बना रहा। अपने दास किसानों पर अत्यधिक 
अत्याचार करने के कारण वह अधिकार-वंचित कर दी जाती है। इस , 
अशिक्षा का कुपरिणाम उसे स्वयं भोगना पड़ता है। जब दुःख से अभिभूत 
. सांत्वना की आशा में वह अपने पुत्र की ओर मुड़तो है, जिसे कि वह बेहद 
चाहती है तो वह उसे अशिष्टता से घेक्का देकर उससे विमृख हो 
- जाता है। 
.. स्‍्कोतीनिन का 
....._ स्कोतीनिन (शाब्दिक अर्थ पशु या ढोर) भी इसी प्रकार का जमींदार 
. है जो अत्याचारी और धूर्त दोनों है। उसकी सबसे बड़ी विशेषता सूअरों 
. से अत्यधिक प्रेम है। वह सोफ़िया से शादी इसलिए नहीं करना चाहता 
है कि वह उसे अच्छी ऊूगती है, वरन्‌ इसलिए कि उसके गाँव में सूअरों 
.. का पालन अच्छी तरह होता है। इस पात्र के माध्यम से फानवीज़िन यह 
.. प्रकट करना चाहता है कि दास-अधिकार ने इन शिक्षाविहीन जमींदारों 
को बिलकुल पशु बना दिया है। 
| झत्पात्र क्‍ हे हर 
... इस नाठक में सत्पात्र भी हैं, यद्यपि उनका चित्रण उतत्ता व्यंजक 


(सन्त ), मिलोन (कृपाल ), ज्येस्तान .(ईमानदार)। फिर भी इनके 


| उस युृग की प्रगतिशील विचारधारा का संकेत दिया गया है और यह 





तथा चटकीला नहीं हुआ है। ये हैं स्तारोद्म (प्रौ़ विचार), प्रानििन 


। . साध्यम से युग की समस्याओं पर नाटककार के विचार व्यक्त हुए हैं और... 





२४ रूसी साहित्य का इतिहास 


बताया गया है कि वास्तव में ज़मींदारों का जीवन कैसा होना चाहिए 
उस युग के प्रगतिशील लोगों के बीच शिक्षा के संबंध में, जमींदारों के 
अत्याचार के संत्रंध में तथा ईमानदारी के साथ देशसेवा की आवश्यकता 

के संबंध में स्तारोद्म' के विचारों को बड़ा समर्थन प्राप्त हुआ। इस 
प्रकार अभिजात वर्ग के या उच्च समाज के प्रगतिशील वर्ग का चित्रण कर. 

. फानवीज़िन ने अशिक्षित अभिजात ज़मींदार की निरंकुशता के विरुद्ध 
इसी समाज के प्रगतिशील वर्ग द्वारा संचालित संघर्थ का आभास दिया 
“और उसका समर्थन कियां। 
च वर्ग की तीखी आलोचना तथा नाटक के दासविरोधी दृष्टि 
.. कोण एवं गतिविधि के कारण फानवीज़िन की इस कमेडी का रूप तेज 
. राजनीतिक व्यंग्य का हो गया। स्कोतीनिन के समान ज़मींदार पात्रों के 
चित्रण में व्यंग्यात्मक अतिशयोक्ति का उपयोग किया गया है और दास- 
.... ग्रथा की कठो रताओं का व्यापक चित्र प्रस्तुत किया गया है जिस पर हँसी 
.. भी आती है और (देश की अधःपतित स्थिति का ध्यान कर) दुःख भी 
... होता है। |] 

हे नेदरस्ल' रूस में यथार्थवादी कमेडी के विकास के इतिहास की 

.. महत्त्वपूर्ण मंजिल है। रूसी रंग-मंच के विकास में भी इसका बड़ा 
.. महत्व है। 
नेदरस्ल' अठारहवीं शती- की श्रेष्ठ कमेडी है। इसी की परंपरा 
... में आगे चलकर प्रिबयदेव की कमेडी “चतुराई से दुःख' का विकास हुआ 
.... और बाद में गोगल का “इंस्पेक्टर' लिखा गया और बाद में अस्त्रोवस्की 
के नाठक प्रस्तुत किये गये। द * 
रे दासप्रथा, अशिक्षा आदि का विरोध करने के कारण तथा प्रगतिशील 
... विचारधारा का पक्ष लेने के कारण पुश्किन ने उसे स्वतंत्रता का बन्धु 
.. कहा है। द 














































७. प्रलेक्सानद्र निकोलाएविच रदीश्च्येव 
[ १७४९-१८०२ ] 


एलेक्सान्द्र निकोलाएविच रदीरच्येव पहला रूसी क्रांतिकारी है 
जिसने जनता को दासता के अधिकार से मुक्त करने के लिए अपना जीवन 
समपित कर दिया और क्रांति का आवाहन किया। 

रदीरच्येव का जन्म ३१ अगस्त सन्‌ १७४९ में हुआ। सात वर्ष की 
अवस्था में वह शिक्षा पाने के लिए मास्को भेज दिया गया। १७६६ में 
वह कानून की शिक्षा के लिए लाइपज़िग भेजा गया। इसके साथ ही उसने 
आपुर्वेद, विज्ञान तथा साहित्य का अध्ययन किया। 


साहित्यिक काय-कलाप 

रूस वापस आने पर वह सेनेट के प्रोटोकोल में काम करने लगा। 
नौकरी करते हुए उसे शासन की अन्दरूती कार्रवाइयों को निकट से देख ने 
का मौका मिला । उसे पता छगा कि किसानों का असनन्‍्तोष कितनी 
_कठोरता से दबाया जा रहा है। दास-दासियों को ज़मींदर कितनी 
यंत्रणा देते हैं और साम्राज्ञी एकातेरीना द्वितीय किस निर्ममता से स्वतंत्रता 
की भावना को कुचल रही है। इसके साथ ही रदीदच्येव नोविकोव के 
. अप्रंग्यात्मक पत्र में सहयोग देने लगा और स्वतंत्रता के विचारों का प्रचार 
करने छगा। 

..._ रदीचच्येव की कान्तिकारी छोक-दृष्टि पर युगाचोव के नेतृत्व में 
संचालित किसान-विद्रोह का बड़ा गंभीर प्रभाव पड़ा। रदीदच्येव को 
इस विद्रोह से संबंधित सारी सामग्री मिल सकी और वह समझ गया कि 
जमींदार अपनी इच्छा से किसानों को दासता से कभी मुक्त न करेंगे और 
 जमींदार तथा निरंकुश शासक जनता को चूसने और कुचलने में एक हैं 
. तथा दासता का अधिकार केवल जनकरान्ति द्वाराही नष्ठ कियाजा 
सकता है। द 








लक 


33. 54%, 5-०. 2:27: 
उल्ल्‍ववकडपरनमकॉलिनिपिकम अति न कक न ८ लक ि ५ कल लि प+ पर 


कलर कल कल मल 


ख हद! हर नर पु रूसी साहित्य का इतिहास 


... सन्‌ अस्सी के वर्षो से रदीरच्येव दाशंनिक, पत्रकार तथा लेखक के 
... रूप में सामने आया और अपनी कृृतियों में किसान-विद्रोह के विचारों का 
.. प्रचार करने लगा। कलात्मक तथा राजनीतिक-सामाजिक दृष्टि से उसकी 
.. अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तथा विख्यात कृतियाँ स्वतन्त्रता! (ओड ) तथा 

. पीतरबर्ग से मास्को की यात्रा हैं। 

. ह्वतनन्‍्त्रता 

.. .  - स्वतन्त्रता' कविता में कवि रदीरच्येव क्रान्ति का आवाहन कर रहा 
. है तथा उसकी प्रशंसा कर रहा है। इसमें जार के विरुद्ध जन-विद्रोह का _ 
विचार प्रस्तुत किया है। यह्‌ ओड' रूस की पहली क्रान्तिकारी कविता है 


.. वीतरखुग से मास्कों की यात्रा? 


द १७९० में रदीरच्येव ने पीतरबुर्ग से मास्को की यात्रा छपायी ॥ 
. सम्राज्ञी एकातेरिना द्वितीय ने इसे पढ़कर कहा कि इसका लेखक युगाचोव 
से भी अधिक खतरनाक विद्रोही है। रदीरच्येव को पीतर पाब्लोस्क के _ 

. किले में बंद कर दिया गया और उसे मृत्यु की सजा सुनायी गयी । बाद में 
जनमत से भयभीत होकर मत्यदण्ड साइबरिया-निर्वासन में बदल दिया. 
गया। एकातेरिना ने आदेश दिया कि यह पुस्तक कहीं भी न बिके जिससे 
कि लेखक का नाम विस्मृत हो जाय। कितु जनता ने उसे और भी दूने 
उत्साह से अपनाया और केवल इस पुस्तक को पढ़ने के लिए लोगों ने बहुतः 

.. अधिक पैसा खर्च किया।.. 

पा रदीरच्येव जानता था कि यदि वह क्रान्तिकारी विचारों से यकत कोई... 
... पुस्तक लिखेगा तो वह रूस में न छप सकेगी। इसलिए उसने अपनी कृति 
.. को यात्रा-पुस्तक का रूप दिया और उसके विभिन्न अध्यायों को पीतरबर्ग 


अमल 


अचल उमननसललसलननफ>-म वन -मननदा दल न + ० टलरलट>मनक कट 2 अ- »< +मल- पर» ५++नमयनटबानम न प० लत पू८+ 8 ुझुभथ ++ महक ममता कर लाया लच राय बादल“ कम पटल बकल्‍की ८८: :2कपटयद 














- पुस्तक रूसी यात्री के पत्र” इसके पहले छप चुकी थी। 


.. कितु रदीरच्येव की यह कृति सामान्य यात्रा विवरण नहीं है, जिसमें 
कि लेखक प्राय: स्थलविशेष का प्राकृतिक सौन्दर्य चित्रित किया करते हैं। 





रूस के । ः बुर निरंकुश शासन की बुराइयों का दिग्दर्शन है। इसमें 


: से मास्को के बीच पड़नेवाले स्टेशनों का नाम दिया। करमज़ीन की यात्रा" 


ज़नता के दुःख तथा पीड़न का चित्र है। ज़मींदारों की धाँधकी का... 





अलेक्सास्त्र निकोलाएविच रदीइच्येव ५ आफ ७ 


दास-किसानों के कठोर परिश्रम, दरिद्रता और भूख का तथा शाही दरबार _ 
में उच्चाधिकारियों के छछ-कपट, खशामद, झूठ, बेईमानी आदि का 
नग्न चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार इस रचना में रदीश्च्येव ने 
कई महरुवपूर्ण प्रश्न--जमींदारों तथा किसानों के पारस्परिक संबंध, 
.._ज्वर तथा जनता के बीच का संबंध, नैतिकता, शिक्षा आदि की समस्या-- 
_ उठाये हैं, जिन्होंने रूसी समाज के प्रगतिशील लोगों का ध्यान अपनी ओर 
आक्ृष्ट किया। रदीरच्येव की इस कृति में अठारहवीं शती के उत्तराद्धे 
के रूसी समाज का जीवन प्रस्तुत किया गया है और उसकी बुराइयों का 
हैं र्दर्शव कराया गया है तथा रूस की दुर्दशा के मूल निरंकुश शासन पर 
.. निर्मम प्रहार किया गया है । लेखक निरंकुशता को गैरकानूनी व्यवस्था 
.. बताता है और कहता है कि इसके बीच दासता, अन्याय, पीड़न तथा 
.. नाश' फलते-फूलते हैं। रदीइच्येव का विश्वास है कि ऐसी व्यवस्था 
. अधिक समय तक नहीं टिक सकती और इसका अन्त करना अत्यावश्यक 
. है। रदीरच्येव इसी से क्रांति के लिए रूसी जनता का आवाहन करता है। 
रदीइच्येवब और उसकी क्ृृतियों का समग्र प्रगतिशील रूसी साहित्य 
प्र बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा है। इससे प्रेरणा पाकर ग्रिबयेदेव ने अपनी 
विख्यात कमेडी लिखी। रदीरच्येव के विचारों का रीलेब, पुश्किन, 
लेरमन्तोव आदि की सर्जना पर प्रभाव है और कान्तिकारी दिकाब्रिस्टों' 
के निरंकुश शासन को पलटने का प्रयत्न भी इसी से अनुप्राणित था। 
.._ दास-प्रथा के बीच तड़पती हुई रूसी जनता के जीवन का यथार्थ अंकन' 
. प्रस्तुत कर रदीरच्येव ने रूसी साहित्य के विकास की नयी दिशा निर्धा- 
द कर रित की । यह नयी दिशा आलोचनात्मक यथार्थवाद की है। 


... एकातैरिना की मृत्यु के बाद उसे निर्वासन से वापस लौटने की अनज्ञा.._ 

. मिली और वह नियम सुधार के आयोग (कमीशन) में नियुक्त किया 
_ गया। कमीशन में काम करते हुए उसने किसानों की स्थिति सुधारने का. 

: प्रयत्न किया, इस कारण जमींदार उसके खिलाफ़ हो गये और उसके विरुद्ध. 

कारंवाई करने लगे। दूसरी बार फिर निर्वासन की संभावना पर उसने 
११ सितम्बर १८०२ में ज़हर खा लिया और उसकी मत्य हो गयी। 












क्‍ ८, उन्नीसवीं शी 
..... दिकाह्षिस्दों का आन्दोलन और उन्नोसवीं शती के पुर्वाध के रूसी 
3 कक हे साहित्य में उनके विचारों की अभिव्यक्ति । | 






प्रगतिशील रूसी साहित्य का विकास स्वतन्त्रता आंदोलन के विकास 
'के साथ बड़े घनिष्ठ रूप से संबंधित रहा है। रूस के स्वतन्त्रता आंदोलन 
की जो तीन मंजिलें लेनिन द्वारा निर्धारित की गयी हैं, वे हैं प्रथमतः 
अभिजात वर्ग का आंदोलन (१८०५ से १८२७), द्वितीय बुर्जुआ 
आंदोलन (१८६१ से १८९५) और तृतीय प्रोलितारियत या सर्वहारा 
“वर्ग का आंदोलन।. हक है 
: अभिजात वर्ग का आंदोलन रूस के निरंकुश शासन के विरुद्ध प्रथम 
क्रांतिकारी राजनीतिक संघर्ष था और इसी में उसका महत्त्व है। निरं- 
'ऊुशता तथा दासप्रथा के विरुद्ध संचालित इस क्रांतिकारी संघर्ष का मूल है 
रूसी राष्ट्रीय चेतना थी जिसे कि सन्‌ १८१२ के (नैपोलियन से युद्ध 
ने जगाया और विकसित किया। कप 
सन्‌ १८१२ के युद्ध ने रूसी जनता की राष्ट्रीय भावना को और भी 
_ पवका बना दिया। इस युद्ध में रूसी जनता न केवल विजयिनी हुईं वरन्‌ 
उसने दूसरे देशों की जनता को नैपोलियन की पराधीनता से मुक्त किया। 
फिर भी सबसे बड़ी विषमता यह थी कि अन्य देशों को नैयोलियन के 
अधिकार से मुक्ति दिलानेवाली रूसी जनता स्वयं जार के निरंकुश 
शासन में तड़प रही थी। वह दासता के बंधनों में जकड़ी हुई थी और 
राजनीतिक स्वाधीनता सेबंचित थी।.....ः 
._.__ जमींदार तथा शासक वर्ग की धांधली तथा दांस-किसान-अधिकारों 
“के विरुद्ध जनता का असंतोष नैपोलियन-युद्ध के बाद किसान-विद्वोहों के 
रूप में प्रकट हुआ; किन्तु यह अचेतन विस्फोट के रूप में था। दासाधिकार 
तथा निरंकुशता के विरुद्ध पहला चेतन संघर्ष उन लोगों का था जो कि 































ह उशल्लीसवीं शती ्््््ि २९. 


अभिजात वर्ग के चितनशील (था प्रगतिशील पक्ष के प्रतिनिधि थे । इस. 


. पक्ष को देश के राजनीतिक तथा आथिक निम्न स्तर का स्पष्ट ज्ञान था. 


और वह अच्छी तरह समझता था कि दासाधिकार तथा निरंकुशता देश के 
. विकास के सबसे बड़े अवरोध हैं। फलतः उन्होंने शासन की निरं-. 
कुशता और सामन्‍्तवादी दासाधिकारी स्तर के विरुद्ध संघर्ष छेड़' 
दिया । द 
. सन १८१२ के यद्ध द्वारा प्रबुद्ध राष्ट्रीय चेतना के ऐसे उद्देलित' 
 बातावरण के बीच रूस के स्वतन्त्रता आंदोलन का जन्म और विकास 
 हुआ। 

' द्काब्रिस्टों को खुफिया सभा 

अभिजात वर्ग के कांतिकारियों ने इस युद्ध के बाद शीघ्र ही खुफ़िया 
_ संघटन शरू किया। उनके इस पहले संघटन का नाम पित भमि के 


.. सच्चे और वफ़ादार बेठों का संघ ,था। सन्‌ १८१६ में पीतरबूर्ग में 


. 'रक्षा-समिति' बनी। १८१८ में समृद्धि संघ” बना। इसके टूटने के 
... बाद तुलचिना में दक्षिणी सभा” और पीतरबुर्ग में उत्तरी सभा 
.. बनी। 
.. दिकाब्रिस्ट निरंकुशता तथा दासाधिकार का अन्त करना चाहते थे 
और उसकी जगह नयी प्रगतिशील व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे। 
दक्षिणी सभा” रूस में रिपब्लिक स्थापित करना चाहती थी कितु 
“उत्तरी सभा” राजा के अधिकारों को नियम द्वारा सीमित करना चाहती 
थी । फिर भी ये दिकाब्रिस्ट जनता की दासाधिकार-विरोधी भावना 
को प्रतिबिम्बित करते हुए भी जनता से दूर थे। उनका यह संघर्ष जन- 


.. आंदोलन न था, इसी से उनकी क्रान्ति में व्यापकता का अभाव था और 


वह अत्यन्त सीमित थी। 

... १४ दिसम्बर १८२५ में दिकाब्रिस्टों ने पीतरबुर्ग में सशस्त्र क्रांति. 
. शुरू की जिसमें उनकी पराजय हुई। रील्येव पेस्तेछ, मुराव्योव-अपोस्तक, .. 
.._ करवोस्स्की, बेस्तूज्येव रूयूमिन जेसे प्रधान दिकाब्रिस्टों को मृत्यु-दंडः 
... मिला और सौ से अधिक दिकान्रिस्ट साइबेरिया निर्वासित कर दिये गये । 







































कल । ._ रूसी साहित्य का इब्रिहास 


. <दिकाज्िस्टों के विचारों की साहित्यकारों की सजना में अभिव्यक्ति 
... यद्यपि दिकृब्रिस्टों की पराजय हुई और ज़ारशाही ने उनका क््रता 
..._-से दमन किया किन्तु उनके विचार किसी भी तरह दबाये न जा सके। 
.._ तत्कालीन युग के प्रगतिशील साहित्यकारों ने उनके स्वतन्त्रताप्रेमी और 
.. -निरंकुशता तथा दासता-विरोधी विचारों का स्वागत किया और उनको 
. कलात्मक अभिव्यक्ति दी। ऐसे लेखकों में पुश्किन, रील्येव, प्रिबयेदोव 
आदि मुख्य हैं । 

द पुश्किन यद्यपि दिकाब्निस्टों की गुप्त सभा का सदस्य न था फिर भी 
_.. “उसका उनके साथ घतनिष्ठ संबंध था। पुश्कित के श्रगीत मुक्तकों में 
... “दिकाब्रिस्टों के विचारों-क्रान्तिकारी देशभक्ति, स्वतन्त्रता के आह्वान, 
.... “दासाधिकार तथा अत्याचार के विरोध की पूरी पूरी अभिव्यक्ति मिलती 
हैं और उसकी प्रोढ़ क्ृतियों में जन-जीवन के साथ पूरी घनिष्ठता है तथा 
जनसंपर्क का अभाव नहीं है जो दिकाब्रिस्टों की लोकदृष्टि की सबसे 
बड़ी कमी थी। दिकाब्रिस्टों के विचारों से सिक्‍त पुदिकन की सर्जदा का 
लसमेन्तोव तथा गोगल की लोक-दृष्टि की रचना में बहुत बड़ा हाथ है। 


-थी। अपने विचारों के प्रचार के लिए दिकाब्रिस्टों ने उसकी कमेडी 
. बतुराई से दुःख' का व्यापक उपयोग किया, क्योंकि प्रिबयेदोव ने इसमें 
. “दासाधिकारी स्तर पर व्यंग्य किया था और इसके विरुद्ध संघर्ब करने का 


का अभिवक्‍ता है। द हुक 
... हील्येव उत्तरी सभा” का नेता था। निरंकुझता पर उसका पहला _ 
. -  'कुठाराघात उसका व्यंग्यात्मक ओड प्रिय पात्र को” था। इसमें उसने _ 

< जार के श्रिय पात्र, उसके अत्यन्त प्रतिक्रियावादी मंत्री अरकचेयेव की 
. कट व्यंग्यपूर्ण आलोचना की थी। रील्येव ने ऐतिहासिक विषयों पर कई 
. कविताएँ लिखीं जिनको उसने विचार कहा। इनमें से 'एरमाक की _ 
[गया और इवान सुसानिन' से प्रेरणा पाकर ग्लीना 
नाम का आपेरा-बनाया। उसके काव्य नालि- 





पुशिकन के समान ग्रिबयेदोव की भी दिकाब्रिस्टों के साथ बड़ी मित्रता _ रा 


संकेत दिया था । इसका मुख्य नायक चात्स्की दिकाब्रिस्टों के विचारों... 









उज्ञीसवीं शती . 7. 


वाइको' में विदेशी पराधीनता के विरुद्ध यूक्रेन के देशभक्त नालिवाइकों 
का संघर्ष दिखाया गया है। इनके अतिरिक्त नागरिकता की उच्च भावना 
से पूर्ण उसके कई प्रगीत मुक्तक हैं। उसने छोकगीतों के आदर्श पर 
कतिपय गीतों की भी रचना की। _ द 
... दिकाब्रिस्टों के विचारों की सबसे अधिक कलात्मक अभिव्यक्ति 
उसकी कविता नागरिक' में हुई है जिसे उसने दिकाब्रिस्ट क्रांति के 
 उपारमस्भ पर लिखा था। उसमें उसने निरंकुशता के विरुद्ध तथा व्यक्ति 
की स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष का आह्वान किया है। दिकाब्रिस्टों के 
विचारानूसार साहित्य का काम नागरिकों को शिक्षा देना है और उनमें 
उच्च भावनाएँ जगाना है। रील्येव ने लछिखा 'मैं कवि नहीं, नागरिक 
. ऊहू। क्रांतिकारी देश-भक्ति, स्वतन्त्रता के आह्वान, निरंकुशता की 
.. आलोचना आदि की दिकाक्रिस्टों के गद्य तथा पद्म में प्री अभिव्यक्ति 
.. मिलती है। इससे उन्नीसवीं श्ती के सन्‌ बीस के वर्षो के उन अन्य प्रगति- 
. शील लेखकों को भी प्रेरणा मिली जो गुप्त सभाओं के सदस्य त थे । 
. -  दिकाब्रिस्ट लेखकों तथा कवियों की सर्जना रूसी साहित्य की एक 
नयी प्रव त्ति--+रोमांटिसिज्म से संबंधित है जिसे निष्क्रिय या स्वप्निल 
रोमांटिसिज्म के प्रतिपक्ष में प्रगतिशील या क्रान्तिकारी रोमांटिसिज्म कहते 
_हैं। इस प्रगंतिशील रोमांटिसिज्म के लेखकों ने क्लासिसिज्म के स्वच्छंदता- 
विरोधी नियमों का विरोध किया और साथ ही अभिजात वर्ग और उसकी 
_ विचारधारा का भी विरोध किया, जिससे कि क्लासिसिज्म को समर्थन 
. प्राप्त होता था। उन्होंने निष्क्रिय रोमांटिसिज्म का भी विरोध किया 
. “जिसके समर्थक (जैसे जुकोव्स्की , अदयेव्स्की आदि) जीवन से दूर हटने 
. चबाले, अपनी व्यक्तिगत अनभूतियों में लीन रहनेवाले, उदास मन के 
व्यक्तियों का चित्र प्रस्तुत करते थे। | 


हर दिकाब्रिस्टों की पराजय के बाद प्रतिक्रिया और दमन का युग शुरू 
.. हुआ जिसमें जनता का हृदय निराशा के अंधकार से भर गया। इस समय 
.._ केवल पुदिकन की साहसभरी आवाज़ गूँजती रही जिसमें दिकाब्रिस्टों के. 
.. विचारों से अनुप्राणित स्वतन्त्रता के आह्वान का आश्ञावादी स्वर था। 





ह्सी द साहित्य का इतिहास 


पुश्किन के जीवन के अंतिम चरण में स्वतन्त्रता के सेनानियों की नयी 
पीढी सामने आ गयी। यह पीढ़ी क्रांतिकारी डिमोक्राठों की थी जिसे 
दिकाब्रिस्टों की ऋरान्तिकारी परंपरा विरासत में मिली और जिसने इसे 
व्यापक तथा गंभीर बनाया। इसका प्रसिद्ध प्रतिनिधि बेलिस्की है। 
पुश्किन के प्रभाव तथा बेलिस्की के समर्थन से दिकाब्निस्ट युग के बाद 
लेरमन्तोव तथा गोगल की प्रतिभा का विकास हुआ। लेरमन्तोव युवा- 
वस्था से ही दिकाब्रिस्ट कवियों की कविताओं से परिचित था और बाद में 
उनसे काकेशस में मिला था। अदोयेव्स्की से उसकी मित्रता भी थी। 
लेरमन्तोव की रचनाओं में दिकाब्रिस्ट भावों की अन्तिम तथा गंभीर गूंज 
मिलती है। बाद में पुश्किन के समान वह भी क्रांतिकारी रोमांटिसिज्म 


से यथार्थवाद की ओर चला आया। 
इसी प्रकार गोगल ने भी निकोलस के प्रतिक्रियावादी युग के बीच 


स्वतंत्रता-संघर्ष की परंपरा को बनाये रखा। अपनी कहानियों, तथा 
नाटक मत आत्मा' में उसने रूस के दासाधिकारी स्तर की जघन्यता तथा 
जमींदार और शासनाधिकारियों के मानसिक खोखलेपन का नग्न' चित्र 
प्रस्तुत किया। उसकी व्यंग्यात्मक हँसी में रूस में उठती हुई उस नयी 
प्रगतिशील पीढ़ी की शक्ति थी जो रूढ़िवादी स्तर तथा निरंकुशता के 


समर्थकों को चुनौती दे रही थी। 





8, इवान क्रीलोव 
१७६९-१८४४ ] 
अठारहवीं शती के रूसी साहित्यकारों में क्रीलोव को महत्त्वपूर्ण 


स्थान प्राप्त है। वह विशेषतया अपने नीतिपूर्ण, अत्यन्त संकेतपूर्ण तथा 
अन्योक्तिपूर्ण कथात्मक काव्य के लिए प्रसिद्ध है जिसे रूसी में बास्न्या' 


कहते हैं। ये ही उसकी प्रसिद्धि के मुख्य आधार हैं, किन्तु बास्न्‍्या' के 


पहले लगभग बीस साल तक वह कमेडी, व्यंग्यात्मक लेख तथा कविताएँ 
लिखता रहा, जिनके माध्यम से इस युवक लेखक की प्रतिभा ने अपने 
प्रगतिशील जनात्मक तथा देशभक्ति-पूर्ण विचारों को बड़े साहस के साथ 
प्रकट किया । उसका साहित्यिक कार्यकलाप अठारहवीं शती से 
शुरू होता है और उन्नीसवीं शती के ( लगभग ) मध्य तक चलता 
इवान क्रीलोव का जन्म मास्को में एक सामान्य सैनिक अफ़सर के 
परिवार में हुआ था जो अमीर न था। नौकरी के सिलसिले में बराबर 
स्थान-परिवतेन के' कारण बच्चों की शिक्षा-दीक्षा ठीक से न हो सकी । दस 
वर्ष की अवस्था में उसके पिता की मत्य हो गयी और परिवार दीनता 
में निमग्न हो गया। कै 

.. बचपन में क्रीलोव अक्सर बाजार तथा मेलों में जाया करता था और 
सामान्य रूसियों के साथ घमा करता था। इस प्रकार इसे सामान्य रूसी 
जीवन से परिचय प्राप्त हुआ और उसने जन भाषा के हास-विनोद, 
'लोकोक्तियों तथा कहावतों को आत्मसात्‌ किया। अपनी माँ के निर्देशन 
में उसने लिखना-पढ़ना सीखा। बाद में आत्म-शिक्षा द्वारा वह अत्यन्त 
उच्च शिक्षित व्यक्ति बन गया। उसका आरम्भिक जीवन बड़ी ही 
कठिनाइयों के बीच बीता। चार साल तक उसने दो रूबेल महीने की 
नौकरी की। नाठटकीय अभिनयों में उसकी आरम्भ से ही बड़ी रुचि थी ॥ 








भर 


























शक 2 55, .. रूसी साहित्य का इतिहास 


क्रीकोव तत्कालीन नाटक के अभिनेता दिमित्रियेव्स्की के सम्पर्क: में आया 
और उसने ताटककार बनने का निश्चय किया। 

. आरम्मिककृतियाँ ..रः कब आज, 
...__इस बात की संभावना प्रकट की जाती है कि चौदह वर्ष के क्रीलोव 
. ने हास्यप्रधान आपेरा 'काफी की चक्‍की' लिखी जिसमें अधिकारविहीन 
.. किसानों का चित्रण तथा दासताविरोधी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया था | 
.._ उसकी यह कृति न छपी और न रंगमंच पर इसका प्रदर्शन हुआ । 

..._ इसके बाद उसने क्लासिकल ट्रेजेडी 'क्छिओपात्रा' लिखी किस्तु 

. दिमित्रियेव्स्की द्वारा समर्थित न होने के कारण क्रीलोव ने स्वयं इसे 
5. नष्ट कर दिया।. क्‍ क्‍ । 

क्रीछोव ने १७८६-८८ में दो कामिक आपेरा पागल परिंवार' 
तथा अमेरिकन” लिखे किन्तु कलात्मक दृष्टि से यह उच्च कोटि के नही 
माने जाते । फिर भी यह समकालीनों के नाठकों से खराब नहीं हैं 





























हा ऋलोव अपनी कमेडियों' में अभिजात वर्ग की बुराइयों की--उनकी' 
३ हि ह हा 
2 : अन्नानता, फ्रांसीसी वस्तु तथा विचार की गुलामी, राष्ट्रीय भावना के 
*.. अभाव, फिजूलखर्ची आदि की हँसी उड़ाता है। उसमें नौकर माहिकों: 






......_ से अधिक बुद्धिमान्‌ चित्रित किये गये हैं जो कि अपने मूर्ख मालिकों को 
....._. बेवकूफ बनाते रहते हैं। द 


. पत्रकारिता. हे की अक 






गर 











है इवानऔछोब...... ३५ 


.... श्रेक्षक' पत्र में उसकी व्यंग्यात्मक प्रतिभा का विकास और भी देखने 
को मिलता है। इस पत्र में उसकी लिखी गयी कृतियों में से कैब” और 
बाबा का मरसिया' अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। केब' में अन्योक्तिपूर्ण कथा 
के माध्यम से जार की निरंकुशता पर बड़ा ही मामिक आशक्षेप किया गया 
है और यह दिखाया गया हैं कि जार अपने वज़ी रों पर निर्भर रहता है और 
अजा इन वज़ीरों के अत्याचार से कराहा करती है। बाबा का मरसिया 
में सामान्य ज़मीदारों का व्यंग्यात्मक चित्र प्रस्तुत किया गया है। रूस 
के व्यंग्यात्मक साहित्य में क्रीलोीव की इस कृति का बड़ा उच्च स्थान है। 
. १७९२ में पुलिस ने उसके प्रेस की तलाशी छी। कोई पक्‍का सबूत 
ने मिलने के कारण उस पर अभियोग न चलाया गया, लेकिन पुलिस उस 
भर निगरानी रखने लूगी। बाद में यह पत्र बंद हो गया। यह कठिन 
समय था। आत्म-रक्षा के लिए उसने राजधानी छोड़ दी और प्रांतों में 
बिना किसी साधन तथा संरक्षण के घूमने लगा। १८०० में उसने निरादुत 
राजकुमार गलीत्सिन के परिवार में शिक्षक की नौकरी कर ली और उसने 
कई नाटक प्रस्तुत किये। हक 
.  चासन्‍या 
... १८०६ से वह अन्योक्तिपूर्ण पद्मयात्मक लघ॒ कथाएँ बास्म्या' लिखने 
लगा, जिनके पात्र पशु-पक्षी हैं और जिनसे कोई-न-कोई नैतिक शिक्षा 
प्त होती है। क्रीछोव की ये बास्न्‍्या' व्यंग्यात्मक, नैतिक तथा 
अन्योक्तिपूर्ण हैं। इनमें. उस समय के सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक 
और घरेल जीवन के सभी वर्ग और कोटि--जार, शांसनाधिकारी 
अभिजात वर्ग, सौदागर, किसान आदि--का स्पष्ट चित्रण है । इनमें 
प्रस्तुत जीवन-पर्यवेक्षण, जीवन-अभिव्यंजना, व्यंजक-यथार्थता, भाषा 


की सजीवता और समास-शक्ति ने क्रीलोव की बास्त्या' को कला के' 
उच्च स्तर पर पहुँचा दिया। क्रीलोव के जीवन काल ही में इनका व्यापक 
प्रचार हो गया और इन्होंने उसे विश्वख्याति प्रदात की। यरोप की कई 


' भाषाओं में इनका अनुवाद हुआ। 





























'कपयललया 2८ 





१०. जुकोव्स्की 
[ १७८३-१८५२ ] 


जुकोव्स्की तूला प्रान्त के अमीर ज़मींदार का पुत्र था और इसकी 
माँ तुर्की छड़ाई की कैदी थी। जुकोव्स्की मुक्तक गीतों का प्रथम रूसी 
कवि माना जाता है। वह प्रेम तथा व्यक्तिगत भावनाओं का कवि है 
अँगरेजी कवि ग्रे की एलेजी के सु दर अनुवाद से लोगों का ध्यान उसकी 
ओर गया। नेपोलियन के रूस पर आक्रमण के समय उसकी देश-भक्ति 
के गीतों का बड़ा प्रचार रहा । 
बाद में वह युवराज का शिक्षक नियक्त किया गया और उसने देश- 
विदेश की यात्रा की। अन्त में वह रूस छोड़कर जमंनी में बस गया। 
८५२ में वादन-वादन में उसकी मृत्य हो गयी। 
जुकोव्स्की की ख्याति का मूल आधार उसके अनवाद हैं। उसके 
नल दमयन्ती , रुस्तम सोहराब', ओडेसी” के अनुवाद बहुत प्रसिद्ध हैं। 
जुकोव्स्की मानव की अंतरतम अनभतियों का कवि है। वह मनष्य 
की अन्यतम भावनाओं और आत्मा की खोज को अभिव्यक्ति देता है। 
उसके लिए काव्य और जीवन एक हैं। 
तत्कालीन आलोचकों ने उसकी बड़ी प्रशंसा की। बेलिस्की ने लिखा 
. कि जुकोव्स्की के बिना हमें पुश्किन न मिलता। 








११. अलेक्सान्द्र सेगेयविच ग्रिबयेदेव 
[ १७९५-१८२९ ] 


... ग्रिबयेदेव नये यथार्थवादी रूसी साहित्य के संस्थापकों में है। पुश्किन 
के येवगेनिई, अनेगिन और ग्रिबयेदेव की कमेंडी चतुराई से दुख' में पहले... 


पहल रूसी जीवन की यथार्थता को काव्यात्मक अभिव्यक्ति प्राप्त हुई। 


क्‍ विद्यार्थी-जीवन 


अलेक्सान्द्र सेगेंयविच ग्रिबयेदेव का जन्म एक प्राचीन अभिजात 


. परिवार में १५ जनवरी १७९५ को मास्को में हुआ। उसकी माँ ने 
उसकी शिक्षा-दीक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया । विदेशी गवर्नरों के 


अतिरिक्त उसे मास्को विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पढ़ाते थे। ग्यारह 
.._यबं की अवस्था में वह मास्को विश्वविद्यालय का विद्यार्थी बन गया। 
.. इस समय उसके साथ भविष्य के कई दिका ब्रिस्ट भी मास्को विर्वविद्यालय 
में पढ़ते थे जो आपस में राजनीतिक, आथिक तथा साहित्यिक विषयों 
पर वाद-विवाद भी किया करते थे । फानवीज्ञिन तथा नोविकोब के 
लेख और रदीरच्येव की जब्त पुस्तक पीतंरबुर्ग से मास्को की यात्रा 
आदि इन गोष्ठियों में पढ़ी जाती थीं तथा इन पर बहस होती थी । इन 
सबने युवक ग्रिबयेदेव के दास-विरोधी तथा निरंकुशता-विरोधी दृष्टिकोण 
को निर्मित किया । विश्वविद्यालय में उसने विज्ञान, गणित तथा न्याय 
विभाग में शिक्षा प्राप्त की, कितु सन्‌ १८१२ में युद्ध छिड़ जाने से उसकी 


विश्वविद्यालय की शिक्षा का क्रम सहसा टूट गया । अपने देश की सेवा... 


. करने के लिए वह स्वयं सेवक के रूप में सेना में दाखिल हो गया । 
 पीतरबुग का जीवन 


इस सैनिक सेवा के बाद वह पीतरबर्ग वापस लौट आया, सेना से. 


अवकाश ले लिया और विदेशी विभाग के कालेज में चला गया जहाँ 
उसका पुश्िकन से परिचय हुआ । पीतरबुर्ग के इस निवास-काल का 


उसकी लोक-दृष्टि के निर्माण पर व्यापक प्रभाव पड़ा। यह वह समय था 




















रेट: 5 5 ४ ५ ४ रूसी साहित्य का इतिहास 


जब कि रूस में भविष्य के दिकाब्रिस्टों की गुप्त सभाएँ' शुरू हो गयी 


थीं। यद्यपि वह दिकाब्रिस्टों की सभाओं का सदस्य न था, फिर भी उनके 
दष्टिकोण और विचारों से उसे सहानभूति थी । एक व्यक्तिगत घटना 


(हन्द्द युद्ध में साथी के रूप में विद्यमान रहने के कारण जिसमें एक की 


मृत्यु हुई) के कारण उसे राजनीतिक मिशन का सेक्रेटरी बनाकर ईरान 
भेज दिया गया | पीतरबर्ग का जीवन समाप्त हो गया। इन्हीं वर्षों में 
उसने चतुराई से दुःख' कमेडी लिखने की सोची । 
चतुराई से दुःख? कमेडी 
ईरान में रहते हुए वह तिफ्लिस प्रायः आता था। तिफ्लिस में उसने 


इस कमेडी के दो अंक पूरे किये और उसे अपने साथी दिकाब्रिस्ट कवि 
क्यूरवेल बेकर को सुनाये । १८२३ में उसे छठ्टी मिली और उसने दो 


वर्ष पीतरबुर्ग तथा मास्कों सें बिताये । इस समय उसने अपनी यह 
कमेडी पूरी कर ली । “ 

उसने अपनी यह कमेडी अपने मित्रों तथा परिचितों को सुनायी । 
थोड़े समय में इसकी हस्तलिखित प्रतियाँ सारे देश में फैल गयीं। प्राची- 
नता के समर्थकों को इसमें अपना व्यंग्य-चित्र सिला और उन्होंने इसे 


'ज़्ब्त करने की बात उठायी और दिकान्निस्टों ने उसका समर्थन किया, 


क्योंकि इसमें उन्हें निरंकुशता तथा दासता विरोधी अपने विचारों की 
झलक मिली । 

किन्तु ग्रिबयेदेव अपने जीवनकाल में न इसका मुद्रण और न इसका 
रंगमंच पर अभिनय ही देख सका । सन्‌ १८३३ में यह पहली बार छपी ॥ 
इसके पहले ही ईरान में उसकी ह॒त्या कर दी गयी । 

१८२६ में उसे दिकाब्रिस्टों के साथ अभिसंधि के संदेह में गिर फ़्तार 
कर लिया गया। उसके मित्र जेनेरल येरमेलोव ने उसे गिरफ़्तारी से पहले 
ऐसे कागज़ों को जला डालने का अवंसर दिया | कुछ महीने बाद वह 
म॒कक्‍त कर दिया गया और अपनी नौकरी पर चला गया। 

रूसी-ईरानी युद्ध के बाद वह ईरान में रूस का राजदूत बनाकर 


भेजा गया। रूस की राजनीति से असंतुष्ट तेहरान के मूल्लाओं ने १८२९ 


























अलेक्सान्द्र सेगयबिच ग्रिबयेदेव हा हद 


.. में रूसी राजनीतिक मिशन .पर हमला किया । ११ फरवरी १८२९ जी 


को दूतावांस के सभी सदस्य (केवल एक को छोड़कर) मार डाले गये। 
इन मृतकों में प्रिबयेदेव भी था। उसका शव तिफ्छिस छाया गया और वहीं 


 दफ़्ताया गया । 


ग्रिबयेदेव की कमेडी चतुराई से दुख' रूसी साहित्य का अनुपम क्‍ है 


... रत्त है। उसका उच्च वस्तु तत्व, यु क्तियुक्त-चित्रण, चुस्त भाषा, 
और सुन्दर कविता इन सब ने इसे रूस में अत्यन्त लोकप्रिय बना दिया ॥ 


ह “चतुराई से दु४ख” कमेडी का वस्तु तत्त्व 


इस कमेडी का मलभत विचार प्राचीन तथा नवीन विचारधारा 


.. का संघर्ष है। इसमें अभिजात वर्ग के उन प्रतिनिधियों पर तीक्ष्ण .. 
. व्यंग्य है जो रूढ़िवादी हैं,जों दासाधिकार को बनाये रखना चाहते हैं 
. . और जो शिक्षा, प्रगतिशीरूता आदि के कट्टर विरोबी हैं । द 

.. फामुसोव क्‍ 


इनका सबसे बड़ा प्रतिनिधि फॉमसोव और उसके साथी स्कालाजगोव 


गा (दाँत किटकिटाने वाला), मलरूचानिन (चुप्पा) हैं | फामृतोव के 


जीवन का लक्ष्य किसी न किसी तरह अमीरी तथा पदवी-प्राप्ति, अपने 


बच्चों की अमीरों से शादी और आनन्दमय जीवन है। वह विगत यग 


का समर्थक और नवीन विचारों का कट्टर बत्र है। 
इसी प्रकार स्कालोजव प्रतिक्रियावादी मंत्री अरकेचेयेव का समर्थक 


.. है, निरंकुशता तथा दासाधिकार का पक्षपाती है और शिक्षा का विरोबी है।. 

.. फलचानिन अफसरों की खुशामद करता रहता हैं। वह उन छोगों.. 

. का प्रतिनिधि है जो नौकरी का मतलब, ईमानदारी से काम करना 

हे नहीं वरन्‌ अफसर की ताबेदारी समझते हैं और इस प्रकार ऊपर उठते * - थे 

.. हैं। वह सोफ़िया से प्यार नहीं करता किल्तु प्यार का ढोंग रचता है... 
.. क्योंकि वह अमीर की लड़की हैं और वह उससे शादी करना चाहता है।.... |]! 
. चात्कफ्री पा 

४ .. फामूसोव के प्रतिपक्ष में चात्स्की का चित्र है जो प्रगतिशील व्यक्ति पक 0, 

... और भविष्य के दिकाब्रिस्ट का चित्र है। वह अभिजात वर्ग के प्रगतिशील... 














छत द रूसी साहित्य का इतिहास 


नवयवकों का प्रतिनिधि है। एक प्रकार से वह ग्रिबयेदेव का ही जीवन 
है। वह फामूसोव के समाज का कट्टर आलोचक है, क्योंकि उस समाज _ 
_ के जीवन का स्तर अत्यन्त निम्न और गिरा हुआ है। इसी प्रकार वह 
उन दासाधिकारियों का व्यंग्यचित्र प्रस्तुत करता है जिन्होंने दास- 
_ कृषकों को पशू से भी नीचा और पतित बना दिया है और जिन्हें 
वे पज्ष के समान मां को पिता से और बच्चों को माता-पिता से अलूग कर 
बेचते हैं । ह 
... इस प्रकार यह सामाजिक कमेडी है जिसमें न केवल पात्रों की _ 
व्यक्तिगत विशेषताएँ अंकित की गयी हैं वरन्‌ युग का सामाजिक, राज- 
'नीतिक संघर्य भी प्रस्तुत किया गया है। इसमें सन्‌ १८१२ के युद्ध 
के बाद अभिजात वर्ग के प्रगतिशील विचारों का प्रादरर्भाव और प्राचीनता- 
वादी स्तर के साथ उसकी टक्कर दिखायी गयी है । दिकाब्रिस्टों ने दास- 
अ्रथा के प्रति विरोध लक्षित किया और उन्हें इसमें रूढ़िवादी समाज _ 
की अध:पतित दशा की व्यंग्यपूर्ण प्रखर आलोचना तथा प्रगतिशील 
विचारों का प्रतिपादन मिला । के 
इस कमेडी की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सजीव, चलती और 


चुभती भाषा है। इसके बारे में पुश्किन ने कहा था कि इसका आधा 
हिस्सा तो शीघ्र ही लोकोक्ति बन जायगा और सचमुच में इसकी बहुत 


.._ सी उक्तियों का मुहाविरे के रूप में प्रयोग होने लगा । इसका मारमिक _ 


..पंग्य, शक्तिशाली, चुस्त, बिजली-स्पश की तरह भाषा, स्वच्छन्द तथा 
.. सजीव संवाद, इसकी जोरदार अभिव्यक्ति और जनात्मकता, पात्रों 


.. का अनेकांगी चित्रण, इन सब ने इसे रूसी साहित्य की लोकप्रिय और 


अमर कृति बना दिया । 3 क्‍ 
.. ग्रिबंयेदेव ने अपनी इस कमेडी में उन्नीसवीं शती के सन दस से बीस 


| के वर्षों के रूसी जीवन की यथाथ्थेता का चित्र अंकित किया | उसकी 
.... बराइयों की आलोचना की और नायक के रूप में प्रगतिवादी व्यक्ति 





.._नादुय साहित्य में एत्रं रंग-मंच पर यथार्थवाद को प्रतिष्ठित कर दिया । 











२. अलेक्सान्द्र सेगेयविच पुश्कित 
१७९९-१८३७ 


पुदिकन रूसी साहित्य का महानतम एवं सर्वेश्रेष्ठ लेखक है । 
सी साहित्य के राष्ट्रीय कवि और समकालीन रूसी भाषा के निर्माता 


के रूप में उसकी ख्याति है । 


खचपन 

पुश्किन का जन्म ६ जून सन्‌ १७९७ में एक अत्यन्त प्राचीन अभिजात 
कितु अब निधत वर में हुआ था । उसके पिता ने पुत्र की शिक्षा-दीक्षा की 
स्वयं चिन्ता त कर इसका भार गवनर तथा दूसरों पर छोड़ दिया था ॥ 
वह स्वयं अच्छा अभि नेता था और शौकिया नाटकों के अभिनय में हिस्सा 
लिया करता था । की द ह 
... उसकी दादी मारिया अलेक्सेवना हनीबाल ने उसे रूसी लिखना और 
पढ़ना सिखाया । शैशव में पुदिकन के सबसे निकर्टे उसकी नसे अरीना 
रदीओव्ना थी जिसने ईस बच्चे को कहानियाँ सुनताकर उसे लोक- 


साहित्य से परिचित कराया । 
र पर ही और विदेशी विशेषतया 


पुशिकन को आरम्भिक शिक्षा घ 
षा पर बालक पुशिकन का पृ 


फ्रांसीसी गवर्नरों से मिली । फ्रांसीसी भ 
अधिकार था। वह रूसी के समान ही फ्रांसीसी बोलता था! उसके घर 


बहुत बड़ा पुस्तकालय था और वह वहाँ घंटों पढ़ा करता था । इस प्रकार 
उसे कई भाषाओं और साहिंत्यों का अच्छा ज्ञान हो गया । उसके यहाँ 
बहुत से लोग आया जाया करते थे । इनमें करमजीन दिमित्रियेव, 
बात्य इकोव, क्रीछोव जैसे लेखक थे। उसका चाचा (वे० एल० पुश्किन ) 


स्वयं प्रसिद्ध कवि था । 


व्तीसियम 


जब पुद्िकन लीसियम (कालेज) में भर्ती हु 
बहु लमनोसोव, देरजीविन, करमज़ीन, जुकोव्स्की तथा 


आ तो उस समय तक 
। अठारहवीं शती 






























न शलगा०१००० आन शयनकमात54०5055050:000027%202:20:52323 >> 


स्मृति-कविता लिखी जिसे उसने १८१५ में अपनी पब्लिक परीक्षा में 
सुनाया। देरजाविन जो परीक्षकों में था इसे सुनकर बड़ा प्रभावित: 


लिखनी शरू की । 


कविताएँ लिखीं जिनमें स्वतन्त्रता, “चदाएवं को, गाँव प्रमख हैं + 
_ स्वतन्त्रता! अभिजात वर्ग के नवयुवकों के बीच अत्यन्त लोकप्रिय हुआ ॥ 


.. अपित कर देने का आह वान है। कवि का विश्वास है कि निरंकुशता का 
.. पतन होगा और रूस में स्वतन्त्रता का प्रभात होगा । इस समय उसने 
...  बहुत' से जार विरोधी क़सीदे भी लिखे जो इतने चुस्त और तेज थे. 
... किसारे समाज में वे बड़ी जल्दी व्याप्त हो गये और उन्होंने राजनीतिक 
.. चेतना को बहुत उभारा। पुश्िकन की इन राजनीतिक कविताओं से जार 
.. बहुत असंतुष्ट हुआ। जार अलेक्सान्द्र प्रथम ने लिखा कि उसने (पुशिकन' 
.._ ने) सारे रूस में क्षोभकारिणी कविताओं की बाढ़ ला दी, अतः उसे साइ- 
. बेरिया निर्वासित करते का विचार किया गया | किन्तु करमजीन और. 


रूसी साहित्य का इतिहास 






















के फ्रांसीसी लेखकों की रचनाओं से बहुत अच्छी तरह परिचित हो चुका 
था। लीसियम में उसने छः वर्ष बिताये और इसका उसके जीवन तथा 
लोकद्ृष्टि पर गहरा असर पड़ा । यहीं पर उसका सेना के अफ़सरों: 
तथा भविष्य के दिकाब्रिस्टों' और विशेषतया चदाएवं से परिचय हुआ. 
और उसने रदीरच्येव की कृतियों को पढ़ा । 

सन्‌ १८१४ में पुश्कित ने त्सारस्कोये सेलो' (जार का गाँव) की. 


हुआ। इसमें नेपोलियन से रूस के साहसपूर्ण युद्ध का वर्णन है। छीसियम 
में पढ़ते हुए ही वह साहित्यिक गोष्ठी अरज़ामस' का सदस्य बना लिया 
गया और यहीं उसने अपनी बड़ी कविता रूसलान और लदमिला 


लीसियम के बाद वह विदेश विभाग के कालेज में पढ़ने के लिए 
पीतरब॒ग भेजा गया । 


प्रगीत मुक्तक ( १८१७-१८१५९ ) 
सन १८१७ से १८१९ के बीच उसने स्वतन्बता प्रेम से यकत कई 


राजनीतिक समकाछीनता और क्रान्तिकारी वेग के कारण उसका प्रगीत 


चदाएव को  प्रगीत में समवयस्कों को देश सेवा के लिए अपनी आत्मा: 


अलेक्सान्द्र सेगेंयविच पुश्किक के हि 


ज॒कोव्स्की के बीच में पड़ने से उसे साइबेसिया न भेजकर दक्षिण भेजा द 
. गया। उसे पीतरखुूर्ग छोड़कर यकातेरिनोस्लाव जाने का हुवेंते दिया _ 
गया । इसी समय (१८२० ) उसने रूसलान और लद॒मिला' काव्य पूरा 












किया । 


दक्षिण का निवॉसन 
.. अकातेरिनोस्लाब में पुश्िकिन अधिक समर तक न रहा । पुशिकिन 


जब कि कवि का परिचित जनरेल रएव्स्की वहाँ जाया 


वहाँ बीमार था 
तथा क्रीम 


. और उसे कवकाज ले जाने की आज्ञा प्राप्त कर ली। कंवकाज़ 
[8 प्राकृतिक दृश्यों--समुद्र, झील, दक्षिणी प्रकृति आदि--की कवि पर 
... बड़ा प्रभाव पड़ा । क्रम में उसने गिरई खां ढारा अपनी म॒त बंदिनी' 
|... प्रियतमा की स्मृति में निर्मित आंसुओं का फव्वारा देखा जिसके आधार 
. पर उसने बाद में 'वारुची सराय का फव्वार! काव्य लिखा। .. 
य सके बाद उसे तीन साल किश्ीनेव में रहना पड़ा जहाँ. उसका 

. ंदुकाब्रिस्टों' की दक्षिणी सभा के कई अफसरों से, विशेषतया उसके नेता 
पुश्कित की ऋन्तिकांरी मनोवृत्ति का संकेत 


.. पेस्तेल से परिचय हुआ ॥ पुर 
उसकी इस समय की लिखी कविता खजर से मिलता है जिसे कि दिका- 


ब्रिस्टों ने जार की हत्या के संकेत के रूप में लिया । उसकी कवकाज़ी 


कैदी, डाकू भाई जिप्सी' आदि कविताए, भी कवि के क्रांतिकारी भावों 


. का अंकन करती हैं। इनसे कवि के कलात्मक विकास का भी परिचय 286 


.. मिलता है । 

. उपन्यास द 
... सत्‌ १८२३ में किशीनेव में कवि ने अपना पद्मात्मक यिवगेनिई 
. अस्येगिव', शुरू किया। ईस पहला अध्याय कवि ने अदेसा में हरा किया. 
... जहाँ वह किशीनेंव से भेजा गया था । इस पूरे समय में पुलिस उसके... ] 

.. पीछे थी । उसके पत्र पढ़े जाते थे। उसके एक ऐसे ही पत्र के आधार ४ 5५7०7 
.. पर--जिसमें उसने अपनी अनास्तिकता के बारे में लिखा हज 
.... नया निर्वासन दिया गया । उसे शहर से दूर निरे. देहात मिखाइलो- हे 

का वस्कोएसेलो में रहते को भेजा गया । औग का! 





2 5 अर पे 





की ली 2 अली मिटत जटिल की 3 जल की 





ऐड रूसी साहित्य का इतिहास 


















मिखाइलोव्स्फोए का निवोॉसन ः 
मिखाइलोव्स्कोएसेलो में पुश्किन दो साल रहा। इस समय उसका सारा 
परिवार यहीं था किन्तु बाद में उसका अपने पिता से झगड़ा हो गया 
क्योंकि वह अपने पुत्र पर जासूसी करने तथा उसके पत्रों को चुपचाप 
पढ़ने को तैयार हो गया था। इसके बाद उसका पिता वहाँ से चला गया. 
और वह अपनी नस अरीना रदीओव्ता के साथ वहाँ अकेला रह गया।. 
अपने बचपन की इस नर्स को पुश्किन सदा बड़े प्रेम से याद करता रहा 
और उसकी कई कविताएं उससे संबंधित हैं । इन्हीं रचनाओं में मिखा- 
इलोवस्कोएसेलो में लिखित उसकी कविता जाड़े की शाम' है । पुश्किन 
के कथनानुसार अरीना रदीओव्ना उसे शाम को अति सुन्दर रूसी लोक- 
कथाएँ और गीत सुनाया करती थी । द 
इन वर्षों में वह अपने दास-किसानों के निकट आया । वह किसानों 
'की बस्तियों में घूमा करता था, उनकी कथाएँ, मज़ाक तथा गीत सुना 
'करता था, और बाज़ार तथा मेलों में घूमा करता था । इस प्रकार 
'मिखाइलोव्स्कोए में उसे रूसी जन-जीवन का अत्यन्त निकट से परिचय 


प्राप्त हुआ और उसके हृदय में रूसी जनता के प्रति सच्ची सहानुभूति 
प्रकट हुई और सच्चा प्रेम जगा । 


यहाँ रहते हुए उसने नब्बे प्रगीत मकक्‍्तक लिखे, येवगेनिई अन्येगित 
का तीसरा अध्याय पूरा किया, वरीसगदूतोव ट्रेजेडी (दुखान्त नाटक) 
शुरू की और जिप्सी' कविता पूरी की । 'जिप्सी' कविता में कवि का 
स्वातंत्र्य-प्रम प्रकट हुआ है । द है, 3 

वरीसगदूनोव ( १८२५) में कवि ने इतिहास के बीच जनता के योग- 
दान तथा शासन और जनता के पारस्परिक संबंध के बारे में विचार 
अभिव्यंजित किये हैं। यह लोक-दुखान्त नाटक है जिसकी घटनाएं लम्बे 
समय के बीच चलती रहती हैं और कई स्थानों पर घटित होती हैं । 
यह कृति स्वच्छन्द छंद में लिखी गयी है।....... ४ 
... दिकान्रिस्टों की फांसी को खबर मिलने पर कवि ने मसीहा 
(१८२६) कविता लिखी । पुद्दिकन ने इसमें कवि को मसीहा के रूप में 


. अलेक्सान्द्र सेगेयविच पुश्िकिन डेप 


चित्रित किया है जो कि अपने को उच्च सामाजिक सेवा के लिए तंयार 
करने को रेगिस्तानों में घूमता है। इस कविता में कवि के उच्च क॒तंव्य 
. तथा लक्ष्यों की व्यंजना की गयी है और यह बताया गया है कि कवि का 
काम अपने शब्दों ढह्वारा जनता के हृदय को उद्दीप्त करना है। 


दिकाब्रिस्ट क्रांति के बाद 


सितम्बर १८२६ में वह मास्को गया और ज़्ार के समक्ष उपस्थित 
हुआ । ज़ार के यह पूछने पर कि यदि १४ दिसम्बर के विद्रोह के दिन वह 
पीतरबुर्ग में होता तो वह क्या करता ? पुश्किन ने साहस के साथ जवाब _ 
दिया कि मैं विद्वोहियों की पंक्ति में होता । जार निकोलस ने उसे अपनी 
ओर करने के लिए कहा कि रूस में बड़ा सुधार करने की मेरी इच्छा है । 


. को भी देना और साहित्यिक कार्यकछाप पर उसका नियंत्रण मानना । 

इ १८२७ में कवि ने साइबीरिया में कविता लिखी और दिकाक्रिस्ट 

निकीताम्‌ राव्योव की पत्नी के हाथ भेजी, जो स्वेच्छा से अपने पति के पास _ 

रहने के लिए साइबीरिया जा रही थी । इसमें कवि ने कहा कि वह 

समय ज्ञीघत्र ही आयेगा कि जब हथकड़ियाँ टूठ जायेंगी, अंधकार नष्ट हो 

.. जायगा और स्वाधीनता तुम्हारा स्वागत करेगी । पुश्किन के इस संदेश 
. पर दिकाब्रिस्ट अनेदोयेव्स्की ने अपनी कविता में यह विचार प्रकट किया 

_ कि दिकाब्रिस्टों की चिनगारी से जनक्रान्ति की आग भड़क उठेगी 

ह १८१८ में कवि ने अंचार' कविता लिखी जिसे सेंसर से बचाने के 
लिए अन्योक्ति का रूप दिया गया। अंचार एक पेड़ हैजो रेगिस्तान _ 

.. में होता है और जिसका गोंद जहरीला होता है। राजा अपने दास को 

यह गोंद लाने के लिए भेजता है। ग़रीब दास यह जहरीला गोंद छाता 


.. के उत्पीड़न का विरोध है। 





. अपनी कृपा दिखाने के लिए जार ने उससे कहा कि अब से मैं तुम्हारा ० 
सेंसर बनूँगा । शीघ्र ही कवि को मालूम हो गया कि इसका मतलूब _ 
_ हुआ सामान्य सेंसर के साथ-साथ अब अपनी कृतियाँ पुलिस चीफ बकैेतदीके.... 





.. हैऔर मर जाता है। राजा उस ज़हर से अपने तीर बनाता है और पड़ोसी... 
. राष्ट्र को नष्ट करता है। कविता का मुख्य भाव मनुष्य द्वारा मनुष्क * . ० 











हद ।. . रुसी साहित्य का इतिहास. 


इस समय उसने 'पल्तावा” कविता लिखी 
क्रायकलापों की प्रशंसा की गयी है और उसे 
के रूप में चित्रित किया गया है । 


१८३० में पुश्किन तीन महीने बोल्दिनो गाँव में रहा । इस समय. 

.. वह मास्को की सुन्दरी नतालिया निकोछाएव्ता गनचारोवा की ओर _ 

... आदक्षष्ट हुआ और उससे विवाह किया। बोल्दिनो में उसने 'ब्रेवगेनिया 

अन्येगिन' पूरा किया । छोली-छोटी दुखान्त ट्रेजडी लिखीं, बेल्किन| की. 

'कहानियाँ लिखीं तथा तीस कविताएं लिखीं । इस समय उसने गद्य की 

ओर भी ध्यान दिया और इस क्षेत्र में भी उसकी अदभुत प्रतिभा का प्रकाश 
लोगों को मिला । 


बेल्किन की कहानियाँ * में प्रान्तीय अभिजात वर्ग के जीवन 


के चित्र - 
.. हैं तथा छोटे छोटे कर्मचारियों और गरीब कारीगरों के जीवन की झः 


दिखायी गयी है। इन कहानियों में पहली बार नायक के रूप में छोटे 


१ 
_ आदमियों के प्रतिनिधि रूसी साहित्य के बीच प्रकट होते हैं। कवि ने इसमें 


बड़ी सहानुभूति के साथ इन दलित तथा अपमानित व्यक्तियों का चित्र 


अंकित किया है। इनमें कवि की मानवतावादी छोकदृष्टि की झछक 
मिलती है। हक की: 2 


इन छोटी-छोटी ट्रैजेडी--'कंजूस राजा, मोत्सात॑ और सेलेरी', 
'पथरीला मेहमान', प्लेग के समय दावत' में कवि ने हृदय पर ईर्ष्या, कंजू पी 
* आदि अनुभूतियों का चित्रण किया है । कवि ने इनमें मनोविज्ञान का 
गंभीर परिचय दिया है । इनका विचारात्मक वस्तु-तरव, गंभीर मनो- 
वैज्ञानिक विश्लेषण, कलात्मक अभिव्यंजन तथा भाषागत संक्षिप्तता 
इन सबने इन छोटे-छोट नाटकीय दृश्यों को विश्व-सा हित्य के बीच उच्च 
स्थान प्रदान किया है। पी य 


उन्नीसवीं शती के सन्‌ तीस के वर्षों में किसान 


ती जिसमें पीतर प्रथम के. 
राष्ट्र के प्रगतिशील शासक ' 

















































ड 


























हिल कक 2 न-विद्रोह हुए जिनकी. 
... और पुरिकिन का ध्यान गया । तत्कालीन सामाजिक-राजनीतिक प्रदनों... 
, हर क्‍ ते संबंधित पुश्किन ह की कई कृतियाँ हैं है जिनमें. द किसान-जमीदार संबंधों / 
५ होन्ली, कप्तान की छड़की”) तथा शासन और जनता के सब है 































श के लॉ 








५ 298 22 ह "५ 








अलेक्सान्र सेगेयविच पुडिकिकन........ ४७ 


.. ३ ताँबे का घड़सवार! ) की समस्या का संकेत मिलता है। १८३३ में 
. घुद्दिकन ने पुगाचोव का इतिहास” लिखा । पुगराचोव विद्रोह से संबंधित 
सामग्री एकत्रित करने के लिए वह कज़ान, ओरेनबुर्ग आदि पुगाचोव से 

संबंधित कई स्थानों में गया तथा संग्रहालय में अध्ययन किया । पुगाचोव 
विद्रोह से संबंधित कप्तान की लड़की पुश्किन के इसी विद्रोह के ऐति- 

.. हासिक अध्ययन का कलात्मक परिणाम है। 3 

.... प्रसिद्ध उपन्यास कप्तान की लड़की' पुश्किन के गद्य की सर्वोच्च 

.. 'उपलब्धि मानी जाती है। इसमें पृगाचोव विद्रोह के यूग की कलात्मक 

.. तस्वीर है, प्रान्तीय अभिजात परिवार (भ्रिनेव) का चित्र है। मारिया 

.. डवानोव्ना का चित्रण है और किले के कमांडर कैप्टन मिरोनोव का अंकन 

| “किया गया है-। सबसे महत्त्वपूर्ण इसमें पुगाचोव का चित्रण. है जो कि 

अकिसान-विद्रोह का नेता है। 

पुश्किन-गद्य की सर्वोत्तम कलात्मक कृतियों कप्तान की लड़की तथा 







इसी समय उसने छोक-कथा के रूप में मछली और मछआ की कथा, 
_ पादरी और उसका नौकर, बाल्दा और परिचमी स्लावों के गीत लिखे। 


.. ताँब का घड़सवार' पीतर प्रथम से संबंधित पीतरब॒र्ग की पद्यात्मक . 
_ कथा है। पीतर प्रथम से संबंधित उसकी अन्य दो कृतियाँ पीतर प्रथम 
का गू छलाम' और पह्तावा  हैं। ताँबे का घड़सवार' रूस की शक्ति और 
_ उसकी प्रगतिशीलता का काव्य है। इस शक्ति का प्रतीक राजधानी पीतरबर्ग . 
. हैजो कि पीतर प्रथम की सर्जना है और जो जंगलों के अंधकार और 
दलदलों के बीच से निकली है। यह कृति पुश्किन के उत्तम काब्यों में कि 
गिती जाती है। । 


' अन्तिम वर्षों के श्रगीत मुक्तक.्र्ऊ- 
डा पुश्किन के जीवन के अंतिम वर्षों के प्रगीत मुक्तकों का मुख्य विषय. 
. “राजनीतिक और दाशनिक है। सन्‌ तीस के वर्षों में उसने कई देशभक्ति- 


हुक्म की बेगम” का रूसी गद्य के विकास पर बड़ा महत्त्वपूर्ण प्रभाव... 





रे पूर्ण रचनाएँ लिखीं ( रूस को बदनाम करने वालों को, पवित्र समाधि हक . 







































वेएत>त्ाक्षा०मल॥क्षक्षत् 


5: “ले .._ रूसी साहित्य का इतिहास 



















के सामने, सेनापति ) । इन वर्षों की कविताओं में उसने अपनी जवानी 
के दोस्तों को याद किया है और जीवन तथा मृत्य के बारे में चितनः 
किया गया है। 


पुश्किन की म॒त्यु 

पुश्किन का व्यक्तिगत वेवाहिक जीवन कुछ सुखमय न था। पति- 
पत्नी के मानसिक दृष्टिकोण में सामंजस्य न था। पत्नी को आमोद-विनोद, 
नांच आदि का जीवन पसंद था और कवि के कार्यकलाप में इससे बाधा 
पड़ती थी। उसकी पत्नी को ओर जार का ध्यान गया और पुश्किन को 
दरबार से बाँवने के लिए उसने उसे सबसे छोटा (किकर का) पद दिया' 
जिसे कि कवि ने अपना अपमान समझा। फ्रांसीसी दान्तेस का उसकी 
पत्नी से कुछ घनिष्ठ परिचय था। उच्च समाज इससे संबंधित कुछ: 
खबरें भी उड़ा रहा था। पुश्किन ने आत्मसंमान की रक्षा में दान्तेस का. 
इन्द्र युद्ध के लिए आह वान किया। १८३७ की आठ फरवरी को यह दइच्द- 
युद्ध हुआ जिसमें पुदिकन बुरी तरह घायछ हुआ। 


दो दिन बाद दस फरवरी (सन्‌ १८३७) को पुश्किन की मृत् 
गी! गयी । 


जन-प्रद्शन के डर से पुलिस ने रातों रात उसका शव पीतरबर्ग से. 
हटा दिया। वह स्वित गोर्स्की के मठ में दफ़नाया गया। 


येवगेनिई अन्येगिन 
पुश्किन की सबसे महत्त्वपूर्ण कृति उसका पद्मात्मक उपन्यास य्रेवगेनिई 
अन्येगिन! है। यह रूसी का पहला यथार्थवादी उपन्यास है। इसमें 
उन्नीसवीं शती के सन_बीस के रूसी जीवन और समाज का अंकन हुआ है ॥ 
अन्येगिन.....__<_<्र्य्र्््रः 

 अन्येगिन इस उपन्यास का मुख्य पात्र है और वह उन्नीसवीं शती 
के सन्‌ बीस के अभिजात समाज के प्रगतिशील विचारशीरू पक्ष का 


प्रतिनिधि है। उसके माध्यम से पुश्कित ने उस व्यक्ति का चित्र प्रस्तुत 
किया है जिसमें कि बुद्धि और विवेक है किन्तु जो व्यर्थ है क्योंकि वह 





अलेक्साल्र सेगेंयविच पुडिकत ४९ 


इनका उपयोग अच्छे जीवन की उपलब्धि के छिए नहीं कर सकता। इस 
समाज की आलोचना करते हुए भी वह न उसे ठीक कर सकता है और 

न उसे छोड़ ही सकता है। इसी से उसकी ब॒द्धि की प्रखरता उसे और भी 
चुभती है। वह इस समाज में सबसे अलग हो जाता है, फलतः वह 
अकेला पड़ जाता है, उसका जी ऊबता है और वह निरर्थक व्यक्ति बन 
जाता है। वह ततियाना लिरीना के प्रेम-प्रस्ताव को ठुकरा देता है।. 
उसका अपने पड़ोसी लेस्की से झगड़ा हो जाता है और वह इन्द- 
युद्ध में उसे मार डालता है। इस अप्रत्याशित हत्या का उस पर बड़ा 
प्रभाव पड़ता है और वह पीतरबुर्ग को छोड़कर रूस की यात्रा पर निकछ 
पड़ता है। 
 ततियाना 
.. ततियाना के रूप में पुशिकिन ने भावुक कितु कत्तंव्यशीला नारी का. 
. चित्र प्रस्तुत किया है। ततियाना अन्येगिन को चाहती है और वह स्वयं 


...प्रेमपत्र भेजती है, अन्येगिन के रूखे उत्तर से उसे चोट लगती है फिर भी 
. वह अपने को संभाल लेती है। धीरे-धीरे इस भावुक बालिका का पूर्ण 


. विकास होता हैऔर उसका दूसरे से विवाह हो जाता है। अन्येगिन 
. के लिए उसके हृदय में अब भी स्नेह है कितु वह अब पत्नी है, अपना 
कत्तंग्य समझती है और अपने पति के प्रति सच्ची रहना चाहती है। 
लेस्की ह 
.. लेस्की के रूप में कवि ने आदर्शंवादी स्वप्नदर्शी नवयवक का चित्र... 
अंकित किया है। वह सन्‌ बीस-तीस के अभिजात वर्ग के स्वप्न देखने 

वाले नवयवकों का प्रतिनिधि है। द 





इस उपन्यास में यथार्थवादी अंकन के साथ-साथ प्रगीतात्मक अंश 


. भी बड़े भावुक हैं और प्रकृति का चित्रण भी बड़ा सु दर हुआ है। वसन्‍्त 
तथा पतझ्ड़ के प्राकृतिक दृश्य अत्यन्त मा्िक हैं। हक 
क्‍ यह उपन्यास अपनी भाषा तथा शैली के लिए भी महत्त्वपूर्ण है। 
इसे पढ़ते हुए ऐसा मालूम होता है कि पाठक बराबर कवि से बात कर 


_ रहा हैं। पुदिकत ने इसे बातचीत की शैली में लिखा है। कवि इसे क्‍ 





ड 






५० रूसी साहित्य का इतिहास 





संवादों, अपने भाषणों, प्रहइनों तथा पत्रों द्वारा अत्यन्त सजीव बनाता 


हुआ कथा कहता चलता है। इन सबसे इस उपन्यास को बातचीत की 
अत्यन्त सहज, स्वाभाविक, सजीव और चलती हुई शैली प्राप्त हो 
गयी है । | क्‍ । 
क्‍ पुश्किन की सबसे बड़ी सेवा साहित्यिक रूसी (भाषा) की रचना 
5. भानी जाती है। तुर्गेतेव के कथनानुसार पुश्किन ने दोहरा काम किया। 
के रूसी भाषा की प्रतिस्थापना और साहित्य की रचना। पुश्किन ने 
साहित्यिक रूसी भाषा के मूल में जनता की भाषा रखी जिसमें सजीव 


 बोलचाल की भाषा का भी रूप था और प्राचीन रूसी लोक-कथाओं और 
गीतों की भी भाषा थी। 


रूसी रंगमंच और संगीत के विकास पर भी पुश्किन की प्रतिभा का 
गंभीर प्रभाव पड़ा। उसकी रचनाओं के आधार पर कई आपेरा और 
बैले बनाये गये। ग्लीनका ने रूसछाम” और लदमीला' का आपंररा 
लिखा। दत्स्गॉमोके ने रूसाल्का' और 'भमसोर्गस्की ने वरीजगगंदुनोव 
लिखा। चाइकोव्स्की ने 'येवगेनिई अन्येगिन', 'मज़ेपा' तथा हुक्म की 
बेगम का आपरा लिखा। इसी प्रकार ग्लीएर ने” 'ताँबे का घड़सवार 
का बेलेड तैयार किया और असाफियेव ने बारूची सराय का फव्वारा 
और “कवकाजी कैदी” का बैले तैयार किया। क्‍ हे 
हे अपनी प्रतिभा और काव्य के द्वारा पुश्किन रूस का राष्ट्रीय कवि 
बन गया। उसके काव्य में रूसी जनता की सारी विशिष्टताएँ अभिव्यंजित है 
री गई हैं । द 





















१३. मिखाइल यूरेविच लेरमन्तोव 
. [१८१४-१८७१ ] 
_ बचपन 


लेरमन्तोव का जन्म १४-१५ अक्टूबर १८१४ में हुआ। मातृपक्ष 
















. का था जब कि उसकी माँ का देहान्त हो गया। उसका पालन नानी के 
चर में हुआ। सास-दामाद में अच्छे संबंध न होने के कारण. उसे बराबर 
पितृ वियोग सहना पड़ा जिसका उसे बड़ा दुःख रहा । 

... अभिजात वर्ग की तत्कालीन प्रथा के अनुसार लेरमन्तोब की शिक्षा 
भी विदेशी गवर्नर तथा अभिभावकों के अधीन ही हुई । वह बचपन में 
 क्ांसीसी भाषा स्वच्छन्दता से बोलने लगा। लेरमन्तोव ने इस बात पर 
दुःख प्रकट किया कि उसके शिक्षक विदेशी थे, क्योंकि इस कारण वह 
. रूसी साहित्य से परिचित न हो सका । 


विश्वविद्यालय की पाठशाला 
१८२० में लेरमन्तोव अपनी नावी के साथ मास्को आ गया और दूसरे 


वर्ष वह मास्को विश्वविद्यालय की पाठशाला (पेंशिनो) में दाखिल 


ओफंसरों का प्रबन्ध उसकी नानी ने कर दिया। 


जिनमें उसके काव्य का दासता-विरोधी दृष्टिकोण तथा उनसे सहानुभूति 
काव्य कफ़काज़ी क़ंदी, देत्य का आडूयान' भी लिखें । 
_ लिखीं। सन्‌ १८३० की कविता में उसने पोलिश विद्रोहियों के प्रति 


रचना की। 


हनन अिनोनकना बे (नमन नपिमतिना ने हे ऑलाक नी अन्‍नननुनीत कि तन कील नगन लाए चने आ फनाना। कण वजन न डा ननिजकीनन के बन नह 9 हगनधानन बता, ॥ ।+ 


- से वह एक प्राचीन अभिजात वर्ग में आता है। लेरमन्तोव तीन ही वर्ष. 


हुआ। लेरमन्तोव को निजी तौर से पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी के कतिपय क्‍ 


विद्वविद्यालय की पाठशाला के अपने इस आवासकाल में उसने 
कई कविताएँ और तस्‍वीरें तुक की शिकायत, स्वगत कथन' लिखीं 





स्पष्ट है। उस समय उसने सबसे अधिक कविताएँ लिखीं तथा कतिपय 
सन्‌ १८३०-३१ के बीच उसने राजनीतिक वस्तुओं पर कविताएँ 


सहानुभूति प्रद्शित की। १८३० में ही फ्रांस की जुलाई ऋत्ति पर भी 














































५२ . रूसी साहित्य का इतिहास 






























रूस की सन्‌ १८३० की किसान-हलचल से संबंधित उसकी कविता 
भविष्यवाणी है। इसमें कवि ने ऐसे/आनेवाले समय की भविष्यवाणी की 
है जब कि जार का ताज गिर पड़ेगी. और मौत तथा खून ही बहुतों की 
खराक होगी। 


मास्को विश्वविद्यालय 


सन्‌ १८३० में लेरमन्तोव जब मास्को विश्वविद्यालय में दाखिल 
हुआ उस समय इस विश्वविद्यालय में बेलिस्को, स्तानकेविच, गेर््सेन, 
गनचारोब आदि भी पढ़ते थे। लेरमन्तोव अपने विद्यार्थी-जीवन के इन्‌ 
वर्षों को बड़ी भावुकता के साथ साइका' कविता में याद करता है। 
विश्वविद्यालय के इस जीवनं-काल में लेरभन्तोव ने सौ से अधिक 
कविताएँ, कतिपय द्रैजेडी और काव्य लिखे। इन्हीं वर्षों में क्‍ 
क्राव्य की प्रथम योजना सामने आयी और “निर्धन', देवदूत', पाल 
जैसी कविताएँ रची गयीं। पाल” कविता में कवि की विद्रोही प्रवत्ति का 
परिचय मिलता है। इसमें उसका रोमांटिक रूप भी सामने आता है। 
जिस तरह कि नाव का पाल खोकर नाविक तट की शांति, सुरक्षा और सुख . 
फो छोड़कर तूफान की ओर चल देता है, मानो तूफानों में ही शांति 
हो, उसी तरह कवि भी क्रियाशीलता और संघर्य चाहता है। इस समय 
वह अँंगरेज़ कवि बायरन की ओर भी आऊक्ृष्ट हुआ और उससे प्रभावित 
हुआ। विश्वविद्यालय के कतिपय प्रोफ़ेसरों के विरुद्ध भाषण करने के कारण 
अन्य विद्यार्थियों के साथ उसे भी विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया। 
पीतरबुर्ग विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने में वह असफल रहा। इसके बाद 
.. वह सनिक स्कूल में भर्ती हो गया। इस समय उसने हाजी अब्रेक' काव्य 
. लिखा, दैत्य” काव्य का नया रूप प्रस्तुत किया और वादिम' कथा का 
आरम्भ किया जो अपूर्ण रही। 
सैनिक स्कूल द 
वादिम' कथा का नायक निर्धन किन्तु अभिजात वंश का व्यक्ति 
है जिसे अमीर जमींदारों ने नष्ठ कर दिया है। वह अपने अपमानकर्ता 
की ही नौकरी करता है। बाद में वह अपने पिता की मृत्य का बदला लेने 





मिखाइल यूरेविच लेरमन्तोव.... ५३ 


के लिए किसान-विद्रीह के नेता के रूप में प्रकट होता है। लेरमन्तोव की 
थह कथा दुन्नोव्स्की' से मिलती है और विद्रोह की भावना तथा जमींदारों 

निरंकुशता के प्रति घृणा से परिपूर्ण है। 

क्‍ सेनिक स्कूल की शिक्षा समाप्त करने के बाद वह फौजी अफसर बन 
गया और दुसार' दस्ते में त्सारकोए सेलो' भेजा गया । सन्‌ 
१८३५-३६ में उसने काव्य बयारिन अशी”, नाटक छशञ्नवेष और 

कई कविताएँ लिखीं। इसी समय उसने राजकुमारी लिगोव्स्कया' 
लिखा। उसमें न केवल उच्च अभिजात वर्ग का जीवन ही चित्रित किया 
गया है वरन्‌ राजधानी के छोटे-छोटे कर्मचारियों काभी अंकन 

. हुआ है। 

... सन्‌ १८३७ में कवि की महत्त्वपूर्ण रचना बरदिनो' छपी। रूसी 

 देश-भक्ति की भावना से ओत-प्रोत इस कविता में अरदिनो के विख्यात 

बुद्ध का वर्णन हुआ है। इसमें रूसी सैनिकों के साहस और दृढ़ता का 

द |; गान है ! 

द पुश्किन की (हन्द्र यूद्ध में) मृत्यु पर लेरमन्तोव को दारुण शोक 
ओर क्रोध हुआ, क्योंकि उसने निरंकुश जारशाही को असली ह॒त्यारा 
माना। पुश्किन की मृत्यू पर उसने कवि की मृत्य” कविता लिखी 

जिसमें सारे राष्ट्र के शोक और क्रोव की व्यंजना हुई। 


पहला निवोॉसन 
द कवि की मृत्यु” कविता बड़ी ही लोक-प्रिय हुई और जार उतना ही _ 
. असंतुष्ट हुआ। फलत: लेरमन्तोव गिरफ़्तार किया गया और कंवकाज 
की एक टकड़ी में भेज दिया गया। यह कवकाज़ में उसका पहला निर्वासन 
छुआ। कवकाज़ के निवास-काल में लेरमन्तोव ने स्थानीय लोक-साहित्य 
की ओर अपनी विशेष रुचि दिखायी । उसने अज़ रबाइजान की लोक-कथा 
आशिक किरीब' तथा अन्य स्थानीय कथाओं को लिपिबद्ध किया जिनका 
कि उसने अपने काव्य दैत्य/ तथा नित्पीरी” में उपयोग किया। यहाँ 
उसने सौदागर कलाशनिकोव का गीत' पुरा किया जिसे कि उसने 
पीतरबूर्ग में शुरू किया था। 





मा .._ अपने देश से दूर पराधीनता में पड़ा है। वह मठ से निकलकर अपने देदा. 











४ .. रूसी साहित्य का इतिहास 






















पीतरबुग में वापसी ही 
.. सन्‌ १८३८ के शुरू में छेरमन्तोव को पीतरबुर्ग वापस छौटने की 
आज्ञा मिली । इस समय उसकी प्रतिभा का और भी विकास हुआ। इसी 
समय उसकी कविता विचार' छपी जिससें उसने अपनी समकालीन 
पीढ़ी की भीरुता तथा जार की खुशामद पर क्षोभ प्रकट किया। द 
अपनी कविता कवि' में लेरमन्तोव समकालीन कवि की खंजर: 
से तुलना करता है। खंजर कभी तो पहाड़ के घृड़सवारों का प्रतिष्ठापूर्ण. 
शस्त्र था, किन्तु अब वह सम्मानहीन सुनहरा खिलौना” मात्र रह गया. 
है। इसी प्रकार आज का कवि भी अपना आशय गंवा चुका है। ५ 
धीरे-धीरे इस युग की राजनीतिक घुटन का वातावरण कवि को दबा 
रहा था। न अपने को इस वातावरण के अनुकूछ पाकर और न वातावरण. 
को अपने अनुकूछ बना सकने के कारण उसमें गहरी उदासी तथा ऊब'.. 
भरती जा रही थी और अकेलापन उसे दबाता जा रहा था। रंग-बिरंगी 
भीड़ में घिरा ऊब उदासी नहीं कि जिससे हाथ मिलाऊँ, बंदी राजा” 
(अंधकार के बीच भौन खिड़की पर बैठा), बादल”, पड़ोसी” आदि 
कविताओं में उदासी, क्रोध तथा विरोध सभी कुछ व्यक्त हुआ है। 
इसी समय फ्रांसीसी राजदूत के लड़के बरान्त और लेरमन्तोव के बीच... 
दन्द्र हुआ। बरान्त निशाना चूक गया और लेरमन्तोव ने हवा में गोली 
. छोड़ दी। दृच्ध युद्ध में भाग लेने के कारण लेरमन्तोव गार्ड रूम में बन्द 
... कर दिया गया। द 8 2 हक 
है 

दूसरा निवासन....<र्र््र्रररः क्‍ थे 
...._ सन्‌ १८४० में लेरमन्तोव कवकाज़ भेजा गया। इस नये निर्वासनः 
में जाते समय उसका उपन्यास अपने समय का नेताः छपा। कवकाज 
: जाते हुए वह मास्को रुका। ९ मई को वह गोगल के नाम-दिन पर 


उपस्थित था जहाँ उसने अपनी नयी कविता 'मित्सीरी” सुनायी । 
__ प्ित्सीरी काव्य लेरमन्तोव की श्रेष्ठ रचनाओं में है। इसका _ 
नायक पहाड़ी युवक 'मित्सीरी” है जो छोटी ही अवस्था से बंदी है और 


.. सिखाइल य्रेविच लेरमन्तोव आओ प्‌ जल, 


भाग जाना चाहता है जहाँ कि “चट्टानें बादलों" में छिपी रहती हैं और 
जहाँ छोग बास (चील) की तरह स्वच्छन्द हैं। इस काव्य में स्वातंत्र्य- 
प्रेम और देश-प्रेम, संघर्ष की उत्कट इच्छा, क्रियाशील जीवन की छालसाः, 
प्रकृति-प्रेम आदि अनेक भावों की व्यंजना हुई है । 
द पीतरबुर्ग से जाने के समय उसकी एक और भावपूर्ण रचना जन्म- 
.._ भूमि प्रकाशित हुई जो कि कवि के गहरे देश-प्रेम से ओत-प्रोत है। 
. इसमें कवि का रूसी जनता तथा रूसी प्रकृति से गंभीर प्रेम प्रकट हुआ है।. 
सन १८३८ में 'देत्य' काव्य की हस्तलिखित प्रतियाँ पीतरबर्ग में 
फैल गयीं और पाठक आनन्द से भर गये। पाठक विशेष रूप से दैत्य के' 
.._ गवीलि, तेजस्वी, विद्रोही रूप से बहुत प्रभावित हुए जो स्वयं आकाश और 
... ईइवर से संघर्ष करता है। दैत्य के आत्म-कथतों में असीमित अधिकारों. 
... की निंदा, स्वतस्त्र होने का प्रयत्न और किसी के सामने न झकने वाले _ 
.... साहसी मानवीय व्यक्तित्व का यशोगान है। लेरमन्तोव दैत्य को ज्ञान 
... और स्वाधीनता का राजा कहता है। दैत्य कबकाज़ की चोटियों के ऊपर 
. उड़ते हुए तमारा को देखता है। उसका असाधारण सौंदर्य दंत्य में प्रेम 
को जन्म देता है और वह आकाश से सुरूह करने की कोशिश करता है। 
इस काव्य में कवकाज़ के बड़े सुन्दर चित्र हैं! 
अंतिम वर्षों के प्रगीत मुक्तक 
.. पीतरब्गं से कवकाज जाते हुए 'बिदा रूस' कविता निकली जिसमें 
उसने गुलामों के देश, मालिकों के देश” रूस से बिदा छी है। लेखक. 
.. अदेयेक्स्की ने लेरमन्तोव को जाते समय स्मृतिरूप में कापी दी, जिसमें 
- उससे नयी कविताएँ लिखने की प्रार्थना की | छेरमन्तोंव की मृत्य के बाद 
यह कापी अदेयेव्स्की के पास चली गयी । इसमें कवि की अन्तिम कविताएँ 
- लिखी हुई हैं जिनमें तक, स्वप्न, पेड़ की पत्ती, मैं पथ पर एकाकी 
जाता, चट्टान जैसी सर्वश्रेष्ठ रचनाएँ हैं। इनमें कवि का अकेलापन 
और उदासी का भाव बड़ा प्रबल है। 


ः उसकी अन्तिम कविता मसीहा है जिसमें कवि मसीहा का 
- समकालीन समाज में दुःखद अन्त दिखाया गया है। समाज उसके प्रेम ' 





रद विलन पक नबरक न >> वललल+-सल+ मल 22203: 








हा ... रूसी साहित्य का इतिहास 


_ और सत्य की शिक्षा का आदर नहीं करता वरन्‌ कवि के शब्दों में भेरे 


प्रिय सब मुझ पर पत्थर बरसाते हैं।' 


एक शाम लेरमन्तोव का सैनिक स्कूछ के अपने सहपाठी मर्तीनोव _ 
से झगड़ा हो गया। मर्तीनोब ने उसका हन्द्व-युद्ध में आह्वान किया । यह. 
इन्‍्छ-युद्ध मरक पहाड़ के नीचे २७ जुलाई (१८४१) की शाम को 
है।। मर्ततीव की गोली से लेरमन्तोव की मृत्यु हो गयी। छोगों का 


कहना है कि यह द्वन्व युद्ध भी ज रशाही तथा अभिजात वर्ग के लेरमन्तोव 
के अन्य शत्रुओं की साज़िश का ही परिणाम था जो कि मर्तीनोव को 


लेरमन्तोव के विरुद्ध बराबर भड़का रहे थे। 
“हमारे युग का नेता? 


: हमारे युग का नेता” लेरमन्तोव की सर्वोच्च कृति है। इस उपन्यास... 


का रूसी गद्य के विकास पर बड़ा प्रभाव पड़ा। 0370. ५. ५ 
इसकी भूमिका में इस उपन्यास के नेता पेचोरिन के बारे में लेरमन्तोव 

ने लिखा कि हमारी पीढ़ी की सारी बुराइयों का यह संकलित चित्र है।' _ 

पचोरिन की ऊब, अपने चारों ओर के वातावरण से समझौते की अनिच्छा 


तत्कालीन परिस्थिति के प्रति उसके विरोध भिव्यंजन का ही एक रूप 
है। इस उपन्यास के द्वारा लेरमन्तोव ने यह प्रदर्शित किया है कि सन्‌ 


है तीस के प्रतिक्रियावादी वर्षों ने ऐसे छोगों को भी निष्क्रिय बना दिया 
. जिनमें बुद्धि और प्रतिभा थी। व्यर्थता तथा विफलता की भावना 
.... पेचोरिन जैसे बुद्धिशाली व्यक्ति को बेचैन बनाये रहती है। 
._ अबन्धात्मकता क्‍ 


__एड्य पात्र के अन्तस्‌ का दिग्दर्शन कराने के छिए इसका अधिकांश... 


... पेचोहिन की डायरी के रूप में छिखा गया है। फिर भी पेचोरिन के बाह्य 
.._ का परिचय देने के लिए लेरमन्तोव ने डायरी में दो अध्याय भूमिका रूप 
.. में जोड़े हैं जिनमें वह नायक के बारे में अपने विचार व्यक्त करता है और 
.... उसके साथ मैक्सिम, मक्सीमिच, बेला आदि के संबंधों की व्याख्या करता 
_.. है। यद्यपि इस. उपन्यास में पाँच अलग-अलग कथाएँ हैं, फिर भी वे 


०५ फ 








सिखाइल यरेविच लेरमन्तोव.......... ५७ 
सब उपन्यास के मूलभूत भाव से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। 


पेचोरिन 


. ते नायक का हर पक्ष कलात्मकता तथा सचाई के साथ प्रस्तुत किया है। 
उपन्यास में प्रस्तुत उसकी डायरी उसकी अपनी सारी दुर्बलता तथा 


बुराइयों का स्वीकरण है। बुद्धि और प्रतिभा के होते हुए उसे इनके सम्यक 


उपयोग का अवसर नहीं मिलता, यही उसकी बेचैती का मूल कारण है। 


अपनी प्रतिभा के सम्यक्‌ प्रयोग के अवसर के अभाव में वह निरथक कामों 


में अपनी शक्ति का अपव्यय करता है और इधर-उधर भटकता है। वह 


असली जीवन से वंचित रह जाता है और उसे शांति नहीं मिछती। वह 


समाज की आलोचना करता है, उसके खोखलेपन तथा तुच्छता को समझता 
. है। किसी की सहानुभूति न प्राप्त कर सकने के कारण वह अकेलापन का 


... अनुभव करता है औरं लक्ष्यविहीन जीवन के कारण उसका अस्तित्व ही 


.  निरथंक हो जाता है। इसी से वह अंशांत भटकता रहता है। वह 
ईरान की यात्रा पर जा रहा है परंतु क्यों ? यह उसे नहीं मालम | अपनी 
अनुभूति के कारण वह अपने समाज के अन्य लोगों से कहीं ऊंचा ऊपर उठा 


हुआ है। 
स्त्री पात्रों में बेला का चित्र अत्यन्त भावक है। वह उन लोगों में 


.. से है जिनके लिए प्रेम ही सब कुछ और उनका एक मात्र जीवन है। 
वह केवल एक बार ही प्रेम कर सकती है किन्तु फिर वह प्रेम जीवन भर 


चलता है। 


द उपन्यास में उन ज़मींदारों के परिवारों तथा राजधानी के प्रतिनिधियों 
. का व्यंग्य पूर्ण चित्र प्रस्तुत किया गया है, जो पानी द्वारा अपने इलाज 


के लिए कवकाज़ नहीं आते वरन्‌ अपना कारबार ठीक करने को या 


दिलबहलाव के लिए आते हैं | इसी प्रकारसेना के अफ़सर से वेजी हे 
..  'ऊबने की शिकायत किया करते हैं और ताश खेला करते हैं। लेरमन्तोव 
. इनके बारे में व्यंग्यपूर्ण शब्दों में कहता है कि गंधक के सोते में अपना 


. आूक भरा गिलास डालकर ये बड़े ठाठ से खड़े होते हैं । 


इसमें पेचोरित का चित्र अनेक-रूपात्मक है। उसके चित्रण में लेखक 





कु 



























पट . रूसी साहित्य का इतिहास 
















बेला' की कथा में रूसी साहित्य में पहली बार इन पहाड़ के रहने. 
वालों का चित्र बिना किसी अतिशयोक्ति के पस्तुत किया गया है और .. 
उनके रीति-रिवाज तथा उनके स्वच्छन्द जंगली जीवन का अंकन हुआ... 
है। इसके साथ ही उपन्यास में कवकाज़ की प्रकृति के बड़े सुन्दर चित्रः 
मिलते हैं। ये प्राकृतिक दृश्य उपन्यास की प्रगीतात्मकता तथा भावुकता 
को और भी बढ़ाते हैं। प्रकृति का यथार्थवादी वाह्य अंकन अन्तर की. 
प्रगीतात्मकता के साथ लेरमन्तोव द्वारा बड़ी ही कलात्मकता से संयोजित... 
कर दिया गया है। द ह द ५ आन 
... उसकी भाषा अत्यधिक स्पष्ट और साफ़ है और संवाद चुस्त तथाः । 
गे हुए हैं। उसकी कथात्मकता बोलचाल की भाषा के अत्यन्त निकट 
_ है। लेरमन्तोव अपने गद्य में अत्यधिक अशिव्यंजना लाने का प्रयत्न करता. 


है और शब्दों का बड़ा ही युक्ति-युक्त प्रयोग करता है। फिर पुशिकिन की 
तुलना में लेरमन्तोव का गद्य अधिक भावप्रवण है। उसकी तुलनाएँ तथा... 
उसके विशेषण बड़े ही व्यजनापूर्ण होते हैं। फलतः इस उपस्यास की. 
भाषा अन्य लेखकों का आदर्श बन गयी है । हा 
लेरमन्तोव के गद्य ने तुर्गनेव, तोल्स्तोय तथा चेखव की सर्जना को 
प्रभावित किया। उसके काव्य की नागरिकता तथा देशभक्त की भावना: 
से नेक्रासोव को प्रेरणा मिली । बे! 
. छेरमन्तोव की रचनाओं के आधार पर प्रसिद्ध संगीतकारों ने कई 
रोमांस, आपेरा आदि की रचना की । ५ 
.. रूसी साहित्य में लेरमन्तोव का स्थान पुश्किन के समकक्ष है। 





१४. निकोलाई वसीलिक्चि गोगल 
[ १८०९-१८७२ ] 
द निकोलाई वसीलिविच गोगरू का जन्म अप्रेल १८०९ में यूक्रेन के 
. एक ज़मींदार वंश में हुआ था। उसका पिता शिक्षित व्यक्ति था और 
उसने कविताएँ तथा कमेडी लिखी थीं तथा वह रंगमंच पर अभिनय 


... किया करता था। इससे गोगल के हृदय में बचपन से ही रंगमंच के प्रति 
... रुचि जग॑ गयी। जिमनेजियम में नाटकों का अभिनय भी हुआ करता 
-.. था। इनमें गोगल बड़ा अच्छा अभिनय करता था। 


जिमनेजियम में गोगल की शिक्षा के वर्ष (१८२१-१८२८) रूस” हे 


... में दिकांब्रिस्टों की गुप्त सभाओं के संघठन तथा अभिजात वर्ग के बीच 
_ प्रगतिशीछ स्वच्छन्दतावादी विचारों के प्रचार के वर्ष थे। 


जिमनेज़ियम में प्रगतिशील शिक्षकों का भी एक दर था, जिसका 


. नेता बेलाऊसप्तोंव था। १८२० में जार सरकार ने इन पर स्वच्छन्द 


विचारों! का अभियोग रूगाया। इस सिलसिले में विद्यार्थी भी बलाये- 

गये। गोगल ने बेलाऊसोव के प्रति सहानभति प्रकट की और उसके पक्ष 

. में प्रमाण दिये। बेलाऊत्तोव के लेक्चर, पुश्किन, रील्येव तथा अन्य 
: प्रगतिवादियों की रचनाओं ने गोगल के प्रगतिशील दृष्टिकोण के निर्माण 
- में बड़ा योग दिया। १८२८ में जिमनेज़ियम की शिक्षा समाप्त कर गोगलः 

पीतरब॒र्ग चला गया। हे 


 पीतरबुग का आरम्भिक जीवन बे 
पीतरबूर्ग जाते हुए गोगल अपना रोमांटिक काव्य गांस क्यूखेल - 


. गान छिपाकर ले गया, यह उस पर पुश्किन की सम्मति चाहता था किन्तु: 


ऐसा न हो सका । यह कृति छपी तो इसकी कड़ी आलोचना हुई। 


.. फलतः गोगल ने उसकी सारी प्रतियाँ जला दीं। रा 
पीतरबर्ग में शुरू में उसे कोई सफलता न मिली । वह अलेक्साद्धा | 





थियेटर में अभिनेता बनना चाहता था छेकिन असफल रहा। बड़ी... 




































छः रूसी साहित्य का इतिहास 


मुहिकल से उसे एक विभाग में छोटे कर्मचारी की नौकरी मिली। यहाँ 
काम करते हुए वह शाम को कला अकेदमी में जाया करता था और चित्र- 


कला सीखता था। 


१८३० में गोगल की पहली कहानी इवान कुपाल से पहले की शाम! 
गुमनाम छपी। थोड़े समय बाद उसने नौकरी छोड़ दी और सारा समय 


साहित्यिक कार्यकलाप में लगाने लगा। सन्‌ १८३१ (२० मई) में 
गोगल का पुश्किन से परिचय हुआ। 


+दिकांका के निकट के गाँव की शामें? 


१८३१ में गोगल का कहानी-संग्रह 'दिकांका के निकट के गाँव की 
शा्मे' लिकला और सन्‌ १८३२ में इसका दूसरा भाग। पाठकों और 
आलोचकों ने इसका हादिक स्वागत किया। 

इन कहानियों में गोगल ने यूक्रेन के नवयुवक, नवयुवतियों का हास- 
'परिहास-पूर्ण जीवन चित्रित किया है। इनमें विभिन्न छोक-कथाएँ तथा 
चुटकुले हैं जिनका सामान्य जनता से संबंध है और जो उनके बीच विस्तृत 
हैं। इनमें यथा्थे और कल्पना दोनों का योग है और गोगल के सूक्ष्म व्यंग्य 
से ये सारी कृतियाँ अनुस्यृत हैं। इन कहानियों की सबसे बड़ी विशेषता 
इनका जनत्व है । इनमें जनता की आत्मा, उसका मानसिक पक्ष, 
उसका चरित्र तथा उसके जीवन का काव्यत्व सब कुछ सुरक्षित है। 
इन कहानियों के प्रकाशन के साथ ही गोगल की गिनती रूस के' उच्च 
कोटि के महत्वपूर्ण लेखकों के बीच होने छलगी। 


मीर गोरद्‌ हल द 
गोगल का सर्जनात्मक विकास बड़ी तेजी से हुआ। उसकी प्रत्येक 
कृति उसकी प्रतिभा के विकास की नयी मंजिल बन गयी। १८३५ में 
उसकी नयी कृति (कहानी-संग्रह) मीर गोरद' प्रकाशित हुई, जिस में तरा- 
-सबुल्बा, इवान इवानोविच का इवान निकीफरोविच से कैसे झगड़ा हुआ 
जैसी प्रसिद्ध कहानियाँ थीं। इन कहानियों में जीवन का चित्रण अधिक 


व्यापक तथा गहरा है और इनमें रोमांटिक छोक कथात्मकता कम है। 





निकोलाइ वसीलिविच गोगल रे ॥% 


गोगल ने इसमें ज़मींदारों का रहन-सहन और उनके जीवन का 
खोखलापन प्रदर्शित किया है। इसके साथ ही उनकी जो मानवीयता है 
और एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है उसका भी गोगल ने अंकन किया है । 


गोगल का व्यंग्य इवान इवानोविच का इवान निकोफेरोविच से कैसे झगड़ा 
हुआ' में प्रकट हुआ है। बड़ी मामूली सी बात पर वे लूम्बा मुकदमा _ 


लड़ते हैं। इसमें उनकी मानसिक संकीर्णता तथा अविकासशील जीवन 
का अंकन हुआ है। , 

ज़्मींदारों के संकीर्ण जीवन के प्रतिपक्ष में गोगल ने तरासबल्बा 
में जनजीवन का चित्रण प्रस्तुत किया है और स्वतन्त्र कज्ज़ाकों के' 
साहसपूर्ण अतीत का दृश्य सामने रखा है। कथाके' केन्द्र में अपने देश 


की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाला तरासबृल्बा' है जो कि अपने देश-- 


द्रोही पुत्र को भी मृत्यु-दंड देने में संकोच नहीं करता। यह कथा जन-जीवन 
. का लोक-आबन्च है। 
... पीतरबुर्गीय कहानियाँ दा 

१८३५ में उसका कहानी-संग्रह अराजेस्क्री' ( पच्चीकारी ) 


निकला जिसमें नेव्स्की प्रास्पेक्त' (नेव्स्की सड़क) तसस्‍्वीर', 'पागलू 
की टिप्पणियाँ जैसी नयी कहानियाँ थीं। बाद में लिखी गयी कहानियाँ: 


नाक तथा ओवरकोट' कहानियों के साथ वह पीतरबुर्गीय कहानियाँ” 
-कहलायी। 


राजधानी के जीवन का चित्रण करते हुए गोगल ने अपनी लछोक- 


दृष्टि बड़ी व्यापक रखी। इसमें नये प्रश्न, नये वस्तु-विषय रखे गये और 


नगर के जीवन की विषमताओं का चित्रण किया गया, जिनमें नगर के 
मामली छोगों की गरीबी और उनके अत्यन्त निम्नस्तरीय जीवन का 


बड़ा सहानुभूतिपूर्ण अंकन हुआ है। 


सकी प्रास्पेक्त' में स्वप्नदर्शी कलाकार “पिस्करेव और आत्म- 
_तुष्ट तुच्छ तथा धृष्ट लेफ्टिनेंट पिरोगोव” का भाग्य चित्रित किया गया 
है। कलाकार नष्ट हो जाता है और लेफ्टिनेंट फलता-फूलछता है। . 
#तस्वीर' कहानी में कछाकार चतंकोव का ह्वास दिखाया गया है। पैसे- 


































२ रूसी साहित्य का इतिहास 


के लोभ में धीरे-धीरे उसकी प्रतिभा का क्वास हो जाता है। पागल की 
टिप्पणियाँ” में उस समाज के बीच सामान्य व्यक्ति के जीवन की करुण 
स्थिति दिखायी गयी है जहाँ केवल धनी तथा उच्च कर्मचारियों का ही आदर 


इस स्थिति को न सह सका और पागल हो गया । ओवरकोट' कहानी 

में एक ग़रीब कर्मचारी की कथा है जो किसी तरह पैसे जोड़-जोड़ कर नया. 

_ओवरकोट सिलवाता है और जो शीघ्र ही चोरी चला जाता है। दुःखभार 

.... तथा ठंढक से इस कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है। यह कहानी बड़ी प्रसिद्ध द 

. हुईं। गोगल कर्मचारी की करुण दीनता का चित्र खींचता हुआ उच्च... 

. शासक वर्ग की हृदयहीनता पर व्यंग्य करता है। ओवरकोट' कहानी 

द्वारा गोगल ने साहित्य में विस्तृत तथा निम्न स्थिति के लोगों की रक्षा 
और सामाजिक अन्याय के विरोध की परंपरा की नींव डाली । 


इन कहानियों से गोगल की प्रौढ़ कलात्मकता का पूर्ण परिचय मिल 

जाता है। उसकी सबसे बड़ी विशेषता उसका सूक्ष्म व्यंग्य है जो पाठकों 
'को हँसाता है और उदास बनाता है तथा साथ ही यह सोचने को भी बाध्य 
करता है कि ये पात्र स्वंथा हास्यास्पद नहीं हैं, किन्तु परिस्थिति ने 
इनको यों दयनीय बना दिया है। बेलिस्की ने इसी से गोगल के व्यंग्य 
'को आँसुओं के बीच हँसी' कहा है। द 

.. सन्‌ १८३५-३६ में गोगल और पुश्िकन की घनिष्ठता बढ़ी। 
_-.. “ुशिकन द्वारा प्रकाशित पत्र समकालीन' में गोगल सहयोग देने लूगा। 
:.. इसी वर्ष (१८३५) गोगल ने अपनी कमेडी इंस्पेक्टर' लिखी और 
... “मृत आत्माएँ' का लेखन शुरू किया | इन दोनों कृतियों का वस्तु- 
.... विषय गोगल को पुडिकन से प्राप्त हुआ।.. 
..... इंस्पेक्टर के बारे में गोगल ने कहा कि उससें मैंने रूस 
. की सारी बुराइयों को, जिनसे कि मैं अवगत हूँ, एक जगह एक- 
..._'त्रित करने का निशचय किया है, तथा उन सारे अन्यायों को, जो कि 
.. उन जगहों और स्थितियों में किये जाते हैं जहाँ मनृष्य से सबसे अधिक है 


तक 


होता है और सामान्य व्यक्ति मात्र घृणा का पात्र है। कहानी का नायक. 








_ निकोलाई वसौलिबिच गोगल . ह३. 
न्याय की माँग की जाती है और इन सब पर एक साथ हँसने का निश्चय 
किया है। 
. इससें निकोलस के यूग का जीवन तथा उन्नीसवीं शती के सन्‌ तीस 
और चालीस के वर्षों का ठेठ शहर चित्रित किया गया है। उस नगर का. 
अध्यक्ष शासकीय कमंचारियों को सावधान रहने की सचना देता है क्योंकि 
. इंस्पेक्टर जाँच करने के लिए आ रहा है। कमेडी का सारा कार्यकलाप:. 
इसी के चारों ओर केंद्रित है। द 
इस. कमेडी में रिश्वतखोरी, गबन, शासकीय अत्याचार, कर्म- 
. चारियों की व्यूरोक्राटिज्म, इन सब पर मामिक व्यंग्य है। गोगल ने 
 द्वास-प्रथा और ब्यूरोक्राटिज्म की व्यवस्था का नग्न चित्र प्रस्तुत किया 
है, जिसमें कर्ंचारी, न्‍्यायाबीश सभी रिश्वतखोर, बेईमान और धनी 
व्यक्ति का पक्ष लेकर सामान्य व्यक्ति को सताने वाले हैं। सबसे बड़ी 
बात यह है कि यह सारा चित्र गोगल के सूक्ष्म एवं गंभीर हास्य तथा व्यंग्य 
.. से मंडित है। तीक्ष्ण एवं अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण पात्रों को हास्यास्पद 
.. बनाता हुआ भी तत्कालीन जीवन के सत्य को अत्यन्त कलात्मक ढंग से. 
अस्तुत करता है। 

. इस कमेडी के अभिनय से प्रगतिशील तो प्रसन्न हुए पर प्रतिक्रियावादी 
बड़े रुष्ट हुए और इसे कर्मचारियों पर आक्षेप कहा और इस नाटक को 
जब्त करने की माँग करने लगे। इन सब से गोगलर बड़ा परेशान हुआ। 
इस समय उसका स्वास्थ्य भी खराब हो गया। फलरूत: गोगल ने थोड़े 
समय के लिए विदेशयात्रा का निश्चय किया जिससे कि वह थोड़ा आराम 

. कर सके और मृत आत्माएँ' के लेखन-कार्य में लग सके। 
 विदेशन्यात्रा द द 

... फलत:ः १८३६ में गोगल विदेश चला गया। कुछ समय तक पेरिस 
में रहने के बाद वह रोम में बस गया। मत आत्माएँ' के प्रकाशन के 


संबंध में वह कभी-कभी रूस आता था । द 
सन्‌ १८४१ में गोगल ने मृत आत्माएँ' का पहला भाग पूरा किया 


और प्रकाशन के लिए उसे रूस भेजा। मास्को के सेंसर ने इसके प्रकाशन 






































लि जमकर अब 


५ फल ५ 4 ५ ह-तभनजनसनन जन ५ +कण के ० रललनरानेलन बन मं नेक ०० ० «०० जे. अर लील तड़के नया वन नन्‍ननन “५ 
५... >...-.....कम्नलत-लिननन-निकनन नितिन क नस पिन गा किन गाए न श 





दा रूसी साहित्य का इतिहास 


की अनज्ञा न दी। बेलिस्की के द्वारा गोगल ने इसे पीतरबुर्ग भेजा॥ 
पीतरबर्ग के सेंसर ने इसके छपने की आज्ञा दी किंतु उसमें स माविष्ट कप्तान 
कपेइकिन की कथा' को फिर से लिखने के लिए गोगल को विवश किया 
और इस उपन्यास के नाम के साथ चिचिकोव की यात्रा” दब्द जोड़ने हु 
को कहा। फलतः १८४२ में यह कृति 'चिचिकोव की यात्रा या मृत 
आत्माएँ' नाम से प्रकाशित हुई। 


जीवन के अन्तिम वष 
इस समय गोगल में बड़ी मातसिक उथल-पुथरक थी। उसकी लोक- 
दष्टि ऋन्तिकारी न थी। उसका विचार था कि बिना कान्ति के और 
उपदेश द्वारा जीवन में व्याप्त अन्याय को हटाया जा सकता है। फलतः 
इससे रूस की प्रतिक्रियावादी व्यवस्था को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त. 
हुआ और वह प्रगतिशील न रहकर प्रतिक्रियावादी विचारों का पोषक 
हो गया। इस मानसिक उथलू-पुथलू के यूग के प्रतिक्रियावादी विचार 
उसकी पुस्तक मित्रों से पत्र व्यवहार के चुने हुए स्थल” में प्रकट हुए।. ह 
गोगल के व्यापक प्रभाव को जानते हुए बेलिस्की ने इस पुस्तक के प्रसार _ 
और खतरे को समझकर गोगल को पत्र लिखकर उसकी आलोचना की 
और उसका विरोध किया। बेलिस्की का गोगल को संबोधित यह पत्र 
रूसी साहित्य की महत्त्वपूर्ण कृति माना जाता है। का 
जीवन के अंतिम मदह्दठीनों में उसकी मानसिक स्थिति ठीक न थी। 
वह अनेक प्रकार की धामिक भावनाओं से अभिभूत था और विशेष प्रकार 
के धाभिक व्यक्तियों से घिरा हुआ था। इनमें से एक मातवेई कंस्तातिनो- 
व्स्की ने गोगल से लेखन-कार्यकलाप के त्याग की माँग की । मानसिक 
संकट और व्यथा के बीच रोगी गोगल ने एक रात (२३ से २४ फरवरी 
१८५२) मृत आत्माएँ' के दूसरे भाग के सारे लिखित अध्याय जला 
दिये। इसके बाद गोगल बिस्तर से न उठ सका और चार मार्च (१८५२) 
को उसकी मृत्यु हो गयी। 
मृत आत्माए!? काव्य | 
मृत आत्माएँ' गोगल की सर्वश्रेष्ठ करत है। इस उपन्यास को 



























| निकोलाई वसीलिविच गोगल हि क्‍ ५ दर्ष्‌ 



















 गोगल ने काव्य' कहा है | जीवन के अंकन की सर्वागीणता के कारण तथा 
उच्च विचारात्मकता के वेग के कारण उसने इसे काव्य की संज्ञा दी और 
इस प्रकार इसे सामान्य उपन्यासों से अलूग किया, क्योंकि सामान्य उपन्यास 
सम्पूर्ण जीवन को न लेकर उसकी कतिपय घटनाओं का ही चित्रण 
करते हैं। है 

इस उपन्यास में एक ओर तो अभिजात एवं शासक वर्ग का व्यंग्यात्मक 
चित्रण हुआ है जिसके प्रतिनिधि मानिलोव, चिचिकोव, नज्द्रेव प्ल्यूश्किन 
आदि हैं और दूसरी ओर रूस की सामान्य जनता है जिसका वर्णन भावावेश 
के साथ गोगलरू ने किया है। अपने नायक को अनेक घटनाओं तथा . 
परिवर्तनों के बीच प्रदर्शित करते हुए लेखक ने पूरे रूस का जीवन तस्तुत 
. किया और इस प्रकार तंत्कालीन युग की सारी त्रुटियों और बुराइयों 
का बड़ा व्यापक एवं - गंभीर उद्घाटन किया। मृत व्यक्तियों को खरीदने 
.. के सिलूसिल में चिचिकोव की सारे रूस की यात्रा गोगल को दासाधिकारी 
 ज़मीदारों, चोर तथा धूर्ते कर्मेंचारियों तथा दास किसानों-की दयनीय 
दश्शा के चित्रण एवं उद्घाटन का पूर्ण अवसर प्रदान करती है। तत्कालीन 
.. यूग के रूसी जीवन का नग्न चित्र प्रस्तुत करने के कारण गेरन्सेन ने मत 
 आत्माएं, को क्रास और शर्म की चीख" कहा । ह 
. - मृत आत्मा का आरम्भ चिंचिकोव के एक शहर में आगमन के 
साथ होता है और फिर बाद में चिचिकोव को जल्दी-जल्दी इस शहर को 
छोड़कर भागता हुआ दिखाकर उपन्यास समाप्त हो जाता है। इस पहले 
भाग में ग्यारह अध्याय हैं। पहले छ: अध्यायों में शहर और विभिन्न प्रकार 
के जमींदारों का वर्णन है । सात से दसवें अध्याय में इन कर्मचारियों के 
_ शहरी जीवन का चित्रण है और अन्तिम ग्यारहवें अध्याय में इस उपन्यास 
. के मुख्य नायक चिचिकोव का. अंकन है। जिसमें उसके जीवन के बारे 
में बताया गया है और इसका रहस्योद्घाटन हुआ है कि वह किस उद्देश्य 

से मृत व्यक्तियों को खरीद रहा है। द 


.. गोगल की इस क्षति में दास प्रथा के युग के रूसी जीवन का अत्यन्त... 
. मामिक चित्रण हुआ है। इसके पात्रों की अपनी विशिष्टता है और इसके 






































- रूसी साहित्य का इतिहास 


साथ वह पात्र उस परिस्थिति का भी दिग्दर्शन कराते हैं जिसने कि 
उनको ऐसा बना दिया है। इसमें जमीदारों का विकास रहित 
आत्मतुष्ट एवं पशुतापूर्ण जीवन का अभिव्यंजन हुआ है। गोगल की 
व्यंग्यपर्ण हँसी उनके तथाकथित सांस्कृतिक बाने को उघार देती है 
और उनका पाशविक रूप हमारे सामने प्रस्तुत कर देती है। 
मानिलोव 

इस उपन्यास के पात्रों में मानिकोव का कोई व्यक्तित्व नहीं है। दास 
प्रथा के वातावरण ने उसकी भावनाओं को कुठित कर दिया है और उसे 
खोखला बना दिया है। यथार्थ जीवन से असंबद्ध योजनाएं बनाना, 
आत्मप्रदर्शन और खाली बातें बनाना उसकी विशिष्टता है। 


करोवोचका 

इसके विपरीत करोवोचका (डिबिया) गृह संचालन में अत्यन्त 

पट है। उसके पास रुपए रखने के बहुत से बदुए हैं। वह प्रत्येक पाई का 

मल्य समझती है और उसे बचाकर रखती है। इस तरह पैसा बचाने की ._ 
आदत उसे सूम बना देती है। उसकी सारी भावनाएं सूख जाती हैं और 

वह स्वयं मृत आत्मा' हो जाती है। वह प्रत्येक नथी' चीज़ को संशय की 

एिट से देखती है। वह अकेली नहीं है वःरन्‌ वह उस समय के प्रान्तीय 


अभिजात वर्ग के अज्ञानपूर्ण रूढ़िवादी जमीदारों की प्रतिनिधि है। 


नज्द्र व 
नज्द्रेव उन लोगों का प्रतिनिधि है जिनकी प्रपंच और झगड़े में बडी 


के रुचि है, जो गप्पें हाँकते हैं और शेखी बघारते हैं और जो बिना मतरलूब _ । 
करे झठ बोला करते हैं। वह शोर-गुल मचाने वाला आदमी है। 


.. सवाकेविच 


सवाकेविच (क्त्ते का पिल्‍ला) कुछक' और शोषक है। उसके यहाँ 


- जो किसान जीवित थे वह इसलिए कि वह उसकी जायदाद थे और उनको 
.. एकदम मार,डालना फायदेमंद न था। जब वह चलता था तो अवश्य 
.._ किसी न किसी का पैर कुचल जाता था। उसका बोलना मानो भूकना . 


रे 











निकोलाई बसीलिविच गोगल ह ६७ 


 था। वह दास प्रथा का कट्टर समर्थक है और प्रत्येक प्रकार की नवीनता 
तथा सुधार का घोर श्र । द 
प्ल्यूश्किन 
...._ट्यूइिकन अभिजात वर्ग के नैतिक पतन की चरम सीमा का प्रतीक 
है। वह बेहद कंजूस है और अब वह मनुष्य नहीं रह गया। उसकी सारी 
..._भावनाए सूख गयी हैं। प्ल्यूशिकन का ऐसा चित्र प्रस्तुत करते हुए गोगल 
. जीवन की उन परिस्थितियों का भी दिग्दर्शन कराता है जिन्होंने कि उसको 
. ऐसा बना दिया। प्ल्यूश्किन के रूप में गोगल ने जमीदारों का दास-किसानों 
पर घोर अत्याचार प्रदर्शित किया है। प्ल्यूरिकन अपने दास-किसानों 
को भूजा मारता है। प्ल्यूदिकन के माध्यम से गोगल ने अभिजात वर्ग 
.. के नैतिक अधःपतन का बड़ा जोरदार चित्र प्रस्तुत किया है । 
. चिचिकोब कम 
.. चिचिकोव भी अभिजात वर्ग का है किन्तु वह प्रखर बुद्धिवाल्ला है 
. और नयी पूँजीवादी परिस्थिति को समझता हैं जिससे कि प्राचीन 
 जमींदार वर्ग नष्ट हो रहा है। उसमें अत्येक व्यक्ति तथा परिस्थिति से 
डाभ उठाने की क्षमता है। स्कूछ की शिक्षा पूरी कर उसने नौकरी की । 
शुरू में तो उसे बड़ी सफलता मिली लेकिन बाद में उसकी चालबाजी 
खुल गईं और वह नौकरी से निकाल दिया गया और वह सारी धन दौलत 
गँवा बैठा। उसने फिर काम शुरू किया। चुँग्ी कस्टम में वह छिपाकर 
माल ले जाने वालों से भिल गया और उसे बड़ा फ़ायदा होने लूगा। कितु 
. अपने एक साथी कर्मचारी से अंगड़ा हो जाने के कारण सारा भंडा फट 
. गया और सब कुछ नष्ट हो गया। इसके बाद उसकी बुद्धि ने उसे फिर 
.. अमीर बनने का रास्ता दिखाया और उसने मृत व्यक्तियों को खरीद कर 
शीघ्र अमीर बनने की योजना बनाई । उसे इसमें सफलता मिली किन्तु 
_ सहसा भेद खुल जाने से उसे जान बचाकर उस शहर से भागना पड़ता है। 
इसके साथ ही उपन्यास समाप्त होता है। 
भाषा है जा क्‍ 
.... पुदिकन की परंपरा का अनुसरण करते हुए गोगल भी साहित्यिक 









/नररानन लीन मन नाननात ना" ज रतन लगाना 
0 सनम कन--कजतनालकननतकन कर “नानी 

























ननन मे दमन पन्ना: जन 729. 34७७७७ए शक » ४४७४७ कं 





६८ रूसी साहित्य का इतिहास 
रूसी को बोलचाल की भाषा के अत्यधिक निकट लाया । अपनी भाषा को 
अत्यधिक सजीव बनाने के लिए और उसमें विभिन्न वर्गों की बोली का 
पुट देने के लिए उसने कर्मचारियों , कारीगरों तथा किसानों आदि की 
भाषा बड़े ध्यान से सुनी और उनके खास मुहाविरे, विशिष्ट शब्दावली .. 
तथा कहावतों आदि को इकट्ठा किया । उसकी यह सजीव बोलचाल ह 
की सटीक भाषा सूक्ष्म हास्य और व्यंग्य से संयुक्त है। बोलचाल तथा 
दैनिक जीवन की जन-भाषा को साहित्यिक भाषा में ढालने का गोगल 
. का यह प्रयत्न बड़ा सफल रहा और इसका परवर्ती लेखकों पर बड़ा प्रभाव. 
पड़ा । नेक्रासोव, साल्तिकोवरच्येद्रित, तुर्गेनेव, अस्त्रोवस्की जैसे बाद के. 
छेखकों ने गोगल की इसी भाषा-परंपरा को अपनाया और आगे बढ़ाया; 








भावना तथा प्रबन्धात्मकता दोनों की दृष्टि से मृत आत्माएं, बड़ी _ ह। 
उच्च स्तर की कलात्मक कृति है। तत्कालीन युग के रूसी जीवन तथा 
सामाजिक विचारों की इसमें बड़ी यथार्थ और गहरी अभिव्यक्ति हुई है। 
गोगल को इसी कारण यथार्थ जीवन का कवि कहा गया है।..ः | 

गोगल की वाणी में कठोर मर्मस्पर्शी व्यंग्य है । सत्य तथा उच्च 
|... भावनावादी आदर्शों की शिक्षा में ही गोगढ के यथार्थवाद की शक्ति _ 

...._ है और विश्व साहित्य में उसका महत्व है । हू 







१५. बेलिस्की 
[ १८११-१८४८ |] 


रूसी समालोचना के क्षेत्र में बे लिस्‍्की का महत्त्वपूर्ण स्थान है। उसने 
कला तथा साहित्य की प्रगतिशील सामाजिक तथा जनात्मक व्याख्या प्रस्तुत 
की जिसने रूसी साहित्य में यथार्थवादी प्रवत्ति को और भी बढ़ाया । 
समालोचक के रूप में बेलिस्की का तत्कालीन साहित्यिक गति-विधि में 
महत्वपूर्ण योगदान है। 
.. » मास्को विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए उसने सेंसर के पास एक नाटकीय' 
. कहानी (१८१३) भेजी जिसमें सत्ताशीलों के अत्याचारों की निंदा और 
. दास प्रथा की बराइयों का चित्रण किया गया | वह विश्वविद्यालय से 
.. निकाल दिया गया। १८३४ में उसका प्रथम महत्त्वपूर्ण लेख साहित्यिक 
. भावनाएं छपा जिसने लोगों का ध्यान उसकी ओर आक्ृष्ट किया । 
उसकी आथ्थिक स्थिति ठीक न थी । इसलिए उसे गंभीर लेखन और 
ईचितन के' साथ-साथ जीवन-यापन के लिए पुस्तक लेखन तथा ट्यूशन' 
भी करना पड़ता था और अन्त में वह पित भूमि समाचार में काम 


करने लगा । 
उसके दाशनिक चिन्तन ने उसे आदर्शवाद से भौतिकवाद तथा 


यथार्थवाद की ओर उनन्‍्मख किया और उसने शद्धकला व कला कला के 
. लिये के सिद्धान्त को अस्वीकार कर कला को जनसेवा तथा समाजसेवा 
. का साधन माना । उसका कलछा का प्रगतिशील सामाजिक कतंव्य उसकी 
लोकगत जातीय भावना तथा उसका जन उद्धारक शक्ति में विश्वास था 
. और वह कला का स्वतन्त्रता तथा उच्च सामाजिक उद्देश्यों के लिए. 
आह्वान करता था। उसका कहना है कि “कलम वास्तविकता की सत्यता 
में अभिव्यक्ति है। साहित्य हमेशा समाज की झलक दिखाता है। उसे 
. सामाजिक सेवा के अधिकार .से अलग करना, करा को ऊंचा उठाना 


ञ् 








; सकत5० 2 आकधपन्‍ग भा काए"००१॥७११००भपतनअ कक की 





७० .. रूसी साहित्य का इतिहास 


नहीं, प्रत्यृत नीचे गिराना है। क्‍योंकि वह हमेशा इससे अपनी जीवन 
शक्ति अर्थात विचार से वंचित हो जायगी और स्त्रेणयता तथा विलास की 
चीज़ हो जायगी । 

बेलिस्की रूसी साहित्य की यथार्थवाद की ओर बढ़ती हुई प्रवृत्ति 
के महत्त्व को ठीक-ठीक समझ सका और उसको प्रोत्साहन दिया। उसे 
प्रकृतिवादी गोगल संकूल' की रचनाओं में प्रगतिवादी सामाजिक आदश 
तथा रूसी जीवन के यथार्थ अंकन की झलक मिलती है । फलूत: सन्‌ 
१८४० के आस पास नगर तथा ग्राम जीवन से संबंधित यथार्थवादी रेखा- 
चित्रों को उसने तत्कालीन रूसी जीवन की वास्तविकताओं तथा... 
आवश्यकताओं की अनुरूप अभिव्यक्ति के रूप में स्वीकार किया और 
उनका स्वागत किया । बलिस्की ने सामान्य जनता, क्लूक, कारीगर, 

« किसान के जीवन की कुरूपता और वीभत्सता के लेखकों का स्वागत और 
समर्थन किया क्योंकि वे सत्ताशीलों के द्वारा समर्थित शुद्ध सौन्दर्य के... 
आदश के प्रतिपक्ष जीवन की कटु वास्तविकताओं को सामने लाकर जन- 
चेतना को जगा कर बहुत बड़ी सेवा कर रहे थे। ऐसे प्रकृतिवादी विषयों के 

 अंकन में बेलिस्की को आद्यन्त महत्त्वपूर्ण सामाजिक आंदोलन की झलक. 

. मिली | साहित्य के बीच इसी प्रकृतिवाद यथार्थवाद की आलोचना बेलिस्की ._ 
का सबसे महत्त्वपूर्ण योगदान है । अपनी साहित्यिक आलोचनाओं के द्वारा 

_ वह बराबर निरंकुश ज़ारशाही के विरुद्ध जनता के पक्ष में युद्ध करता रहा+ 

१८४६ में वह समकालीन' पत्र में काम करने लगा । इसी पुत्र में 
उसने गोगल के "मित्रों से पत्र व्यवहार” की तीत्र आलोचना की जिसमें 
गोगल ने अपनी क्रान्तिकारी कृतियों का निराकरण किया था। बेलिस्की 
के इस पत्र से गोगल बड़ा दुखी हुआ और उसने बेलिस्की को पत्र लिखा । 
.... बेलिस्की ने इसका जो उत्तर दिया वह उस समय न छप सका। किन्तु वह _ 
... # साहित्य की अत्यन्त प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण कृति बन गयी । यह पत्र शासन 
. अत्याचार, नेतिक पतन की तीत्र एवं कलात्मक निन्‍दा है। इसमें 
..... उसने लिखा कि रूसी जनता को रूसी लेखकों ही में निरंकुशता से रक्षा 
.... करनेवाले दिखाई पढ़ते हैं। उन्हीं में जतता की आशा है। इसलिए जनता 














बेलिस्की . मा ७१ 


लेखक के कलाहीन पुस्तक के लिए क्षमा कर सकती है किन्तु दुष्ट 
पुस्तक के लिए कदापि नहीं । दूसरे साल पैेत्राइ्येव्स्की गोष्ठी' के छोगों 
को बंलिस्की के इस पत्र का प्रचार करने के कारण कड़ी क़ैद की सजा 
दी गयी । 

द १८४७ में बेलिस्की ने रूसी साहित्य पर विचार ' लेख लिखा जिसका 
. कलात्मक सिद्धान्त के विकास में महत्त्वपूर्ण स्थान है । बेलिस्की 
तपेदिक़ का रोगी हो गया था। उसके मित्रों ने उसे आथिक सहायता 
देकर चिकित्सा के लिए विदेश भेजा । १८४८ में उसकी मत्य हो गयी । 


मौत ने उसे शारीरिक यातना और जेल की संभावना दोनों से छटकारा 


दिला दिया । द 
ः बेलिस्की ने केवल साहित्य के अतिरिक्त सभी तत्कालीन विषयों 
पर रंगमंच, इतिहास, दर्शन, साँख्यकी, कोश, विदेशी साहित्य--अपने 
: क्रांतिकारी एवं जनवादी विचार प्रस्तुत किये । 
.. उसके वत्र उसे साहित्यिक विद्रोही कहा करते थे | बलिस्की के बारे 
में तुर्गंनेव लिखता है कि वह सुन्दरता और अनुपयुक्त दोनों को पहचान 
लेता था। और सच को झूठ से अलग कर निर्भीकता और साहस से अपना 
निर्णय देता था ।” वह लेखकों की प्रतिभा को तुरंत पहचान लेता था और 
उनको प्रोत्साहित करता था। उसका बड़ा प्रभाव था और यद्यपि उसके' 
निजी मित्रों में तुर्गनेव, नेक्रासोव जैसे प्रसिद्ध लेखक थे फिर भी वह 
 अप्रसिद्ध और अज्ञात लेखकों को बराबर प्रोत्साहन देता था। प्रसिद्ध रूसी 
लेखकों के संबंध में बेलिस्की के लिखे गये लेख रूसी आलोचना की 
_ सर्वोत्तम कृति के रूप में मान्य हैं । 




















लि 





'तकनआक अेरत बराक - कलम घन. 


७-०० उफलकनन-सनतानक की ०-० नमन पका की लन-सिमिनन लीक कटा ॥ १४ 


० «लक क+ "५०4 तन "न + सटीक है ततकीन मेज करननक ना 


१६. इवान अलेक्सेविच याकोव्लयेव (गेर्ल्सेन) 
१८१२-१८७० ] 


यह मास्को के एक सौदागर का जर्मन लड़की से गेरकानूनी पुत्र था। 
माता पिता ने उसे वहर्जेन (रूसी में गेत्सेन) कहते थे और बाद में वह 
इसी नाम से विख्यात हुआ । 

. उसकी शिक्षा दीक्षा, विश्वविद्यालय कें मित्रों के वातावरण ने उसे 
प्रगतिशील विचारवाला व्यक्ति बना दिया । उसके निजी शिक्षकों में से 
एक ने फ्रांस की राज्यक्रान्ति में भाग लिया था और दूसरे ने उसे पुशिकन 
तथा रील्येव की गैरकानूनी कविता से परिचित कराया था। ग्रेजुएट हो ने के 
एक वर्ष बाद गेत्सेन और उसके दोस्त गिर फ़्तार कर लिये गये और मास्को 
से निर्वासित कर दिए गये । 

पाँच वर्ष के निर्वासन के बाद उसने पीतरबूर्ग में नौकरी कर छी। 
वहाँ पर बेलिस्की के निकट आया और उसके पत्र में लिखने लगा । थोड़े 
समय के बाद उसने सरकारी नौकरी छोड़ दी और सामाजिक साहित्यिक 
कार्य में लग गया । यह समय पाइचात्यवादी तथा सलावोफिले की 
गरमागरम बहस, गोगल की ख्याति तथा बेलिस्की के प्रभाव का था । 
गेत्सेन प्रगतिवादियों का नेता बन गया था । 

. गेत्सत की रुचि दशेन, विज्ञान, इतिहास तथा समाजवादी साहित्य 
सभी की ओर थी । उसने बहुत अधिक लिखा। उसकी कृतियों में विज्ञान 


में लालित्यवाद, प्रकृति के अध्ययन पर पत्र, डाक्टर कुओव, किसका अपराध, 


विशेष रूप से उल्लेखनीय थीं।... 
गेत्सन का उपन्यास किसका अपराध उसकी बहुत प्रसिद्ध कृति है। 


यह साधारण स्थिति के पति-पत्नी के गाहँस्थ्य जीवन की कहानी है । 


इसका मुख्य उद्देश्य यह बताता है कि विवाहित जीवन और व्यक्तिगत 
आनन्द ही सब कुछ नहीं है एवं उसे जीवन की पूर्णता मान लेना 
बहुत बड़ी ग़लती है। यद्यपि बहुत से व्यक्ति ऐसी भ्रान्त धारणा में पड़े 








इवान अलेक्सेविच याकोव्ल्येव (गेत्सेन) छः 


हैं। गेत्सेन का कहना है कि उसका दोष व्यक्तियों पर नहीं है। वास्तव में 
“अपराध' समाज का है और उस व्यवस्था का है जो ऐसी भ्रान्त धारणा 
 फेलाता है, जिसके फलस्वरूप लोग संक्चित व्यक्तिगत जीवन में सीमित 
रहते हैं और सामाजिक कार्यों से विमख रह कर अपने जीवन के पूर्ण विकास 
से वंचित रह जाते हैं। इस उपन्यास का महत्व गाहेस्‍थ जीवन के करुण 
ते में न होकर उन छोटे पात्रों के जीवन के कुशल चित्रण में हैं जिनके 
द्वारा गेर्त्सेन विशेष रूप से गुलामी प्रथा पर अपने विचार प्रकट करता 
है । बेलिस्की ने इस उपन्यास की बड़ी प्रशंसा की। यह उपन्यास 
यथार्थवादी गद्य का उत्कृष्ट ग्रंथ है। ह 
.. गेर्सन १८४७ में पेरिस गया और वहाँ से इटली और फिर 
एस्विटज़ रलूंड । जार निकोलस प्रथम की आज्ञा पर वापस न लौटने के 


....._ कारण उसे शेय जीवन प्रवास में बिताना पड़ा। इन वर्षों के अनुभवों का 
 अंकन उसकी पुस्तक दूसरे तट से” में हुआ है जिसने रूसी तथा विदेशी सभी 








लोगों का ध्यान अपनी ओर आऊक्ृष्ट किया | १८५२ में वह रूंदन आया 
और उसके प्रगतिशील आंदोलन के पक्ष में कई पत्र श्रुवतारा' तथा 
घंटा चलाए। यह पत्र क्रान्तिकारी विचारों के केन्द्र बन गये । इस प्रकार 
देश से दूर रहते हुए भी वह रूस देश की सेवा करता रहा। उसकी अच्छी- 
अच्छी राजनीतिक कृतियाँ इन पत्रों में छपी । द 
बाद में प्रगतिशीलों के बीच दो दल हो गए और धीरे-घीरे उसका 
अभाव घटने रूगा, फिर भी वह बराबर लिखता रहा। १८७२ में उसकी 
मृत्य हो गई । 
«. गेत्सेन की कृतियाँ रूस में १९०५ तक ज़ब्त रहीं। उसके ग्रंथों का 
.. अथम पूर्ण संस्करण अक्तूबर की समाजवादी क्रान्ति के बाद प्रकाशित 
. हुआ | उसकी सर्वोत्तम कृति बीती चीजें और विचार' है जो उसके जीवन 
के विविध प्रकार के अनुभवों और विचारों से पूर्ण हैं और जिसमें उसके 
व्यक्तिगत जीवन की झलक भी है। यह अपनी हल्की व्यंग्यात्मक, आवेश- 
श्रूर्ण तथा वेयक्तिक शैली का अत्यन्त कलात्मक ग्रंथ है। 































१७, इवान अलेक्सान्द्रोयीय गंचरोव 
[ १८१२-१८९१ ] 


गंचरोव का जन्म सिम्बिस्क नगर के व्यापारी परिवार में हुआ 
था । परिवार संपन्न था और उसकी शिक्षा दीक्षा अच्छी तरह हुई थी + 
मास्को विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए उसकी बेलिस्की, गरत्सेन, स्तानकेविच _ 
आदि प्रगतिशीछों से मित्रता थी किन्तु वह किसी दल में शामिल नहुआ'. 
तथा राजनीति से अछूग ही रहा । 


उसकी पहली महत्वपूर्ण कृति सामान्य इतिहास” १८४७ में 
समकालीन पत्र में छवीं और उसने लोगों का ध्यान आक्ृष्ट किया । 
१८४९ में उसने अपने दूसरे उपन्यास के आरम्भिक अध्याय उसी पत्र में. 
'अब्लोमोव के स्वप्त' नाम से छपाने शुरू किए किन्तु यह इस समय अधूरा. 
ही रह गया। यह कृति १८५७ में पूरी हुई और १८५९ में छतग्वी । उसकी 
तीसरी प्रसिद्ध कृति कगार' है। १८५२ में वह एडमिरल के सेक्रेटरी की _ 
हैसियत से विश्व-यात्रा पर निकला और उसे अमेरिका और जापान के तट 
. को यात्रा का हाल लिखने का आदेश दिया गया । फलूतः १८५८ में 
दो भागों में गंचरोव की यात्रा का ग्रंथ 'पल्ड़डा जहाज़' के शीर्षक से 
निकला 
सामान्य इतिहास ” में सन चालीस के यग के रूसी जीवन का चिक्र. 
.. प्रस्तुत किया गया है और पितुसत्ता के तथा बूर्जुआ संस्क्ृति के बीच 
.. का संघर्ष दिखाया गया है। लेखक ने इस उपन्यास में प्रगतिशील मध्यम 
वर्ग का समर्थन किया और दूसरे पक्ष की त्रुटियों का उद्घाटन किया । 


0 कगार उपन्यास सन्‌ साठ की चीज़ है । इस समय तक पितृसत्तात्मक 
.. जीवन समाप्त हो चुका था और बुर्जुआ स्थिति दृढ़ हो गई थी । किन्तु 

.... इसके साथ ही कान्तिकारी, जनात्मक शक्ति भी विकसित हो रही थी और 

पूंजीवाद को चुनौती दे रही थी जिससे कि बुजु आ पक्ष चिन्तित हो उठा 





इवान अलेक्सान्द्रोयीय गंचरोब .. ७५. 


था। गंचरोव अब अनुदार और अपरिवतंनवादी बन गया था। उसने 
बूर्जआ पक्ष का, उच्च पक्ष का समर्थत किया और नयी प्रगतिशील 


जनात्मक शक्ति से विमुख रहा । 


उसकी सब से प्रसिद्ध कृति अबूलोमोव' है। इस उपन्यास में सन्‌ पचास 
के जमाने का तीव्र संघर्ष प्रस्तुत किया गया है। दास प्रथा का प्रशन इस' 
समय की ज्वलन्त समस्या थी । गंचरोव इसमें प्रगतिशील लेखक के रूप 
में आता है। वह प्राचीन व्यवस्था की आलोचना करता है यद्यपि उसके 


क्‍ मन के एक कोने में इसके प्रति थोड़ी सहानुभूति भी है। 


इस उपन्यास का नायक अबूलोमोव साहित्यिक संसार में बड़ा प्रसिद्ध _ 
हुआ और रूसी में आलसी व्यक्ति का प्रतीक बन गया। अबूछोमोव भावुक, 
सुसंस्कृत और बुद्धिमान युवक है किन्तु वह कोरा स्वप्नदर्शी ही बना रहता 


 हैऔर धीरे-धीरे क्रियाशून्य बन जाता है। उसमें संघर्ष में पड़ने की न शक्ति 
रह जाती है और न इच्छा ही होती है और वह सामाजिक जीवन से बिल्कल 


.. अलगहो जाता है। सोफ़ा' पर लेटा हुआ वह केवल भावनाओं के स्वप्निल' 
. संसार में डूबा रहता है और उसके स्वप्न कोरे स्वप्न रह जाते हैं। आरम्भ 


में उसके मित्र उसे सुधारने का प्रयत्न करते हैं किन्तु वे भी निष्फल रहते" 
हैं और उसका साथ छोड़ देते हैं। अबलोमोव अब किसी प्रकार का 


परिवतेन नहीं चाहता क्योंकि जीवन की स्थिर गतिविधि में बाथा पड़ने. 


का भय है। वह अब पढ़ना भी छोड़ देता है और ज़मींदारी की देखभाल 


भी नहीं करता । उसका जीवन अब सर्वथा क्रियाशून्य हो जाता है। वह. 


पढ़ा-लिखा बेकार आदमी है। 
.._गंचरोव बताता है कि नायक की इस अधोगति का मल कारण 


. ज़मींदारी तथा दास प्रथा है। जब सेवा के लिए अनगिनत दास हैं और 


रियासत की आमदनी पर जीवन बिना किसी आशंका के सुखपूर्वेक बिताया 
. जा सकता है, तो कोई संघर्य में क्यों पड़े। फलत: इस ज़मींदारी तथा दास 
: प्रथा ने ज़मींदारों को परोपजीवी बना दिया और खाने-पी ने के सिवा उनका 


कोई उच्च ध्येय न रहा । इस नाशकारी प्रथा और वातावरण ने उन्हें 


किसी काम का न रखा। अबलोमोव प्रेम करना भी छोड़ देता है । 




































५ कल पकट त नि तररचन-क बलपभक ५ ++/नन 
कब +०4कलरमननननयनन- नन मे िनताह था पट पा कान ० 


रूसी साहित्य का इतिहास 


उपन्यास की नायिका' ओहगा के रूप में उच्नीसवीं शती के मध्य की 
रूसी स्त्री का चित्र प्रस्तुत किया गया है। अबूलोमोव की दुर्बलताओं को 
जानते हुए भी वह उससे प्रेम करती है और उसे सुधारने की कोशिश करती 
है। कितु जब वह हार जाती है तो उससे प्रेम करना छोड़ देती है और उसके 
मित्र से शादी कर लेती है। ओल्गा उस ज़माने की नयी मनोदृष्टि की स्त्री 
है जो सार्वजनिक जीवन में सहयोग देने के अपने अधिकार का अनुभव. 
'करने लगी है । ह 
ओल्गा के विपरीत एक और स्त्री है जिसका अबूलोमोव के प्रति 
सर्वथा दूसरा दृष्टिकोण है। उसका ध्येय अबुलोमोव को हर प्रकार से 
आराम देना है। वह स्वयं निम्न वर्ग की है और अबूलोमोव को शिष्ट 
संस्कृत व्यक्ति मानती है। वह उसके चारों ओर शांति और आराम का 
वातावरण बना देती है जो उसे अपने बंचपन की याद दिलाता है। वह 
इस प्रकार उसके मानसिक ह्वास को पुष्ट कर देती है। उपन्यास में 
संपन्न ज़मींदारों के पारिवारिक जीवन का चित्रण है। 
यह उपन्यास अपनी वाहद्यार्थता तथा सामाजिक वस्तु-विषय के 
प्यथातथ्य चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। जमींदारों की जीवन पद्धति और 
उनकी रीति-रस्मों का लेखक का ज्ञान बड़ा विस्तृत है और उनके अंकन में 
कोई चीज़ छूटने नहीं पायी है। इसके साथ ही इनको रोमांटिक रूप न देकर 
इनको आकर्षक बनाने का प्रयत्न नहीं किया गया है।यह प्रतिदिन के 
'वातावरण में घटने वाली प्रतिदित की कहानी है । इसमें न तो भावुकता 
है और न किसी प्रकार की अप्रासंगिकता । कला की दृष्टि से अबलोमोव' 
यथार्थवाद का उत्कृष्ट ग्रंथ है जिसकी यथार्थता आलोचनात्मक यथार्थवाद 
के स्तर पर पहुंच गयी है। 











१८, सन्‌ १८६०-७० का सामाजिक, राजनीतिक संघर्ष 


रूस में दास प्रथा की व्यवस्था की संकटपण स्थिति 


उन्नीसवीं शती के पूर्वार्व के जीवन और साहित्य दोनों में दास प्रथा 
के विरुद्ध बराबर आवाज़ उठाई जाती रही। यह व्यवस्था आश्िक दृष्टि: 
से भी अनुपयुक्त सिद्ध हो रही थी क्योंकि देश के आथिक विकास में 
_ औद्योगिक तथा कवि क्षेत्र में इन बेगार दास-कृषकों के परिश्रम का उत्पादन 

.. बहुत नीचा था और लाभकारी न था। द 


.. दासाधिकार के विरुद्ध अब किसान आन्दोलन भी बड़ा तेज़ चल रहा 
था। क्रीमिया ( १८५३-१८५७ ) के युद्ध के बाद यह आन्दोलन 


... और भी उप्र हो गया क्योंकि युद्ध के फलस्वरूप कृषि तथा कृषकों की दशा 
और भी खराब हो गयी और जमींदारों द्वारा उनका शोषण और भी क्र 


हो गया। क्रीमिया के युद्ध ने निकोलस सरकार की अयोग्यता और दास 
प्रथा वाले रूस के आथिक पिछड़ेपन को स्पष्टता से प्रदर्शित कर दिया।. 
युद्ध के बाद किसानों की यह हलचल कम न हुई वरन्‌ और भी बढ़ गयी ४ 
' सारे देश में क्रान्तिकारी वातावरण घना होने छूगा। द 


क्रीमिया के युद्ध में पराजय के फलस्वरूप कमजोर हो जाने के कारणः 
और ज़मींदारों के विरुद्ध किसान विद्रोहों से भयभीत होकर जार सरकार 


ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया। सन्‌ १८६१ के सुधारों से भी स्थिति 


में कोई सुधार न हुआ और किसानों का असंतोष और संघर्ष बढ़ता ही गया।.. 


द ऐसे क्रान्तिकारी वातावरण के बीच प्रगतिशील रूसी संस्कृति तथा 
. सामाजिक-राजनीतिक विचारों का विकास हुआ। उन्नीसवीं शती के 
सन बीस और चालीस के वर्षों की अपेक्षा सन्‌ साठ के वर्षों में प्रजातंत्रात्मक 
और समाजवादी तत्वों का अधिक वेग से प्रचार हुआ। करान्तिकारी 
डिमोक्राट बलिस्की के विचारों की चेनिश्वेस्की तथा द्रोबोल्यवोव द्वारा: 
विशद्‌ व्याख्या की गयी और उनको बड़ी व्यापकता प्राप्त हुई। 





पा अमन ० टन >कमक ला लगन "महल 0९५ न“ नाप“ ता +फ नमक भाननरक ता 4 <७ (नव क "गन कल भा" "००० * ४ 390,00# अं ७3 ऋ ४ पदक 046 ह 27४५४ ४८७ ४७४०+४०कंकं 2237४ ५:४७2 0 '' कार्य 4 आ५१कुछ कक क| का 7७४ +०० कक ।8+%7० १ द्रोपाले १ 
ऐ; ५ हु हनन टश०क »०० कथा अननम१ल 0 
कलम लक मजे न मा 2 20४४४४७७७७७७ ४४४ कट हे स् 4४ 3७635 5&5 गाणप्ाण्णः्ण>०००ज नि लक 
््‌ & ; के 
































88 ... रूसी साहित्य का इतिहास 


इस सामाजिक संघर्ष ने नये प्रकार के बुद्धिजीवियों को जन्म दिया। 
अब राजनीतिक सामाजिक संघणषे में वे डिमोक्राट बृद्धिजीवी सामने आये 
जो उच्च वर्ग से नहीं संबंधित थे वरन्‌ जनता के बीच से आये थे। स्वयं 
अभाव और निर्धनता के बीच जीवन बिता चुकने के कारण ये (राज्यों- 
चिन्त्सी) उच्च वर्ग से असंबद्ध बुद्धिजीवी अच्छी तरह जानते थे कि 
निरंकुश शासन तथा ज़मींदार और कर्मचारियों के अत्याचार के बीच 
जनता का जीवन कितना दयनीय तथा असह्य हो रहा है। 


शज्योचिन्त्सी क्‍ 

इस प्रकार रूसी साहित्य के क्षेत्र में अब नये बुद्धिजीवी राज्यो- 
'चिन्त्सी' छेखक--पम्यालोव्स्की (१८३५-१८६३ ) , उस्पेंस्की (१८४७- 
१८८९), रिशेत्कोव ( १८४१-१८७१ ) तथा अन्य आये जिनकी _ 
“रचनाएँ सताई हुई जनता के प्रति गहरी सहानुभूति से परिपूर्ण 
थीं और जिनकी रचनाओं में सामाजिक असमानता और शोबण के विरुद्ध... 
उम्र प्रतिवाद था। इन सब लेखकों ने एक स्वर से ज़मींदार-कर्मचारियों 
तथा बर्जआ व्यवस्था की कड़ी आलोचना की। 


ऋगन्‍्तिकारी डिमोक्राट 


सन साठ के रूप्ती समाज के प्रगतिशील पक्ष का संचालन यही क्रान्ति- . 
. कारी डिमोक्राठट कर रहे थे, जिनके नेता चेनिव्शेस्की और दोब्ोल्यूबोव 
थे। इन लोगों ने बड़े साहस और दृढ़ता के साथ किसानों का पक्ष लिया और 
.. जनता में क्रान्तिकारी विचारों का प्रचार किया। इन लोगों ने सन्‌ १८६१ 
_ के सुधारों की आलोचना की। उनकी व्यर्थता का दिग्दर्शन कराया और 
जनता में यह विचार फैलाया कि सुधारों से नहीं वरन्‌ केवल क्रान्ति द्वारा. 
ही जनता का जीवन ऊपर उठाया जा सकता है। 
. इन लोगों ने कान्तिकारी प्रचार को बड़ा महत्व दिया और कला तथा 
साहित्य को इसका प्रधान साधन बनाया । इन्होंने कहा कि 'कछा को जनता 
.... की सेवा अवश्यमेव करनी चाहिए और उसका लरुक्ष्य क्रान्ति के योद्धाओं 
.. को तैयार करना है।' चेनिशेव्स्की ने इस विचार का प्रतिपादन किया कि. 








सन्‌ १८६०-६२ का सामाजिक, राजनीतिक संघर्ष. ७९ 


“कला जीवन को प्रतिबिम्बित करती है और साहित्य को जीवन की पाठ्य- 
पुस्तक बनाना चाहिए। लेखक का प्रथम कत्तंव्य जनता का उद्धारक 
बनना और अत्याचार से मुर्वित दिलाना है। इसी प्रकार दोब़ोल्यू वोव ने 
साहित्य से सत्य तथा जीवन के आलोचनात्मक अभिव्यंजन और चित्रण 
की माँग की। क्‍ द 

निग्लासेव ने दोब्ोल्यूवोव के बारे में लिखा कि गरीबी और कठोरता 
से भरा बाल्य-काल, भूख से भरे स्कूल के दिन, फिर चार साल का अथक 
परिश्रम, और बाद में अपनी मृत्यु का आभास--यह दोजोल्यूबोव के 
जीवन की पूरी कहानी है। दोबोल्यूवोव पच्चीस वर्ष की अवस्थ। में मर 
« गया था। फिर भी उसका समकालीनों तथा बाद की पीढ़ियों पर बड़ा 
व्यापक प्रभाव पड़ा। पेडागागिक इंस्टीटयट में पढ़ते हुए उसका १८५६ 
में पहला लेख समकालीन' में छपा था और इस तरह वह 'समकालीन 
के संपक में आया। १८५७ में उसने इंस्टीट्यूट छोड़ दिया और सम- 
कालीन पत्र में काम करने छगा। 


दोब्रोल्य्वोव ने समालोचना के स्तर को ऊचा उठाया। उसने अपनी 
आलोचना को यथारथवादी आलोचना कहा। उसके मतानुसार आलोचना 
का काम कलाकार के योगदान की व्याख्या और कृति के कलात्मक और 
सामाजिक मूल्य के निर्धारण में पाठक की सहायता करना है और कभी- 
कभी कलाकार की कृति में छिपे हुए मंतव्य को समझाना है। प्रगतिशीरू 
परंपरा को आगे बढ़ाने वाले उसके लेखों ने उसे सामान्य वर्ग के लेखकों 
का नेता बना दिया। साल्तेस्कोव चेद्रिन, अस्त्रोवस्की, गंचरोव, 


_तुर्गेनेव, आदि पर उसके आलोचनात्मकं लेख रूप्ती साहित्य की स्थायी 
. निधि माने जाते हैं। ३ 


दोब्रोल्यूवोव ने विशेष रूप से साहित्य के आलोचकों के सामने बड़ा 
ऊँचा आदर्श रखा और बताया कि आलोचक को ककत्तंव्य, युक्तियुक्त 
समीक्षा द्वारा पाठकों में साहित्यिक कृतियों से सामाजिक तथा 
. कलात्मक तत्वों के. चयन और ग्रहण की क्षमता उत्पन्न करना है । 


कलाकार तथा कृति के गहन और सूक्ष्म विचारों की व्याख्या है और कृति 











के मूल विचार की अ 
मूल्य निर्धारित हैं। 


नहीं चलता बरन्‌ सा 
है। उसके अनुरूप ढलता है। 
के सिद्ध 


ही सर्जता का मूल 
में योग देने के कारण कला का सामाजिक जीवन में बहुमूल्य स्थान' 








रा उपयोग किया। इसके साथ ही उन्होंने इन लेखकों की अभिजात वर्गीय 

































प्षिव्यक्ति और उसका सामाजिक महत्त तथा हि. 


कहा कि जीवन साहित्य के मानदण्डों के अनुसार 
हित्य जीवन की गतिविधियों का अनुसरण करता 
उसने साहित्य में यथार्थवाद और जनत्व 

्तों का जोरदार प्रचार और समर्थन किया और कहा कि यथार्थता 
स्रोत है और हमारी सामाजिक चेतना के निर्माण हे 


दोब्रोल्यूवोव ने 





है । उसने कहा कि कला का काम सुमाज सेवा है और उसे युग 
के महत्त्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देना ही होगा और अवद्यमेव देना, 
चाहिए । क्‍ . 
इन क्रान्तिकारी डिमोक्राटों को विद्वास था कि जनता में न केवल 
निरंकुश शासन को उलट देने की ही शक्ति है वरत्‌ उसमें नई सामाजिक 
व्यवस्था की रचना की भी क्षमता है। उन्होंने जनता में क्रान्ति की 


अनिवार्यता की चेतना भरी और अपनी साहित्यिक आलोचनात्मक कृतियों: 
द्वारा जीवन के क्रान्तिकारी तथा सर्वेथा नव-निर्माण के विचार का प्रचार 
क्रिया। इन क्रांतिकारी डिमोक्राटिक विचारों तथा प्रगतिशील यथार्थवादी _ 
रूसी साहित्य के प्रभावाधीन सन्‌ साठ के वर्षो में चित्रकला तथा संगीत 
का भी विकास हुआ। इस समय क्राम्स्कीयपेरोव, सन्रासोव तथा अन्य ल्‍ 
कलाकारों द्वारा यथार्थवादी चित्रकला कौ अभिवुद्धि हुई। बलाकिरेव, 
मूसोर्गस्की, बरोदिन तथा अन्य संगीतकारों ते रूसी राष्ट्रीय संगीत की 
जन-भावना के अनुरूप अपनी क्ृतियाँ प्रस्तुत. की। 9 थक क 



















क्रान्तिकारी डिमोक्राठों ने यथार्थवादी साहित्य को बढ़ावा दिया' 

और तुर्गनेव, गंचरोव, अस्त्रोव्स्की, तोल्स्तोय आदि की कृतियों का 

स्वागत किया और उनका प्रचार किया। अपने आलोचनात्मक लेखों में 
उन्होंने इत लेखकों के उच्च कला-कौदल तथा उनकी उच्च विचारात्मकता क्‍ 

का महत्त्व प्रतिपादित किया और अपने क्रान्तिकारी प्रचार कार्य में इनका 















सन्‌ १८६०-७० का सासाजिक राजनीतिक संघर्ष. ८१ 


लिबरल विचारधारा की आलोचना भी की और उसको संकीर्णंता का 
दिग्दगन कराया। 
समकालीन पत्र? 

सन साठ के वर्षों का सबसे अधिक प्रगतिशील पत्र समकालीन 
था। इससे डिमोक्राटिक विचारधारा के प्रचार को महत्वपूर्ण योग प्राप्त 
हुआ। इसके संचालन औरं संपादन में चेनिशेव्स्की, दोब्रोल्य्वोव और 


: नेक्रासोव थे और कुछ समय बाद इसमें साल्तिकोव इयेद्विन आये। 
१८६१ के सुधार के समय और उसके बाद भी यह पत्र इन सुधारों का 
खोखलापन प्रदर्शित करते हुए बराबर किसान क्रान्ति के पक्ष में प्रचार _ 


करता रहा। यह पत्र बड़ा लोकप्रिय रहा। विशेष रूप से चेनिशेव्स्की 
तथा दोब्रोल्यूवोव के ऋान्तिकारी लेखों ने पाठकों का ध्यान अपनी ओर 
. सबसे अधिक आक्ृष्ट किया। 
... फलतः: इस पर शासन की कुदृष्टि पड़ी और सेंसर का दमन चक्र 
. चला। सन्‌ साठ के युग का पूर्वार्ध इसके लिए विशेष संकट का समय था। 
. १८६१ में दोब्रोल्यूवोव की मृत्यु हो गयी और १८६२ में चेनिशेव्स्की 
गिरफ़्तार कर लिया गया। सन्‌ १८६२ में यह पत्र आठ महीने के लिए 
बंद कर दिया गया.। इस जब्ती के बाद जब इसका पहला अंक निकला 
तो स्पष्ट हो गया कि यह पत्र पू्वेवत्‌ लोकप्रिय है और प्रगतिशील है॥ 
. इसे दो बार और चेतावनी दी गई और १८६६ में जब अलेक्सान्द्र द्वितीय 
. की हत्या का प्रयत्न हुआ तो यह पत्र एकदम बन्द कर दिया गया। 
















. कि सब कुछ परिवर्ततशील है। मानवता का केवल सत्य, शिव और 
. सुन्दर का विचार सतत है। इसलिए उन्होंने अपरिवर्ततशील समय तथा 
| देश से परे शुद्ध कला” के सर्जन की बात कही और उसे जीवन तथा 
जनता से अलग कर दिया। उनकी दृष्टि से काव्य सामान्य जनता के लिए 
न होकर केवल कतिपय चुने हुए विशिष्ट जनों' के लिए है। 

कर 


. १८६१ के सुधार के साथ बृद्धिजीवियों के बीच कला के संबंध में दो द > 
:. विचारधाराओं का संघर्ष छिड़ गया। उनमें एक दल (फ्येत, त्यचेव, 
,... दुजीनिन आदि) तो शुद्ध कछा का समर्थक था। उसका कहना था 





2-5 ४2,554 5 5 0022 00000 ८८८ सटा न कद 2 सनकी कि जरिये लत कट मदर मर 














'३+ज८थल धर पक स्व ककाक- : “ताप “कै आाखल हट कर पक लत केलनलन पतन कक मनन नमन न न 
ललित लिन न + 





<२ सी साहित्य का इतिहास 


इसके विपरीत ऋ्रान्तिकारी डिमोक्राट चेनिशेव्स्की, दोनोल्यूवोव 
आदि का पक्ष था, जो कि शुद्ध कला के सिद्धान्त का विरोधी था। वह 
कला को सामाजिक अभिव्यक्ति मानता था और उसे जनहित का साधन 
कहता था तथा उसका जनता की राजनीतिक, सामाजिक स्वतन्त्रता के 
(लिए उपयोग करता था। इस दल का रूसी साहित्य पर बड़ा प्रभाव पड़ा 
और फलतः रूपी साहित्य की यथार्थवादी विचारधारा इससे और पुष्ट 
हुई। आगे चलकर रूसी साहित्य प्रधानतया समाजोन्मुख बन गया और 
उसने जनहित का पक्ष लिया जिसकी परिणति अवतूबर की समाजवादी 
ऋरन्ति थी। सन्‌ साठ के ऋान्तिकारी डिमोक्राटों का सबसे महत्वपूर्ण 


योगदान इस ऋन्ति की भावना का संवर्द्धन, गठन और पोषण है। 








१९, इवान सेगेइविच तुर्गेनेव 
 [ १८१८-१८८३ |] 
. इवान सेगेंद्विच तुर्गेनेव का जन्म सन्‌ १८१८ में एक ज़मींदार 
परिवार में हुआ। इस परिवार में दासों के साथ /बड़ा कठोरतापूर्ण 
' व्यवहार होता थां। तुर्गेनेव की माता बड़ी ही कठोर थी और तुर्गेनेव को 
अक्सर सजा मिला करती थी। तुगगनेव के हृदय में बचपन से ही दास 
अधिकार के प्रति घणा पैदा हो गयी। 
शिक्षा 
..- तुगनेव पहले तो मास्को विश्वविद्यालय में दाखिल हुआ और बाद 
में पीतरब॒र्ग विश्वविद्यालय में पढ़ने लगा। यहाँ की शिक्षा समाप्त कर 
चह दर्शन की पढ़ाई पूरी करने के लिए बलिन विश्वविद्यालय चला गया। 
 चह दर्शन का प्रोफ़ेसर बनना चाहता था किन्तु उसकी यह इच्छा पूरी न 
हो सकी क्‍योंकि ज्ञार सरकार ने पच्छिम तथा रूस में स्वतन्त्रता आंदोलन 
की ल्ूहर से डरकर विश्वविद्यालयों में दर्शन की पढ़ाई बंद कर दी। 
इसके बाद तुर्गेनेव ने अपने को पूर्ण रूप से साहित्य सर्जन में लगा दिया। 
सन्‌ १८४३ में उसका पहला काव्य 'पराशा' छपा। इसी समय 
के आस-पास उसकी कहानी “अन्द्रेइ कालीसोव/ और नाटक धनाभाव 
प्रसिद्ध हुए 
शिकारी की डायरी 
.... इस समय की उसकी महत्वपूर्ण कृति उसकी कहानियाँ और टिप्पणियाँ 
हैं जो कि बाद में शिकारी की डायरी” में संकलित हुईं। सन्‌ १८४७ 
. में समकालीन पत्र में उसकी कहानी ख़ोर और कलीनिच' छपी 
_ जिसमें दास-किसानों का चित्रण किया गया है। खोर अनुभवी है और 
अपने कार्य में बड़ा कुशल है। क्लीनिच भावक और काव्य प्रेमी है। 
स्वभाव में अन्तर होते हुए भी दोनों मित्र हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। 
इस कहानी में सामान्य किसानों के चित्रण द्वारा किसानों का आत्मिक 





सन आज लीक शी आए. ऋ० लीन के 3 कर कर ७ ले च कलम ली अर कक 





मन मम 
न कत-ननकान-ननननान पगलकनानिनान+१ ० 
मी न 8 / असम २५ ४४४४४ ०४० सकल 





(७०००+७७७५७०००न+४३- 
आता 









3, कक कि तल किला कक न भव 



























८४ उन्नीसवीं शातो से पूर्व का रूसी साहित्य 


सौन्दर्य पहली बार प्रस्तुत किया गया। बेलिस्की ने इस कहानी का उच्च 
भल्यांकन करते हुए कहा कि 'तुर्गेनेंब जनता के पास उस ओर से पहुँचा जिस 
ओर से उसके पास तुयनेव को छोड़कर इसके पहले कोई न पहुँचा था।* 
इसके बाद किसानों के जीवन से संबंधित उसकी अन्य कहानियाँ: 
पएरेमोलाइ' और 'पनचक्की वाले की स्त्री, ल्गोव, गायक आदि) 
रूपी जो बाद में शिकारी की डायरी” में संकलित हो गईं। इस पुस्तक... 
पर तुर्गेनेव ने कई वर्ष तक परिश्रम किया और वह बराबर इसमें नयी 
कहानियाँ तथा टिप्पणियाँ जोड़ता रहा। इनमें से प्रत्येक कहानी महत्त्वपूर्ण. 
साहित्यिक घटना बन गयी ।। प्रत्येक नयी कहानी में रूसी किसान का जीवन 
अधिकाधिक व्यापकता के साथ चित्रित किया गया है। सामान्य रूसी 
व्यक्ति की आत्मिक समृद्धि का चित्रण करते हुए तुगगे नेव ने दास-कृषक के. 
जीवन की कठिन और असह्य परिस्थितियों पर कठोर आक्रमण किया है॥ 
इन कहानियों में जमींदारों द्वारा विनष्ट गावों का चित्र भी मिलता है। 
कशकारी की डायरी” दास प्रथा के विरुद्ध अभियोग है और इसमें उनको _ 
मुक्त करने का आह्वान है। हि 
१८५२ में गोगल की मृत्यु पर तुर्गेतेव ने उसके बारे में लेख ल्खि 

जिसे पीतरब॒र्ग के सेंसर ने छापने की आज्ञा नहीं दी। तुर्गेनेव ने इसे . 
मस्को भेजा और वहाँ यह छेख छपा। इसी संबंध में सेंसर के किसी नियम- 
भंग के अपराध में उसे गिरफ़्तार कर लिया गया । गिरफ़्तारी को इसः 
अवधि में उसने अपनी प्रसिद्ध कहानी मूमू” लिखी जिसका वस्तु विषय - 
दास प्रथा विरोधी है। इसके बाद वह स्पास्कोये-नितोलिनोबो निर्वासित 
कर दिया गया। यह निर्वासन डेढ़ वर्ष का था।... ५३.४ 
रुदिन न 5 98 ०8 के 
..._ १८५५ में उसने 'रुदिन' उपन्यास लिखा । इसका प्रधान नायक 

. हझूदिन सार चालीस के वर्षों के रूसी बुद्धिजीवियों का ठेठ प्रतिनिधि है। 
...._ बह उच्च विचारों का प्रचारक है किन्तु प्रतिक्रियावादी परिस्थिति के. 
..._- बीच वह स्वयं निष्क्रिय बना रहता है। जीवन के अनुकूल अपने को: 
..._ ढालने की क्षमता का अभाव और दृढ़ इच्छाशक्ति की कमी तथा संघर्ष 











न तरक्की इकिजरि नल का हनन "नल अनिल लए धलिलिनजर लनने ले जनिनीन हनन अवननानिलीी के जेनन+ननावन- लक क8 स्‍कारत ना का पान काका लव ला पतफ+क कक २ ककगाणक्षएट:/ ता /मरक2पक्षताओ पर १ कताता पाकर ए/कयार:7" “उ70022७& 


इवान सेगेंइविच तुर्गेतेव ८५ 

. की असमर्थता उसे अनावश्यक व्यक्ति बना देते हैं और वह बराबर असफल 

रहता है। फलत: कई गृणों के होते हुए भी रुदिन अपने युग की बलि चढ़ 

जाता है। लेखक के समकालीनों ने इस कृति का स्वागत किया और इसका 

उच्च मल्यांकन किया। इस क्ृति में उन्हें यग के ज्वलन्त प्रश्नों की झलक 

मिली और व्यक्तिगत जीवन में अपने को सीमित न कर इन प्रश्नों को 
सुलझाने का आहवान मिला। द द ; 
 अभिजात बग का नीडू..्ः के  2४+ 
... रुदिन! उपन्यास के बाद अभिजात वर्ग का नीड़' (१८५९) 
और पउपारम्भ पर (१८६०) उपन्यास निकले जिनमें लेखक ने 
उन्नीसवीं शती के मध्य के रूसी जीवन से संबंधित प्रश्नों को प्रस्तुत 

किया । 





.... अभिजात वगें का नीड़' उपन्यास में अभिजात वर्ग के नीड़ को अर हे के 
. विश्वृंखलन दिखाया गया है। इसका नायक लाव्रेत्स्की सुसंसक्रत किन्तु. रररः 


. परिश्रम के लिए अक्षम व्यक्ति है। उसे लीज़ा से हांदिक प्यार है। लीजा 
शी उसे चाहती है, किन्तु उनका विवाह न हो सका क्योंकि लाव्रेत्स्की की 
पत्ती की मृत्यू की खबर ग़लत निकली। भाग्य के इस आघात को न सह 
सकने के कारण लीज़ा मठ में सन्‍्यासिनी बन जाती है और पत्नी के रहते 
हुए भी लाश्नेत्स्की का जीवन एकाकी ही रहता है। यह उपन्यास उस समय 
भी बहुत लोकग्रिय.था और आज भी है। लीज़ा का कत्तंव्यशीरू और 
आत्मबलिदानी रूप बड़ा ही आकर्षक है। द 

 लपारम्भ पर हि 

.. उपारम्भ पर उपन्यास का नायक इंसारोव बुलगारिया का रहने 

वाला है और रुदिन तथा लाग्रेत्स्की के विपरीत कर्मठ व्यक्ति है। उसके 

.._ जीवन का लक्ष्य अपने देश की जनता को तुककों की अधीनता से मक्त करना 

.. है और वह इसके लिए अपने को पूरी तरह से तैयार करता है।..... 

उसकी जीवन संगिनी रूसी लड़की एलेना स्तारबोबा है। इस 
व्यक्ति के साथ अपने को संग्रोजित कर वह अपने पिता द्वारा अपने लिंए 

.. नर्णीत व्यक्ति को अस्वीकार कर देती है और इंसारोव के साथ उसकी. 





































ला एएटएए/// 0: :श्एसडए ५००८८: पपपतन-नननननमम न नस 9 लिप कप अमककता बला वन नमन लि: एग गए मटएएएएग//एएए 
नम की जम ४ ारशओ। नी शिमला मा 72० ४४४6 ४४४४४७७७७ ब्राजातकमलभाााभआाअआ ० मनन ्]++>१777722097200/8७9७७७७७ 
हु ० 5 ; ४ 7 
५ 


८६ रूसी साहित्य का इतिहास 


सहायता के लिए बुलगारिया जाने को तैयार है। इंसारोव की रास्ते में 
मृत्यु हो जाती है किन्तु यह लड़की अपने मित्र के इस साहसपूर्ण कार्य को 
आगे बढ़ाती है। ! 

तुर्गेनेव के इस उपन्यास में ऋषच्तिकारी नायक के रूप में रूसी की. 

जगह .बुरूगारिया के निवासी को प्रस्तुत करने का मुख्य कारण यह था कि_ का 

५ . उसके द्वारा तुर्गेनेव यह प्रदर्शित करता चाहता था कि रूसी यथार्थता के... 

हा * बीच अभी ऋआान्तिकारी भावना का आविर्माव नहीं हुआ है। तुर्गेनेव के सम> 

हि कालीनों ने इसे रूसी वास्तविकता की ही अभिव्यक्ति मानी और इंसा- 

रोव के रूप में उन्हें अपने देशभक्तों के प्रयत्नों की ही झलक मिली। 

दोब्ोल्यूवोव ने इस उपन्यास की आलोचना की और अपना क्रान्ति- . 

कारी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। तुर्गेनेव इससे सहमत न था क्योंकि उसका... 

अभी तक सुधारों' में विद्वास था और वह सोचता था कि दास-किसानों 

को बिना क्रान्ति के मुक्त किया जा सकता है। फलत: दोनों में मतभेद. 

बढ़ गया और तुर्गेतेव समकालीन' पत्र के सहयोगी मंडल से अलग हो... 

गया। फिर भी वह प्रतिक्रियावादियों की श्रेणी में नहीं गया।.. 

सन्‌ १८६२ में तुर्गेनेव की सर्वोत्तम कृति, उसका उपन्यास पिता 

और पुत्र” निकला। जिसमें उसने लिबरलू अभिजात वर्ग की आलोचना 

की और जनवादी बुद्धिजीवियों के प्रतिनिधि का बड़ी सहानुभूति के साथ _ " 

.. चित्रण किया। हा रा है ३ 

. पिता ओर पुत्र क्‍ ह 3 8 3 

.... उपन्यास में केवल 'पिताओं' अर्थात्‌ पुरानी पीढ़ी तथा पुत्रों 

.. अथवा नवीन पीढ़ी की ही चर्चा नहीं है वरन्‌ पुरानी पीढ़ी से छेखक का _ 

.. आशय प्राचीन रूढ़िवादी दृष्टिकोण से है और नई पीढ़ी से उसका मतलब. 

.. उस जनवादी “राज्योचिस्त्सी' या बुद्धिजीवी वर्ग से है जो नयी सामाजिक 

..._ शक्ति के रूप में अभिजात वर्ग की प्राचीन विचारधारा के विरुद्ध संघर्ष. 

... कर रहा है। पिता और पुत्र' की मुख्य विषय-वस्तु इन दो सामाजिक 

.. वर्गों की विचारधारा एवं दृष्टिकोण का संघर्ष है। प्राचीन दृष्टिकोण ._ 

: का प्रतिनिधि पावेल पेत्रोविच है और नवीन का येवगेनिई बज़ारोब है।. 














इवान सेग इविच तुगनेव . ८७ 


. बजारोव प्रत्येक वस्तु का निराकरण करता है और तुगनेव उसे 
“निहिलिस्ट' (नास्तिवादी ) कहता है। वह अभिजात वर्ग की संस्कृति 
जीवन पद्धति, आदशंवादी दर्शन तथा रोमांटिक प्रेम आदि सभी का 
निराकरण करता है। अपनी प्रखर बुद्धि तथा तीक्ष्ण तके से सबको पराजित 
“करता है। 

ऐसी प्रतिभा से संयुक्त बज़ारोव बहुत कुछ कर सकता था किन्तु वह 
बिना कुछ किए ही मर जाता है, लोगों ने इसका अर्थ यह लगाया कि 
तुर्गेनेव का विचार यह है कि रूसी इंसारोव' तो आ गये किन्तु अभी 
उनका कार्य समय शुरू नहीं हुआ है। बजारोव के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित 


करते हुए भी लेखक उसके दृष्टिकोण से सहमत नहीं है और इसी से उसने 


इस पात्र के चरित्र की केवल विषमता ही प्रदर्शित की है। बज़ारोव बड़े 
कामों की बात करता है फिर भी कुछ कर नहीं पाता प्रेम का निराकरण 
. करता है और फिर भी प्रेम करता है। इन विषमताओं को प्रदर्शित करते 
हुए भी लेखक ने उसे प्राचीन पीढ़ी के 'पिताओं' से उच्चतर ही चित्रित 
किया है। 
अपनी कलात्मक विशिष्टताओं के' कारण पिता और पूत्र' की 
गिनती रूसी साहित्य की सर्वेश्रेष्ठ क्ृृतियों के बीच की जाती है। यंह 
उपन्यास बहुत बड़ा नहीं है फिर भी इसमें तत्कालीन रूसी समाज के 
_ज्वलन्त प्रश्नों का बड़ा व्यापक समावेश है। तुर्गेनेव के अन्य उपन्यासों 
की तरह इसमें भी ऐसे अनेक स्थल हैं जहाँ कई प्रश्नों और समस्याओं पर 


वाद-विवाद प्रस्तुत किया गया है जिससे पात्रों की विशिष्टता और उनके 


चरित्र की झलक मिलती है। 
तुर्गेनेव रूसी प्रकृति के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। प्रकृति के यह 


चित्रण पात्रों की अनुभूतियों से उनके आनंद और दुख से घनिष्ठता 
से संबंधित हैं। उपन्यास का अन्तिम दृश्य शोक और प्रगीतात्मकता 
से ओत-प्रोत है और वह तुग्गेंनेव की उच्च कलात्मकता का संकेत है। 


जीवन के अन्तिम वष 


तुर्गेनेव की अन्तिम प्रौढ़ कृति उसका उपन्यास 'अछती जमीन ह्दै 


गमपअबलपपााद बाहर -वपसपयात < पर्व कश परत पवन दएतर सदर प० दपकपटतप यह ताक थकान. 


उंरास 


एएदारलएकडसारपरपसकएतपकारापट तक पर 





अल 


5 पापाराक लकानमन- मनमानी न नाव लनातन न एक कला “९८ < 


ियलिनिनिम ४४७७७ 







लि बनरम.४४४७७७ 


















विश कक “४ ४४७७आआ 





८८ क्‍ रूसी साहित्य का इतिहास 


जिसमें रूसी बुद्धिवादियों की जनता के बीच यात्रा दिखाई गयी है। 
.. सन्‌ ७० के वर्षों में तुर्गेनेद ने गद्य में काव्य और साहित्यिक 
तथा दैनिक संस्मरंण ' लिखे। द 

तीन सितम्बर १८८९३ में तुर्गें नेव की मृत्यु हो गयी। 

: तुर्गेनेव की कथाएँ, कहानियाँ और उपन्यास उच्चीसवीं शती के सन्‌ 
चालीस से लेकर सन्‌ सत्तर तक के पद्यों के रूप्ती जीवन का व्यापक चित्र 
प्रस्तुत करते हैं। दा 

सामाजिक चेतना के बीच उभरते हुए युग के नये विचारों और नयी 
आवश्यकताओं को वह तुरन्त समझ गया और अपनी कृतियों में उसने 
उन प्रश्नों को प्रस्तुत किया जो कि समस्त को मथने लगे थे। हि 

तुर्गेनेव ने रूसी साहित्य को विश्व साहित्य के प्रांगण में उच्च एवं 
सम्मानित स्थान पर प्रतिष्ठित कर दिया। 












































२०. निकोलाइ गलेक्सेन्द्रेविच नेक्रासोव 
.. [ १८५१-श्ट८ट ].. 


नेक्रासोव के नाम के साथ रूसी काव्य के विकास का उन्नीसवीं शती 


. के सन्‌ चालीस से लेकर सन्‌ सत्तर तक का पूर्ण युग जुड़ा हुआ है। वह , 
रूसी क्रांतिकारी जनवादी, प्रतिभाशाली कवि है। वह बेलिस्की का 
नुगामी और क्रान्तिकारी जनवादी चेनिशेव्स्की और दोब्रोल्यूबोव का 
सहयोगी है। 

..._निकोल्‍ाइ अलेक्से व्दे विच नेक्रासोव का जन्म १० दिसम्बर १८२१ में 
. छुआ। उसका बचपन अपने पिता की ज़मींदारी में बीता जहाँ वह प्रथम 
.. बार दास-कृृषकों के कठोर जीवन से परिचित हुआ । उसके पिता का अपने 
. धदास-कषकों के प्रति बड़ा ही कठोर व्यवहार था । वोल्गा पर उसने नाव 
खींचनेवालों को देखा और उनके गीत सुने और ब्लदीमिर की सड़क पर 
उसने बेड़ियों में जकड़े साइबेरिया भेजें जाते हुए राजनीतिक बंदियों के 


रॉ 


समूहों को देखा। इन सबने बालक नेक्रासोव के हृदय में शोषकों और 


.  अत्याचारियों के प्रति घृणा और कोध भर दिया। 
साहित्यिक कायकलाप का आरम्भ 


.... नेक्रासोव का पिता चाहता था कि उसका पुत्र पीतरबुर्ग जाकर सेना 
का अफ़सर बने। नेक्रासोव पीतरबुर्ग तो आया किन्तु सेना में न जाकर 


'पीतरबुर्ग विश्वविद्यालय में दाखिल होने की असफल कोशिश की । वह 


.. कवि और लेखक बनना चाहता था। फलत: पिता ने रुष्ट होकर उसकी 
.. आथ्िक सहायता बंद कर दी। विवश होकर नेक्रासोव को रोटी के लिए. 


काम की खोज में भटकना पड़ा। 


उसने अपना पहला काव्य संग्रह स्वप्न और स्वर' के नाम से. 


. छपाया, जिसकी बड़ी कड़ी आलोचना हुई। असफलताओं के बावजूद 
..  'नेक्रासोव बराबर व्यंग्यात्मक कविताएँ, छोटी कहानियाँ तथा टिप्पणियाँ 
आदि पत्रों में लिखता रहा। उसकी सबसे अधिक सहायता बेलिस्की ने 


नकसल्‍लनपखहपरपप दर पा पपा। पान लन्‍पपटचयन पर ८८ "कक प पाप पक पक तन न कम न दाम अल 














९०. रूसी साहित्य का इतिहास 


की तथा बेलिस्की के प्रभाव में ही उसका साहित्यिक मार्ग प्रशस्त 
हुआ। 


सन्‌ चालीस ओर पचास के वर्षों में नेक्नालोव की सजना 

१८४५ में नेक्रासोब का संग्रह पीतरब्‌र्ग का रूप रंग” निकला ४ 
उसमें उसका लेख पीतरबुर्ग के कोने”! भी था। उसने इसमें शहर के' 
दूर के हिस्सों का चित्र प्रस्तुत किया था जिसमें गंदे घर और उनके आनन्‍्द- 
'"विहीन रहने वालों का जीवन दिखाया था। बेलिस्की नेइस लेखक की- 
असाधारण पर्यवेक्षण शक्ति और चित्रण कौशल की बड़ी प्रशंसा की। 

इसके बाद नेक्रासोव॑ ने कई कविताएँ लिखीं जिनमें लोगों को निर्धनता- 
का बड़ा व्यापक चित्र था और जीवन के ऐसे दृश्यों का अंकन था जिनकी 
अभिव्यक्ति उसके पहले किसी कवि ने न की थी। अपनी कविता जाए 
रहा हूँ रात में' वह दम्पति के शोक का चित्रण कर रहा है। घर में 
दरिद्रता और अभाव है। बच्चे का ताबूत खरीदने को भी पैसा नहीं है। 

बच्चे के अंतिम संस्कार के लिए और भूखे पति को भोजन देने के लिए पत्नी 

अपना शरीर बेचने का निश्चय करती है। उस कविता के मार्मिक प्रभाव: 
की चर्चा तुर्गेनेव और साल्तिकोवइचेद्विन ने भी की । 

दहर वालों की दरिद्वता का चित्रण नेक्रासोव की सड़क पर' तथा 
मौसम के बारे में! कविताओं में भी हुआ है। इन कविताओं में जन- 
जीवन की विरूपता तथा सामान्य जनता के आँसू हैं। और सबसे बड़ी बात 
यह कि नेक्रासोव पू्ववर्ती कवियों के विपरीत दरिद्वता का बड़ा व्यापक _ 
चित्रण प्रस्तुत करता है। वह कुछ भी नहीं छिपाता और पाठकों के सामने: 
कट्‌-सत्य प्रस्तुत कर देता है। 


... नेक्रासोव की इस समय की कविताओं में शहरी जीवन के वस्तु-विषय 
* के साथ किसानों के जीवन का वस्तु-विषय भी प्रमुख है। बेलिस्की से 
प्रभावित होकर ही नेक्रासोव ने इन विषयों को चुना था। किसान जीवन 
से संबंधित नेक्रासोव की प्रथम प्रभावपूर्ण कविता सड़क में है। इसमें 
रूसी दास लड़की की दुःख-भरी कथा है जिसका ताल्लुक़दार की लड़की 
करे साथ ही लालन-पालन हुआ है किन्तु जिसे नये ताललुक्नेदार ने घर से 








निकोलाइ अलेक्सेन्द्रेबिच नेकासोच क्‍ द |. ९९ 


निकाल दिया है। किसान के कठिन परिश्रमी जीवन से अनष्यस्त हो. 

-. जाने के कारण उस लड़की का जीवन अब बड़ा दारुण हो जाता है। 
नेक्रासोव द्वारा काव्य में प्रस्तुत किसान जीवन की विषय-वस्तु भी 
 इस' समय के लिए नयी थी। इसका प्रगतिशील पक्ष ने हादिक स्वागत 


किया। 
इस समय किसान जीवन से संबंधित नेक्रासोव की कई कविताएँ 
निकलीं, जिनमें मातभमि', गाँव में, विस्मृत गाँव, आदि बड़ी प्रभाव- 
|. पूर्ण रचनाएँ हैं। मातृ-भूमि में कवि दुःख और असंतोष के साथ अपने पिता _ 
के खोखले जीवन और उसकी निरंकुशता की याद करता है। इसमें 

.. ज़मींदारों के अत्याचार और उत्पीड़न के मार्मिक चित्र हैं। द 

_ विस्मृत गाँव में किसानों के अभावों और उनकी अधिकारहीनता का 

,... चित्र है। ताल्लक़दार गाँव से बड़ी दूर रहता है और उसके कारिन्दे 

.._ किसानों पर मनमानी करते रहते हैं। गाँव वालों को आशा है कि मालिक 

... आएगा और सब ठीक करेगा, किन्तु मालिक नहीं आया, नहीं आया। एक 

.... दिन रास्ते में लोगों ने भीड़ देखी और ऊँची गाड़ी पर ताबूत देखा। ताबूत 
के अन्दर मालिक था और ताबूत के पीछे नया.मालिक। पुराने मालिक 

के लिए प्रार्थना पढ़ी गई। नये मालिक ने आँसू पोंछे, गाड़ी में बेठा और 

फिर वापस शहर चला गया। यह कविता एक प्रकार से सारे रूस के दास- 
कृषकों की दयनीय अवस्था का मार्मिक चित्र प्रस्तुत करती है। 
प्रधान प्रवेश द्वार पर विचार विमर्श” (१८५८) कविता में ग़रीब 

.. किसान अपने मालिक से भेंट करने के लिए मुख्य द्वार पर इन्जतार करते 
_ रहते हैं किन्तु मालिक उनसे नहीं मिलता और उनको निकलवा देता है। 

.. कविता में यह बताया गया है कि जिनके हाथों में अधिकार है वे जनता की _ 
ओर आँख उठाकर देखना भी नहीं चाहते। ग़रीब किसान निराश होकर 
मुख्य द्वार से ख़ाली हाथ वापस लौटते हैं। 

१८५६ में नेक्रासोव का पहला काव्य संग्रह निकला। यह संग्रह अपनी 

'.ताज़गी, साहस तथा युद्धशील प्रवृत्ति के कारण बड़ा ही लोकप्रिय हुआ । 

|... इसमें जनता की तड़पन, बेगार के कठिन परिश्रम, दास अधिकार की 






















































कवि को भी नागरिक होना चाहिए और देश के प्रति अपना कत्तंव्य निभाना _ 


है और नागरिक क्या, है ?--मातृ -भूमि का्‌ सुयोग्य पुत्र होना । पूत् ४ 


हे इस पत्र की स्थिति बड़ी खराब हो गई थी किन्तु नेक्रासोव के हाथ में पड़कर | 


तुर्गेनेय, ताहस्‍्ताय, गंचरोव आदि की रचनाएँ छवरीं । क्रान्तिकारी 





























«२ रूसी साहित्य का इतिहास 


5 


दारुणता तथा अमीर उत्पीड़कों के प्रति घृणा का अभिव्यंजन हुआ। इसके 
प्रकाशन से शासक वर्ग में बड़ी हलचल हुई और इसके छपने की आज्ञा 
देने वाले सेंसर को डाँट पड़ी । क्‍ 
विशेष रूप से इस संग्रह की कविता कवि और नागरिक' से शासक 
वर्ग बड़ा असंतुष्ट हुआ। इसमें कवि ने शुद्ध कला पर आश्षेप किया 
और बताया कि कवि कोई हो या न हो उसे नागरिक अवश्य होना चाहिए। 


वाहिए। उसने कहा कि शोक के वर्षों में आकाश, समुद्र और घाटियों क्‍ 
की सन्दरता और प्रेम का गान अत्यन्त लज्जाजनक है।' उसने कहा कि _ 
तू चाहे कवि न हो सके किन्तु नागरिक होना तो तेरे लिए अत्यावश्यक _ 


अपनी माँ के दुख को शान्तिपूर्वक नहीं देख सकता। उसी तरह योग्य 
नागरिक देश के प्रति उदासीन नहीं हो सकता। नेक्रासोव की ये पंक्तियाँ 
देश के कोने-कोने में फैल गयीं और प्रगतिशील युवक वर्ग ने इसे कण्ठस्थ _ 
कर लिया तथा इसे अपने नारे के रूप में ग्रहण किया। 
अकाशन ओर सम्पादन काय 

अपने साहित्यिक कार्यकलाप के साथ-साथ नेक्रासोव प्रकाशन और " 
संपादन कार्य भी करता जाता था। सन्‌ १८४७ में वह समकालीन 
'पत्र के संपादन और प्रकाशन में लग गया । पुश्किन की मृत्यु के बाद 


यह पत्र चमक उठा। करीब बीस वर्ष तक उसने इसका प्रकाशन क्रिया. 
'इसमें उस समय के सभी प्रसिद्ध रूसी लेखकों--चेनिशेव्स्की, द्रोबोल्यूवोव, 


जनवादी राजनीतिक पत्र होने के कारण इस पर शासकों की बराबर कोप 

दृष्टि रही। उसे कई बार चेतावनी मिली। कई बार थोड़े समय के लिए. 
बंद किया गया और फिर १८६६ में हमेशा के लिए बन्द कर दिया गया। 
खन्‌ ६० ओर सन्‌ ७० के वर्षों में नेक्रासोव की सजना 


समकालीन पत्र के बन्द होने पर वह हताश न हुआ और नये 


निकोराइ अलेक्सेन्द्रेविच सेकरासोव ९३ 


प्रकाशन के लिए प्रयत्न करने लगा। सन्‌ १८६८ में पितृभूमि टिप्पणियाँ” 
पत्र निकाछा। इस पत्र में साल्तिकोवदचेद्रिन, अस्त्रोव्स्की, ग्लेबइस्पेंस्की 
जैसे शक्तिशाली लेखकों ने सहयोग दिया। इस पत्र का तत्कालीन 
सामाजिक, राजनीतिक जीवन में बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान था। 
.. सन्‌ साठ और सन्‌ सत्तर के वर्षों में भी रूसी गाँव और रूसी जन 
जीवन ही नेक्रासोव के काव्य की मुख्य विषय-वस्तु हैं। अपनी कविता 
. 'ऐलेजी (शोक गीत) में उसने राजनीतिक सुधारों के बाद की जन 
. स्थिति का चित्रण किया है और यह संकेत किया कि जनता की हालत 
सुधारी नहीं गई वरन्‌ पूवंवत्‌ बड़ी दयनीय है। नेक्रासोव ने इसे अपनी 
प्रिय कविता कहा है। 

अपनी कविता सैनिक की माँ अरीना, में सेना के सामान्य 
.. सैनिकों का असह्य जीवन चित्रित किया गया है और अपने सैनिक पुत्र 
की मत्य पर कृषक स्त्री के शोक का वर्णन किया गया है। निकोलस प्रथम" 
के समय में सेना में सामान्य सैनिकों पर बड़ी सख्ती होती थी। सैनिक 


. नियम भंग करने पर कोड़ों की मार पड़ती थी और कभी-कभी कोड़ों द्वारा 
मृत्यु दंड दिया जाता था। संभवतः ऐसा ही दंड पाकर अरीना का पुत्र. 


सेना से वापस घर लौटा। सेना में जाने के पहले वह बड़ा शक्तिशाली 
और हृष्ट-पुष्ट था और जब वापस लौटा तो रोगी। नौ दिन वह तड़पता 
. रहा और दसवें दिन मर गया। सेंसर इस कविता के आलोचनात्मक 
.. प्रभाव को अच्छी तरह समझता था और उसने इसके छपने की इजाजत 


नहीं दी। नेक्रासोव अपनी चतुरता से ही किसी प्रकार बड़ी मुश्किल से... 


.._ यह कविता छपा सका। 
पाला-लाल नाक' कविता में कवि का रूसी जनता के प्रति असीम” 


.. प्रेम व्यक्त हुआ है और रूसी स्त्रियों की शक्ति और सौंदर्य का गुण-गान' 


. किया गया है। इस कविता में एक परिवार की दु:ःखद कथा है। प्रोकल 
.. परिश्रमी और ईमानदार व्यक्ति है। समय के फेर से उसे कोचवान बनना 
« पड़ता है। एक यात्रा में उसे सर्दी लग जाती है और वह मर जाता है। 





,... उसकी स्त्री दार्या बड़ी ही हिम्मती है और रात में अकेले मठ से मूर्ति छानेः 


















डे रूसी साहित्य का इतिहास 

जाती है जिससे कि उसका पति अच्छा हो जाय। वह वैधव्य का दारुण दुःख 
सहती है। 'जंगल में वह ठिठुर कर मर जाती है। कविता का अन्त दुःखद _ 
है कितु उसमें सामान्य हूसी स्त्री और पुरुष के आत्मिक सौन्दर्य का. 


बर्णन किया गया है। ह् 
१८६८ में लिखी उसकी छोटी-सी कविता आजादी आनंद के बिना 


बड़ी घुटन है. में खू ले रूप में ऋत्ति का आह वान है। 



































लय >आ शक कनपक लक: ++ मम ०>टटनन कला पल अरे 








ध्छ 


नेक्रासोव ने क्रान्तिकारी डिमोक्राट नेताओं के काव्य-चित्र भी प्रस्तुत 

किए हैं। १८५५ में उसने बेलिस्की', लिखा, दो कविताएँ, १२ 

नवम्बर १८६१ ई० और 'दोब्रोल्यूवोव की स्मृति' उसने दोबोल्यूवोव _ 

को समर्पित की और न्रविष्यवाणी' में चेनिशेव्स्की का चित्र प्रस्तुत 

किया । हा द द द 

'हसी स्त्रियाँ, में दिकाब्रिस्टों की उन पत्नियों का वर्णन किया गया 

है जो कि अपने निर्वासित पतियों का साथ देने के लिए अनेक संकट होते 

हुए उनके पास स्वेच्छा से साइबीरिया आदि कठिन स्थानों में पहुँचती हैं। 

इसमें सामान्य जनता की ईन वीर नारियों के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित 

बी गयी है। नेकासोव की इस कविता के संबंध में सबसे बड़ी विशेषता _ 

यह है कि उसने अतीत की विषय-वस्तु को लेकर भी उसे वर्तेमान की _ 

. कऋत्तिकारी अनुभूति से प्राणान्वित कर दिया । हे 
“कौन रूस में आनन्द से रहता है ९? 

पं इन्ही वर्षों में उसने अपना प्रसिद्ध और प्रधान काव्य कौन रूस में. 

.. आनन्द से रहता है! लिखा। नेक्रासोव ने इसे अपने जीवन का प्रधान 

. कार्य माना। द हु 3, 

इसमें कवि ने १८६९ के सुधार के बाद के किसान जीवन का व्यापक 

. चित्र प्रस्तुत किया हैं। आरम्भ में वह 'मुक्त किसानों' की अवधिक्षा, रा 

.._'निर्धेनता आदि को अपने काव्य का मुख्य विषय बनाना चाहता था जिससे 

.. कि वह प्रदर्शित कर सके कि इन सुधारों से किसानों का कुछ भी भला न हे 

. “हुआ। बाद में उसका झुकाव ऋत्तिकारी आंदोलन और उन युवकों की ः 


.. ओर हुआ जो जनसेवा को अपना लक्ष्य बनाकर निरंकुशता और अत्याचार 


































































। 





५... ».-०-०....०००५०००००--+५५ ००% -+-५--०५ बल “तन "न न न जन ललित तनननननान रा का कर पाप । »3++क "नानक ०० नकभ लाए > घर ८: ६४ एन पत पक्का तरफ पा कप पक । ताकत ० अंत पकमकन थक 77 कक गाए। पा 7 अर अत 


निकोलाइ अलेक्सेन्द्रेविल नेकसोव....... ९५ 













के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे। ग्रीशा दोब्रास्कलोनोव इन्हीं का प्रति- 
निधि है । 

नेक्रासोव ने अपने काव्य को जन सुलभ बनाने के लिए छोक-काव्य 
की युक्तियों और शैली का बहुत उपयोग किया। इसमें अद्भृत्‌ पक्षी तथा 


जादू वाले मेजपोश आदि लोकयुक्तियों का समावेश है तथा लोक 
कहावतों, बुझौवलछ, लोकोक्ति आदि का प्रयोग हुआ है। 


काव्य का आरम्भ भी लोक-कथाओं के ढंग पर होता है। सात 

किसानों में इस बात पर बहस होती है कि रूस में कौन आनन्द से रहता 
है ? इस प्रश्न को तय करने के लिए और सच्चे सुखी व्यक्ति को ढँढ़ने के 
शलिए ये सातों किसान देश की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। इस यात्रा के 
माध्यम से नेक्रासोव ने रूसी जीवन के विविधि पक्षों को प्रस्तुत किया है 
.. और सभी प्रकार के लोगों को, ज़मींदार, गुलाम, किसान आदि को चित्रित 
... किया है। फिर भी स्पष्ट है कि नेक्रासोव की सहानुभूति किसानों के 
. उस पक्ष के साथ है जो ज़मींदारों से संघर्ष करने का इच्छुक है । 


... इस यद्धशील किसान पक्ष के प्रतिनिधि सबेली, याकीम नगोय, 
 ऐरमिल गीरिन आदि हैं। सबेली ने बहुत लम्बे समय तक पहले सलाश- 
निकोव का और फिर जमंन फेगेल का अत्याचार सहा। अन्त में जब 
. उसका धीरज टूट गया तो अपने कुछ साथियों की सहायता से उस जर्मन 
को जिंदा ही ज़मीन में गाड़ दिया। बीस वर्ष की सजा काट कर वह अपने 
,... लिए कहता है कि सज़ायाफ़्ता हूँ, किन्तु गुलाम नहीं - हूँ । 
.. इसी प्रकार याकीम नगोय किसानों की वस्तु-स्थिति की अभिव्यक्ति 
. बड़े सारगर्भित शब्दों में करता है। उसका कहना है कि किसान के 
“परिश्रम पर तीन लोग जीवित रहते हैं--/ईर्वर, जार और जमींदार। 
येरमिल गीरिन को किसानों के हितों का रक्षक चित्रित किया गया... 
है। किसान उसकी इज्जत करते हैं और उसका समर्थन करते हैं। उसका 
. जेल में अन्त होता है। नेक्रासोव के संकेतों से समझा जा सकता है कि उसे 
जमींदार के विरुद्ध किसानों के भड़काने के कोरण गिरफ़्तार किया गया 
और जेल में डाल दिया गया । द 




















कि अब न अ-  ७७७णणणणणा॥आआ्॥७७७७॥७॥७७७॥७॥७७॥्शए४ए००ुणएण-० जा 3. 


बदः ... रूसी साहित्य का इतिहास 






























मात्रेवता तिमोफ्येवना के रूप में नेक्रासोव ने रूसी कृषक स्त्री का 
जीवन भी प्रस्तुत किया है। खोजी किसानों को किसी ने बताया कि इस 
स्‍त्री का जीवन आनन्दपूर्ण है लेकिन पता चलता है कि वस्तुस्थिति इससे 
उल्टी है। बचपन से ही इसका जीवन बड़ा कठोर परिश्रम का था। शादी 
होने पर वह पति की मार और सास ससुर की खरी-खोटी सहती रही ॥ 
उसके पहले बच्चे को सुअर ने मार डाला और पति को ग्ैरकानूनन फ़ौज 
में रंगरूट बना लिया गया। स्त्रियों के संबंध में वह कहती है कि तारी 
के सुख और स्वतन्त्रता की कुंजी तो फेंक दी गयी है, खो गयी है... 
सलाशनिकोव, फेगेल आदि को कठोर अत्याचारी के रूप में चित्रित 
किया गया है। एक दूसरा जमींदार अवोल्त अबोल्गयेव कहता है कि 
जिसे चाहूँ उस पर कृपा करूँ, जिसे चाहूँ उसे सजा दूँ। मेरी इच्छा 
न है, मेरा घूँसा पुलिस है। 
रूसी जीवन का चित्रण करते हुए भी स्वयं कवि का दृष्टिकोण 
क्रान्तिवादी था। वह अपने काव्य से स्पष्ट कर देता है कि किसान तब 
तक सुखी नहीं हो सकता जब तक कि ज़मींदार हैं। केवल क्रान्ति ही 
किसानों का मुक्ति द्वार है और काव्य में इसी क्रान्ति के लिए 
आह्वान है। 
. श्रीशा के रूप में कवि की इन्हीं भावनाओं की अभिव्यक्ति हुई है॥ 
ग्रीशा को जनता के नेता और उसके आनन्द मागें को प्रशस्त करने वाले _ 
के रूप में चित्रित किया गया है। ग्रीशा ही इस काव्य में प्रसन्न व्यक्ति है. 
क्योंकि उसके सामने जीवन का लक्ष्य और मार्ग स्पष्ट है और वह यह भी 
जानता है कि उसका मार्ग बड़ा केंटीला है, भाग्य ने उसके लिए सम्मान 
का मार्ग तैयार किया है, जनरक्षक का नाम तैयार किया है, क्षय और 
साइबीरिया तैयार किया है। ग्रीशा निर्भय इस रास्ते पर चलता है। कवि 
का यह संकेत है कि यदि यह सात किसान इस जनरक्षक ग्रीशा के बारे में 
जानते होते तो उनको सच्चा सुखी आदमी मिल जाता । 


नेक्रासोव के इस काव्य को रूसी जीवन की इंसाइक्लोपीडिया 
कहा जाता है। 


नीति ननाननननननान "नल पान ताक >तल भा तन्‍_ की ५५५ +-भ>--+-+4५०००५५३०५३७३०ए०००० भला तय $नर पंप ककापपरक ना :3क्‍ ४ ५५८८९ पथ ६: सेन्‍- वात घरद्घर एच व7प्रपकयी कली ये भाप 4 पद + कधिआअफक मत ामगाप- +पेटा+ कबकमत 5 का ए75कपफद का हा 


निकोलाइ. अलेक्सेईविच नेऋासोब न्‍ ः ९७ 


कठोर परिश्रम के कारण उसका स्वास्थ्य बड़ा जजर हो गया था। 
लम्बी और असाध्य बीमारी के बीच ८ जनवरी १८७८ में उसकी मत्य 
गीं गयी। हंजारों आदमियों ने उसे अंतिम श्रद्धांजलि समपित की। 
नेक्रासोव रूसी साहित्य में ऋ्रान्तिवादी डिमोक्राटिक काव्य का सर्व- 
श्रेष्ठ प्रतिनिधि माना जाता है। उसकी कृतियों ने युवक वर्ग में क्रान्ति 
की प्रेरणा और स्फरति भर दी । 


अपनी सर्जना के द्वारा उसने रूसी जीवन के एक लम्बे यूग (सन्‌ 


चालीस से सन्‌ सत्तर तक) को अभिव्यक्ति दी और उसका ऐसा सजीव 
वर्णन किया कि अतीत की जनता के उत्पीड़न की और उसके 
संघर्ष की स्पष्ट तस्वीर हमारे सामने आ जाती है। नेक्रासोव की यहीः 
सबसे बड़ी सेवा है और इसी में उसके काव्य का महत्त्व है । 


६४398: कोइ: उग्र: ता 777 क्र 
































का कक ००२० 





)५५५मनाकर के ते ७सभनकाघाकर 7 ४९4 शान-कन»- न कल नी नीति थत- सर“ ८ सार घन ९ क्की न नू कम अनु नण पान १सहाताभककक १५० नकल तन लिन कक कतन्‍ननथ>>>+॥+ 
निशिशकीक लक कक कक 3 मम भ रा ाााां४४४४४४४४७७७७७७ 320७4. गन 
नजर भरन्‍्नताककत सनी कि फकनलनन« र- ०-५ न नाना न न नकल द हि है! ५ ॥। 


२१. फ्योदोर मिखाइलोविच दस्तयेत्स्की 
[ १८२१-१८८१ ) 


विश्व के महान्‌ लेखकों -में गिने जानेवाले इस कलाकार का 

सर्जनात्मक कार्य उन्नीसवीं शती के सन्‌ चालीस में शुरू हुआ। उसकी 
प्रतिभा का विकास ग़रीब' (१८४५-१८४६) नामक पुस्तक से मिलने 
लगता है जिसकी शैली गंभीर और मनोवेज्ञानिक है तथा इसमें एक. 
नवयूवक के आत्मगौरव का चित्रण है। बेलिस्की ने उसकी प्रतिभा को - 
पहचाना और उसकी ख्याति की भविष्यवाणी की। दस्तयेत्स्की पेत्र 
शोव्स्की गोष्ठछी का सदस्य था। १८४९ में इसके सदस्य गिरफ़्तार कर लिये 
गये और १८४९ में अन्य सदस्यों के साथ दस्तयेत्स्की को फाँसी की सजा 
मिली। फाँसी के तर्ते पर वह और उसके साथी खड़े किये गये किन्तु - 
उसी मिनट एक अफ़सर ने आकर मुक्ति की घोषणा सुनाई । जब वे लोग 
तख्ते से उतारे गये तो वह पागल हो गया और दस्तयेत्स्की ने चार वर्ष 
की कड़ी कद साइबीरिया में बिताई। और फिर पाँच वर्ष सेना की एक 
बटालियन के साथ रहा। निर्वासन से छौटने के बाद उसका दृष्टिकोण 
बदल गया और प्रगतिशील गोष्ठियों से उसका संबंध न रहा और वह . 
रहस्यवादी बन गया। विषमताओं को सुलझाने के लिए सामाजिक क्रांति 
की जगह वह पारस्परिक सामंजस्य और नैतिक सुधार की आवद्यकता 


बताने छूगा। १८५९ में स्तेपान चिक्रोको का गाँव” छपा। १८६१ 


में उसने समय और “यग' पत्र चलाये। इन पत्रों के कारण उस पर बडा 


कर्ज हो गया। कज़ेंदारों से बचने के लिए वह कई वर्षों तक विदेश में 


 धूमता रहा। उसकी महतवत्त्पूर्ण पुस्तकें मेरे घर के समाचार! और . 


जमे और सज्जञा' १८६६ में छपीं। 
लेखक के निर्वासन के बाद के विचार जुर्म और सज्ञा' में बड़ी 


. कलात्मकता के साथ व्यक्त हुए हैं। इसका नायक यह समझता है कि 








फ्योदोर मिखाइलोविच दस्तयेत्स्की ९९ 


सबल व्यक्ति सब कुछ कर सकता है और उसके लिए सब कुछ क्षम्य है। 
वह कर्ज देनेवाली एक स्त्री की हत्या कर देता है। बाद में अपने गनाह के 
बोझ से दबकर वह अपने मन से अपने को अधिकारियों को सौंप देता है 
और सपरिश्रम कारावास स्वीकार करता है। इसमें नायक की विद्रोही 
वैयक्तिकता की निंदा और ईसाइयों की नम्रता और दुःख सहन का प्रचार 
है। मनोवैज्ञानिक चित्रण की गहराई तथा तत्कालीन युग के शक्तिशाली 
अंकन के कारण दस्तयेत्स्की की यह कृति विश्व-साहित्य की महान रचना 





बन गयी' है। यह उपन्यास दस्तयेत्स्की की अपषूव कलात्मकता का अन्यतम _ 


उदाहरण है। 

उसने बेवकूफ और शैतान” उपन्यास लिखे। इस दूसरे उपन्यास 
.. में दस्तयेत्स्की ने अपने समकालीनों पेत्रोशोव्स्की, तुर्गेतेव आदि 
के चित्र प्रस्तुत किए हैं। लोगों ने इसे अशिष्ट व्यक्तिगत आक्रमण 






.. है। उसने दो और महत्वपूर्ण उपन्यास करामाज़ोव भाई” और “जवान! 
. लिखे जिनसे लेखक की कलात्मक शक्ति और उसकी. दुबंलता दोनों प्रकट 
होती हैं। 


साना। इस. पुस्तक से लेखक की प्रतिक्रियावादी प्रवृत्ति स्पष्ट हो जाती _ 


2: न्दाहत पक: पद्रादकाआ एक कक एफ एटा एक्क्कि।४ 
































२२. अलेक्सान्द्र निकोलाएविच अस्त्रोव्सी 
[१८२३-१८८६]...  '*€ 


... अलेक्सान्द्र निकोलाएविच अस्त्रोव्स्की रूस के बड़े नाटककारों में 

गिना जाता है और रूसी राष्ट्रीय रंगमंच का संस्थापक माना जाता है। 
अस्त्रोव्स्की का जन्म सन्‌ १८२३ में मास्कों में हुआ। नाटकों की 
ओर उसकी रुचि बचपन से ही थी और उसे पढ़ने का बड़ा शौक था॥ 
मास्कीं विश्वविद्यालय की शिक्षा समाप्त करने के बाद उसने मास्को की 
कचंहरी में नौकरी कर ली जहाँ बालकों और माता-पिता के बीच के 
झगड़े निबटाये जाते ये। इसके बाद वह व्यापारियों की अदालत में काम 
करने लगा। न्‍्यायालूय के इस अनुभव ने उसे मास्को के व्यापारियों के. 
पारिवारिक जीवन के घमिल पक्ष से पूर्णतया परिचिंत करा दिया और 

उसे सर्जना के लिए प्रभूत सामग्री दी । 

सन १८४६ में उसने अपनी पहली कमेडी अपने लोगों का ख्याल 
रखेंगे! के शुरू के दृश्य लिखे। इसमें अस्त्रोव्स्की ने रूसी व्यापारियों 
की बर्बेरता, कठोरता का उद्घाटन किया और यह दिखाया कि ये 
व्यापारी जल्दी से जल्दी अमीर बनने के लिए सब कुछ करने को तैयार 
हैं और म्‌नाफाखोरी इनको मनुष्य नहीं बने रहने देती । हे 
. यह कमेडी बहुत सफल रही। इसके बाद उसने ग़रीब बहू तथा: 
“अपनी गाडी में न बैठो' लिखे। इस अन्तिम नाटक का १८५३ में 
माली थियेटर” में अभिनय हुआ। इसके साथ ही नाठककार के रूप में 
-अस्त्रोव्स्की की ख्याति बढ़ गयी । 
सन्‌ ५० से ६० के बीच की अस्त्रोव्स्कों की सजना 
सन पचास-साठ के. बीच के वर्षो में अस्त्रोव्स्की स्‍लव्यानोफिल या. 


सस्‍लाववादियों के निकट आया। इस गोष्ठी में मेलनिकोवपोव्स्की, ग्रेबू- 
नोव, तुर्गेनेव, पीसेम्स्की, त्रेतीफिलियोव, सदोव्स्की जेसे लेखक और 





अली -किलिनीन नानी "० बम भाकनननन++ -+ 7० ००% वजन >+ज 


अलेक्सासद्र निकोलाएविच अस्त्रोव्की...... #०१ 


कलाकार थे। इन लोगों को रूस के अतीत से बड़ा प्रेम था और वे यथा- 
थता से दूर थे और प्राचीनता का आदर्शीक्रत रूप प्रस्तुत करते थे । वे 
परंपरा तथा परिवार के कुल-ज्येष्ठ द्वारा संचालन की परपाटी का आक़- 
... घषंण तथा आदर चित्र प्रस्तुत करते थे। अस्त्रोग्स्की पर भी इस वर्ग 
का प्रभाव पड़ा और वह इस वर्ग के अपरिवर्तनवादियों को सहयोग देने 
. लगा। वह थोड़े समय के लिए गोगल की आलोचनात्मक परंपरा से 
दूर चला गया और उसका ध्यान नैतिक समस्याओं की ओर गया। 
“ग़रीबी दोष नहीं हे? 
. ब्यापारियों के रहन-सहन का आदर्शीक्त रूप गरीबी दोष नहीं 
है! कमेडी में और स्पष्टता से प्रकट हुआ है। इसमें परिवार के कुल- 
 ज्येष्ठ के अधिकारों को स्वीकार किया गया है और यह दिखाया गया 
है कि वह परिवार का संचालन करता है और परिवार के अन्य सदस्य 
उसकी आज्ञा को कत्तंव्य रूप में स्वीकार करते हैं। 
अपरिवतंनवादी सस्‍्लाववादियों ने इस कमेडी से बहुत प्रसन्नता प्राप्त 


के की; क्योंकि इसमें उनके आद्शों को कलात्मक रूप मिला। किन्तु चेनि- 


शेव्स्की ने इसकी समकालीन पत्र में आलोचना की और कहा कि 
नाटककार ने उस परंपरा को ऐसा लभावना और आकर्षक रूप दिया है 
जो कि न लुभावनी है और न जिसे ऐसा लुभावना होना चाहिए। 
चेनिशेव्स्की ने अस्त्रोव्स्की से सत्य और निर्मेम आलोचना के अपने 
.. थवंपरिचित रास्ते पर चलने को कहा। चेनिशेव्स्की की आलोचना, 
तत्कालीन सामाजिक तथा अन्य कारणों का उस पर प्रभाव पड़ा और वह 
. सलाववादियों से अलग हट गया। १८५६ से वह उस यग के प्रगतिशील 
पत्र समकालीन. में सहयोग देने रूगा। 
फ़ायदे की जगह? द 
सन्‌ १८५७ में अस्त्रोव्स्की ने फ़ायदे की जगह” नाटक लिखा जिसमें 

उसने यथार्थता का आलोचनात्मक अंकन प्रस्तुत किया। इसमें विभिन्न 

|... सामाजिक स्तरों से आए हुए किन्तु समान दृष्टि, कोटिवाले कर्मचारियों 
..._ का समान जीवन दिखाया गया है। सब का लक्ष्य है ऐसी जगह पहुँचना 


व -+१33०+क माल +००>-५५५५३७७ 3 उन ताक-४५ अप :लाककार ८ एक : ८० ॥]त+ााकारी 4 कट: पंप # फरजबब+ ० ाध उभ ८ पाते 3१% सका जा 38 ५4:-ल्‍८० ६७ ८८८: 

















१०२ .... रूसो साहित्य का इतिहास 

















या ऐसे पद पर पहुँचना जो फायदेमंद हो; जहाँ अधिक से अधिक रिश्वत 
मिल सके। नाटकों के बहुत से रिश्वतख्ोर कर्मचारियों के बीच एक 
पात्र ऐसा भो है जो ईमानदारी का जीवन व्यतीत करना चाहता . 
है और जादोव ऐसे ही नये ईमानदार और शिक्षित छोगों का 
प्रतिनिधि है। 
सन्‌ १८५६ में अस्त्रोग्स्की ने मछओं के जीवन से परिचित होने के 
लिए वोल्गा की यात्रा की । इस यात्रा ने उसे वोल्गा की प्रकृति और उसके. 
तट के निवासियों के जीवन का गहरा परिचय दिया और इसका उसके 
ऊपर प्रभाव भी बहुत पड़ा। वह वोल्गा पर रातें' नाम से एक नाटक 
माला प्रस्तुत करना चाहता था। यद्यपि नाटककार की यह इच्छा पूरी 
न हुई फिर भी वोल्गा यात्रा के प्रभावों की छाप उसके कई नाठढकों में 
मिलती है । द 
“बिजली तूफान! ह 
“बिजली तूफान” अस्त्रोव्स्की की सर्वोत्तम कृति है जिसमें नाटककार _ 
की वोल्गा यात्रा की छाप है। इसकी घटनाएँ एक छोटे-से प्रान्तीय शहर 
में होती हैं जहाँ आदमीयत करता से कुचल दी जाती है और जहाँ स्वेच्छा 
का जीवन दूभर है तथा जहाँ धनी का शासन चलता है। द द 
दीकोय ऐसा ही धनी हटठी व्यापारी है। उसकी शक्ति का स्रोत 
. उसका धन है। वह छालूची और अहमन्‍्य है। फ़ायदे के लिए वह हर 
: प्रकार का कपट जाल रचने को तैयार है। वह ब्रत, उपवास तथा अन्य 
 धामिक कमेकांड बराबर करता है फिर भी इससे उसके शोषण तथा 
अत्याचार में कोई कमी नहीं आती। वह क्ररता से अपने भतीजे बरीस' 
को साइजी रिया भेज देता है। दीकोय के रूप में व्यापारियों का ठठ रहन- 
सहन दिखाया गया है। द 
कुलीगिन का चित्र इसके विपरीत है। वह इन लोगों की हठवर्मी 
_ और अत्याचार की आलोचना और विरोध करता है और वह उन लोगों. 
के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करता है जो कि इस अत्याचार के. 
शिकार हैं। ' 


का सन्‌ ६० से सन्‌ ८० के वर्षों में अस्त्रोव्की की सजना 


. अधिकाधिक मिलती जाती है। नाटककार का ध्यान संपूर्ण रूसी जीवन की 


ह ध विषयों पर भी नाटक लिखे फिर भी उसकी रुचि तत्कालीन यथार्थता 


टन लात ड चल लि लललिक नती निननन--नततन्‍ल जन पवन कमा मा सनाकयघक पक "कक कप दत ००4 -॥९ ४८ /पद पड़ एम पकपएफाटव पर पजशभप+द प्यारा 


अलेक्सान्द्र निकोलाएविच अस्त्रोव्स्की १० ५ 


कुलीगिन के समान केतेरिना भी झूठ त्तथा झूठी नैतिकता से कोई 
समझौता नहीं कर सकती । केतेरिना का पति उसे नहीं समझ पाता और 
उसकी सास उस पर अपनी इच्छाएं लादती है। उसका घरेलू जीवन 
अत्यन्त कठिन हो जातः है। पहले तो वह बरीस से, जिसे कि वह चाहती 
है, नहीं मिलती परन्तु फिर उससे खुलकर मिलती है। इस प्रकार वह 
सामाजिक परिस्थितियों से अपना विरोध प्रकट करती है। अच्त में 
अपने घरेल जीवन की' परिस्थितियों से ऊबकर वह वोल्गा में कूद कर 
अपनी जान दे देती है। इस प्रकार जान देकर वह अपना विरोध प्रकट 
करती है, पर आत्म समपंण नहीं करती । 

“बिजली तूफान! नाटक उस. समय (१८६१) प्रकाशित हुआ जब 
कि. रूसी जीवन का मुख्य प्रश्न दास-किसानों की मुक्ति और 
. मानवीय व्यक्तित्व की' स्वतन्त्रता थी। इस नाटक में जबरदस्ती और 
.. निरंकुशता के प्रति जो विरोध प्रकट किया गया है और नये जीवन की 
. प्रतिष्ठा का जो प्रयत्न किया गया है उसका दोब्रोल्यूवोव ने हादिक स्वागत 

- किया। नवीन का प्राचीन से संघर्ष ही इस नाटक का मूलभूत दन्द्व है। 
इसकी भाषा बड़ी ही कलात्मक, समुद्ध, सजीव तथा जनात्मक है। 
प्रत्येक पात्र की अपनी विशिष्ट भाषा है जिससे उसकी अपनी विशेषता 
प्रकट हो जाती है। लेखक बड़ी ही कलात्मकता के साथ प्रत्येक व्यक्ति का 
मनोवैज्ञानिक चित्र प्रस्तुत कर देता है । 


. अस्त्रोव्स्की अपने आरम्भ के नाठकों में व्यापारियों के जीवन और 
रहन-सहन के व्याख्याता तथा आलोचक के रूप में सामने आता है। किन्तु _ 
ज्यों-ज्यों उसका अनुभव बढ़ता गया उसकी लोकदृष्टि व्यापक होती गयी ॥ 
 फरतः उसके बाद के नाठकों में जोवन-चित्रण की व्यापकता तथा गहराई. 





ओर जाता है और वह रूसी समाज के विभिन्न वर्ग तथा विभिन्न सामाजिक 
. झतरों का दिग्दशेन कराता है। वोल्गा यात्रा के बाद उसने ऐतिहासिक 





५० व अन0७व००००५-५-०७- ५०.०» >निनाल आना ।७ नाते | जप मा कादानग :सप्ना मिमी नमन कक 
५ बताना कराकर "न १ तीनतीनन- कक लगने ५५४ कणकाजण'. 3४ मिल २ डमनजई नाप दिए 7 7८28: 07734 ककया के फ। 30002002 3५ (7 इटदप पारी याद लाभ कललिकाकतभतत पाककधत७अनआक- 3४३ *- की पता 2 मु शत ५५ > 42४4७ ७४४०६ पा भरा कत कैश पक 8९५ '8 + क १४३ 'ध/ 'बूध्छ ₹ ०03 ४००७७ $ ५०५३५ ५५ 

आल 47 4 कद वा4 90 ४४03277:0 0:77 5:5४५४४४७ ४0००४ 0०७ 3000 अधि मनन 
७ नकद निपन पिलिकन | वकय पन कपिल, कप “रत लक त ० ४ ; हु है हर) के ४ ४७८०८७७७ 


१०४ ह रूसी साहित्य का इतिहास 


के चित्रण की ओर अधिक है। पूँजीवादी नये शोषक और अभिजात वर्ग 
के नाश का वस्तु-विषय अब उसके नाठकों में प्रधानता श्राप्त करता है। 
इस दृष्टि से उसके सब से महंत्वपूर्ण नाठक हैं-+- जंगल, भेड़ें और भेड़िये' _ 
तथा बिना वहेज़ की लड़की । ही 
जंगल” कमेडी में अभिजात वर्ग के नैतिक ह्वास का चित्रण है।. 
इसमें अभिजात वर्ग से संबंधित एक लड़की का चित्रण है जिसकी हु 
शादी धनाभाव के कारण धनी व्यापारी के लड़के से नहीं हो पाती। 
यद्यपि उसको वंह चाहती है। व्यापारी दहेज चाहता है। इसमें सभी 
नी व्यक्ति ढोंगी हैं और सहारा देने का स्वांग' रचते हैं। इस घने जंगल 
में सभी पद हैं, सहदय' मनृष्य कोई नहीं। केवल एक अभिनेता इस 
लड़की के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करता है और अपनी आखिरी पाई 
तक उसकी मदद में दे देता है । इसी प्रकार भेड़ें और भेड़िये मेंभी 
अभिजात वर्ग के नैतिक ह्वास का चित्रण प्रस्तुत किया गया है। | 
(बिना दहेज़ की लड़की ' में मनुष्य को विक्रय की वस्तु बना देने वाले ह 
_ समाज की आलोचना को गयी है । इसमें एक लड़की लरीसा का भाग्य. 
(दिखाया गया है जो कि उच्चवर्ग के परातोव से श्रेम करती है और जो 
अन्त में उसे धोखा देता है। दो अन्य व्यापारी उसे अपनी धनशक्ति द्वारा है 
खरीदना चाहते हैं। लरीसा आत्मसमर्पण नहीं करती और अन्त में 
आत्महत्या कर लेती है। हु 
...  अस्त्रोवस्की ने सामाजिक जीवन के विकास में भी सक्रिय योग दिया। 
... उसने कई साहित्यिक कलात्मक संस्थाओं की स्थापना के लिए बड़ा 
प्रयत्न किया । वह रूसी राष्ट्रीय रंगमंच की स्थापना करना चाहता 
था । यद्यपि वह इसमें कंतकार्य न हुआ फिर भी बाद में उसने थियेटर 
सकल की स्थापना की जिसमें अभिनेता तैयार किए जाते थे | इसके _ 
. अतिरिक्त उसने विद्वानों तथा साहित्यिकों की सहायता सभा कलात्मक 
_गोष्ठी! तथा रूसी नाठककारों और अपेरा संगीतकारों की सभा द 
स्थापित की । 


२ जन सन्‌ १८८६ में अस्त्रोव्स्की की मृत्यु हो गई । 























अलेक्सान्द्र निकोलाएविच अस्त्रोव्स्की ._ हु १०५ 
अस्त्रोब्स्की रूसी नाठकों का जनक कहलाता है | इसके पहले ह , पा 


रूसी रंगमंच पर फ्रेंच से अनदित कमेडियों, ट्रेजिडियों आदि का ही 
अदर्शन होता था। पुश्किन और ग्रिवयेदोव के नाटक इस समय ,तक रंगमंच 
पर अभिनीत नहीं हुये थे। मुद्रण के बहुत समय बाद उनका अभिनय का, 
हुआ । इस प्रकार अस्त्रोव्स्की के नाटकं ही सबसे पहले रंगमंच पर ह। 
अस्तुत किए गये । अस्त्रोव्स्की ने बावन नाटक लिखे | छः न्ाठक.... 





उसने अन्य नाटककारों के सहयोग से लिखे । न द हा 
दोब्रोल्यूवोव ने उसके नाटकों को जीवन के नाठक' की संज्ञा दी । [६ 


'उसकी' सर्वोत्तम कृतियों में जन-जीवन और जन-प्रयत्न का चित्रण 
हुआ है और उनमें मूलभूत सामाजिक संघर्ष का उद्घाटन है । रूसी 
साहित्य की यथार्थवादी परंपरा को अस्त्रोव्स्की के नाटकों से बड़ा बल 


मिला । 








घर 


| 
|, 











+ ४ ५ | 
पु बा 2 














.................3..०००५०--००००००-०--..०- -. बगल > नात» जग लग टिक कप: टेक दा: :अध्भ्ल्स्स सन ऋस आन मम भपल मनन ले > 57: : घन घर गत पिया न शयभकय आम पक एप अखबार करना “तय न -+ पका न नननन- लक आन न पकने ना पाप लत कधट काना आन मान५ ४० पताक बाकी न नव लि नक++++ साकतन +क न 
कायम पा मक्ी4५५०६०५पंज ३०१ तकयन्‍था८००९७०-२०००७४०-+ ०१००० ०००४४ आन 75202 जाप शक का ज्मम्टम्म्नसधससम ममता लमन- ब्तकलउनल ला ज :::्ऊओ।। सिडवी की पिता पा फपकन पधय अपाया दपपतएफिपकापदसकटवाा कलक 7 पी एकल ५ ७३० निकला अकतना “रन कल ककत +++ मान नकनमतप ८०2४९ 
० प्रकिया चयन है 






२३. मिखाइल येवग्राफोविच साल्तिकोवश्चेद्रिन 
द [ १८२६-१८८५९ ] 


: विश्व के प्रसिद्ध व्यंग्यकारों में गिने जाने वाले इस लेखक का जन्म 
२७ जनवरी सन्‌ १८२६ में हुआ । इसका बचपन दास प्रथा वाली 
उठ जमींदारी में बीता और इसने जमीदारों के निरंकुश अत्याचार और. 
दास-कृषकों की दयनीय स्थिति के अनेक दारुण दृश्य देखे । स्वयं... 
साल्तिकोवश्चेद्विन के शब्दों में वह दासाधिकार की गोद में बड़ा हुई। 

आरंभिक शिक्षा उसे घर में मिली । उसके बाद अभिजात वर्ग के... 
इंस्टिच्यूट में भेजा गया और फिर बहुत अच्छा विद्यार्थी होने के कारण... 
उसे त्सारकोएसेलो के स्कूल में भेजा गया, वहाँ जहाँ कि कभी पुश्किन ने... 













. में नौकरी मिली किंतु यह उसे पसंद न आयी । वह लेखक बनना 
चाहता था । द रो 
साहित्यिक कायकलाप का आरस्म कक 

पीतरबुर्ग में पेत्राशेब्स्की की गोष्ठी थी जिसमें साल्तिकोवह्चेद्रिन- 


.... विरोधी रुख से बड़ा प्रभावित हुआ | इसी गोष्ठी से प्रभावित होकर 
... उसने अपनी पहली कहानियाँ विषमताएं' (१८४७), गड़बड़ घोटाला... 
(१८४८) लिखीं और उनमें समाजवाद के विचार का प्रचार 

किया ।. की द ः 
फ्रांस की राज्यक्रान्ति से जार सरकार डर गयी थी और उसने रूस... 

.. में क्रान्तिकारियों की गिरफ्तारी शुरू कर दी । इन कहानियों के कारण _ ! 
.साल्तिकोवस्चेद्रिन पर भी शक हुआ और उसे मई १८४८ में गिरफ़्तार 
... कर व्यात्का निर्वासित कर दिया गया | सात वर्ष उसने निर्वासन 
... में बिताये और प्रान्तीय विभाग में काम करता रहा। १८५५ में उसे. हा 






शिक्षा पाई थी। वहाँ की शिक्षा समाप्त करने पर उसे युद्ध मंत्री के विभाग... 


जाया करता था। वह इस गोष्ठी के निरंकुशता-विरोधी और दास-प्रथा रे 















सिखाइल बेवग्राफोविच साल्तिकोवद्चेद्रिन १०७: 


पीतरबर्ग वापस आने की आज्ञा मिली ओर वह साहित्यिक कार्य 


में लग गया। 
: प्रान्तीय रेखाचित्र गम 


इस निर्वासन के बीच प्रान्तीय विभाग में उसे जो अनुभव म्राप्त 


हुआ उसके आधार पर उसने अपनी पुस्तक प्रान्तीय रेखाचित्र' इ्वेद्रिन 


नाम से छपाई । इस पुस्तक ने निरंकुशता, नौकरशाही की घाॉघधली 
रिश्वतखोरी तथा ग़बन का नग्न चित्र प्रस्तुत किया । पुस्तक बड़ी 


ही सफल और लोकग्रिय हुई । १८५५में उसे रबाजन का उपगयत्रर 
नियुक्त किया गया और दो वर्ष बाद त्वेर में उसे यही पद दिया गया । 


पत्रकारिता... । 
: वह १८६० में समकालीन” पत्र का सहयोगी बन गया और 


कक 


... सरकारी नौकरी छोड़ दी' तथा अब पूरी तरह से साहित्यिक कार्य में 


.. छग' गया। समकालीन” में उसके नये रेखा चित्र गद्य में व्यंग्य छपे । 

समकालीन' पत्र के बंद कर दिए जाने पर उसने पितृभूमि 
. समाचार' पत्र चलाया जिसका लक्ष्य समकालीन! की प्रगतिशील 
.. परंपरा पर आगे बढ़ना और प्रगतिशील लेखकों को एकत्रित करना था | 


एक नगर का इतिहास द 
... साल्तिकोब्रचेद्रिन की पैनी व्यंग्य प्रतिभा का परिचायक उसकी 
.. विख्यात पुस्तक 'एक नगर का इतिहास' है । इसमें राजनीतिक व्यंग्य 
.. है ओर अठारहवीं शती के जीवन के चित्रण की आड़ में तत्कालीन 
- रूसी जीवन की वास्ताविकता का व्यंग्यात्मक चित्र प्रस्तुत किया गया है । 
. इन चित्रों में गवनर के चित्र ने विशेष ध्यान आक्ृष्ट किया । गवर्नर के 
.. पास खाली डिब्बे में एक बाजा था जिससे केवल दो शब्द निकलते थे।. 
... नहीं बरदाइत करूँगा और “नष्ट कर दूँगा।' द 


. सन्‌ ७०-८० के वर्षों में जब कि नरोदनिकी' कहते थे कि रूस में 


क्‍ पूंजीवाद कभी न होगा साल्तिकोवद्चेद्रिन ने कहा कि पूंजीवाद आ गया 
.._ और जम गया । बुर्जुआई झोषकों, कुलकों और पूँजीवादियों को उसने 


&44७००८०००४०- अब. ७2+३२३५१२०४३ ३७४ कर 


पड 2 ७७७७७७७७ ७ बल  मऔ लक 


उबकफयरमावरपबयना८रवाप्सालसलकउथउबरा कल्प -5 तप पर पककए "पप्प पवास-पत पदामिता खपत पक. "+तपनापटप:लतया- प्शतिफाया जायज जप गाय उिभानकननासलानत वतजनकतलन पप52२ ८ ५५ ५-२३-८०५-१०००-१००५८ २०-७8 «०० प्च्स बे दप 








59०८ क्‍ ... रूसी साहित्य का इतिहास 


गंदे मुँहवाला कहा । देरनोव, रज्वाएव, कल्पाएंव के माध्यम से लेखक 
ने ज़मीदारों के स्थानापन्न, जिंदगी के नये मालिकों के शोषक रूप का 
व्यंग्य चित्र प्रस्तुत किया है। देखनोव धीरे-धीरे बड़ा धनी बन जाता है । 
वह कुछ भी नहीं छोड़ता और सब चीजों का व्यापार करता है। चारों 
ओर से उसके पास रुपया आ रहा है। पाठक जानते हैं कि वह जनता 
को लूट कर धती बन रहा है। लेखक ने इन पात्रों पर मामिक व्यंग्य 
किया है । द 5 ५ अं 
१८७५ में साह्तिकोवब्चेद्विन बीमार पड़ा और उसे दवा के लिए 
विदेश जाना पड़ा । स्वदेश छौटने पर उसने नये रेखाचित्र विदेश से 
लिखे जिसमें उसने बड़े जोरदार शब्दों में यूरोपीय पूंजीवाद के नग्न सत्य 
का उद्घाटन किया । हे न 
श्रीमान्‌ गलवयेव.. द क्‍ 

सन्‌ सत्तर के वर्षों में उसने रूसी जमीदारों के बारे में बड़ा उपन्यास 
लिखने का विचार किया | इसके आरम्मिक अध्याय अलग-अलग रेखा- 
चित्र के रूप में शुभचिन्तक वाणी” पुस्तक में छपे | पूरा उपन्यास्ष व्‌ 
१८८० में श्रीमान्‌ गलवयेव ' के नाम से छपा | इस उपन्यास के मुख्य 
नायक इवदूइका गलवयेव के माध्यम से जारकालीन शोषक वर्ग की. 
कठोरता , उत्पीड़न, दंभ तथा उसके ढोंग का बड़ा ही व्यग्यात्मक चित्रण 


किया गया है। दास प्रथा के जीवन पर जो कुप्रभाव और संस्कार पे 


गए हैं. इवंदृश्का उनका मूर्त रूव है और शोषण, उत्पीड़न, प्रवंचना तथा 
'मानवंता के प्रति घृणा का प्रतीक है । द 





अपने जीवन के अन्तिम वर्षों में उसने नये रेखाचित्र प्रस्तुत किए और दा 


पदोकोम्सकोयेसमय लिखा जिसमें दास प्रथा के अवशेषों का मामिक 
व्यंग्ग था । सी का |. 
इन्हीं वर्षों में वह एक और लेखमाला “ब्रिस्तृत शब्द भश्रस्तुत करना 
चाहता था जिसमें वह क्रान्तिकारी डिमोक्राट चेनिशेव्स्की का दब्दचित्र 
अस्तुत करना चाहता था। किन्तु उसकी मृत्यु हो गई और यह विचार 














मिखाइल येवग्राफोविच साल्तिकोवदचेद्रिन ः १०९. द | 


कार्यान्वितत न हो सका । मई १८८९ की १० तारीख़ को साल्तिकोव- 
इचेद्रिन की मृत्य हो गई । 


इन्हीं वर्षों में उसने अन्योक्तियर्ण कथाएं भी लिखीं, जो बड़ी 
प्रसिद्ध हुई । 
कथाएँ... द 

सन्‌ ८० के कठोर प्रतिक्रियावादी युग में भी साल्तिकोवर्चेद्विन' 
निरंकुश शासन, लिबरंल तथा शोषक सेठों पर व्यंग्य करता रहा। किंतु 
सेंसर से बचने के लिए अब वह ईसप के ढंग की अन्योक्तिपर्ण कथाएं लिखने 
लगा जिनके पात्र पशु, पक्षी तथा मछली आदि होते थे किन्तु जिनका संकेत्त 
स्पष्टत्या व्यक्तियों की! ओर होता था । पशु-पक्षियों का यह वर्णन 
वास्तव में छिपे रूप में उस समय के व्यक्तियों पर ही आक्षेप और 
व्यंय था। इन कथाओं के द्वारा लक्ष्य पर मर्माघात भी होता था 
और लेखक सेंसर की पकड़ से बाहर और सुरक्षित भी रहता था। 
. इनमें से अधिकांश कथाएं सन्‌ १८८४०-८५ में निकलीं । सब मिलाकर 
इचेद्रिन ने तीस से अधिक कथाएं लिखीं। लेखक की साहित्यिक सर्जना 
की अन्तिम कृति होने के कारण उनमें उसके चालीस वर्ष के साहित्यिक 
अनुभव तथा प्रोढ़ता का निचोड़ है। इनमें जारकालीन रूस के शासक 
वर्ग पर (सेनापति भाल्‌ दीन भेड़िया ), खोखली बात करने वाले बिके 
हुए और कायर लिबरल' (उदार दल वाले) पर, लिबरल आदर्शवादी 
कार्य (मछली) पर, जनता के शोषकों और उत्पीड़कों पर (जंगली 
 जमींदार) तथा अन्य लोगों पर तीक्ष्ण व्यंग्य है । 


लद्दू घोड़ा” कथा में उस घोड़े का वर्णन है जिसे बहुत परिश्रम करना 


. पड़ता है किन्तु जिसे भर पेट भोजन ही नहीं मिलता । परिश्रम के 
बोझ से वह दबा जा रहा है। घोड़ा किसान का प्रतीक है और केवल 





खाली बात करने वाले लिबरल स्वालोफिल तथा नरोदनिकों के 
प्रतिनिधि हैं। इनमें से प्रत्येक घोड़े के कठिन जीवन पर वाद-विवाद करता 
है किन्तु इनमें से कोई भी सचमुच उसकी मदद नहीं करना चाहता। 
लेखक कहता है कि औरों को तो अच्छा भोजन कितु घोड़े को घास भी 








किन कम ४०४४४४४७७७४७७७७७४ 


5५०० ५7०: -५%७७४७७एक 

































42१० .. सी साहित्य का इतिहास 
क्‍ क्‍ 


नहीं । इन शब्दों के द्वारा जारकालीन रूस में किसान के शोषण का व्यंग्य 
चित्र और भी स्पष्ट हो जाता है। द द 
सेनापति भाल्‌ में तप्तीगिन प्रथम रक्तपात द्वारा ही' इतिहास 
में अमरता प्राप्त करना संभव समझता है । इससे यह भेड़ों को और 
'छापेखाने को नष्ट करता है। 
अपने पिता के अनुभव पर तप्तीगिन द्वितीय किसान के घोड़े को 
सथा भेड़ और सुअर को मार डालता है। किन्तु वह इनको नहीं ले जा. 
'पाता कि लोग आ जाते हैं और उसे मार डालते हैं। द 
... इतिहास के इस अनुभव से चतुर बनकर तप्तीगिन तृतीय बड़ी 
सावधानी से काम करता है और वह लिबरल नीति चलाता है । कई वर्षों 
'तक उसे किसानों से सुअर, मुर्गं, शहद आदि मिलता रहा किन्तु अन्त 
में उसका भी वही हाल हुआ जो कि सभी हम्बे बाछ् वाले जानवरों का 
होता है। छोगों ने उसे मार डाला । रा 
तप्तीगिनों की कथा द्वारा व्यंग्यकार ने ज़ारशाही के जनविरोधी' 
रूप को और उसके अनिवाय नाश का संकेत दिया है । 
इसी प्रकार ज्ञानी मछली में उन लोगों पर व्यंग्य है जो भय से 
अपने में संकुचित रहते हैं और सामाजिक जीवन में हिस्सा नहीं लेते । 
राजनीतिक प्रतिक्रिया के युग में इस कथा का बड़ा महत्त्व था । अपने 
: "पिता के इच्छानुसार दुनिया की सब चीजों से मछली डरती रही, वह 
. जीवित रही और काँपती रही--बस जीवन में यही उसने किया । सौ 
.._ वर्ष से अधिक वह अपनी अंधेरी ठंढी जगह में जीती रही, न उसने किसी 
... को जाना और न किसी ने उसको जाना। वह सोचती है कि ईश्वर को 
.. न्यवाद (किसी ने मुझको नहीं मारा) मैं अपनी मुत्यु से ही मर रही 
.. हुं जैसे कि मेरे माता पिता मरे। इस अन्योक्ति ने लोगों की राजनीतिक 
.. चेतना जगाई और उनमें संघर्ष की भावना भरी | हा 
 आदर्शवादी (कार्प) मछली कथा का विशेष महत्त्व है | इसमें - 
समाजवाद पर व्यंग्य है जिसकी ओर जवानी में ._ 


्आ 











थ् 





१७७७-७७७७७७७७॥७७७9थ/ 67:23 //0 00070 00/00/2003. /*0/06%//0/% 





मिखाइल येवग्राफोविच साल्तिकोवद्चेद्विन ध्श्श 
इन कथाओं की उच्च विचारात्मकता, राजनीतिक तीक्ष्णता तथा 
विषय-वस्तु को सामयिकता का प्रभाव इसलिए और भी बढ़ गया कि 
यह ऐसे रूप में (कथा) प्रस्तुत की गयी कि वह जनता के अत्यधिक निकट 
आ गयी और उसके लिए अत्यन्त सुबोध थी । इसमें उसे ऋ्रीलोव की 
व्यंग्यात्मक लघु कथाओं से बड़ी प्रेरणा और शिक्षा मिली । द 
व्यंग्यकार के रूप में साल्तिकोवरचेद्विनः क्रीलोव, ग्रिबयेदोव और 
. गोगल की परंपरा में आता है। उसकी तीक्ष्ण पर्यवेक्षण-तथा विश्लेष- 
..._ शात्मक शक्ति और गंभीर देशभक्ति उसकी सर्जना की बहुत बड़ी 
... विशेषताएं हैं। उसकी व्यंग्य की प्रतिभा उसे देशकाल की सीमा से ऊपर 
उठाकर विश्व-साहित्य के प्रांगण में प्रतिष्ठित कर देती है। 


| 
पा 
5 
॥ 
* 





( . ५ कद दे शमपन्कलनकआर-+ ला कतन्‍»« खाक +- 





'पपयापताहर तक नन+नअलनकनकननानगद चिट ननागा गाए 77 




































'एलकॉक में;॥७९ " /'3॥:30,४०० 





.....|. [ शटरट-१८८५९५॥ 


.. कऋत्तिकारी' डिमोकराट दाशनिक तथा आलोचक चेनिशेव्स्की का 
रूसी साहित्य के बीच बड़ा ऊंचा एवं संमानित स्थान है। साहित्य- 
शास्त्र एवं आलोचना के क्षेत्र में उसका कार्य बड़ा विख्यात और 


महत्त्वपूर्ण है। बाद की पीढ़ियों के लेखकों पर उसका बड़ी गंभीर 


प्रभाव पड़ा।. . 


शिक्षा 
ज्ञनिशेव्स्की का जन्म २४ जुलाई सन्‌ १८२८ में एक पुरोहित के 


परिवार में हुआ। बचपन से ही उसे पढ़ने का व्यसन था। सोलह वर्ष की 
अवस्था में ही उसे लातीनी, ग्रीक, फ्रेन्च, जर्मम और अँगरेजी भाषा का 
ज्ञान हो गया। थिंता के इच्छानुश्लार उसने आरम्भ में धामिक पाठशाला 
में शिक्षा पाई किन्तु उसकी पुरोहित बनने की इच्छा न थी। उस पाठशाला 
को छोड़कर वह पीतरबुर्ग गया और वहाँ के विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 
.. बड़ी सफलता के साथ दीं । विश्वविद्यालय में उसने स्वतन्त्र रूप से 
.. अठारहवीं शती के जमेन आदरशेवादी एवं भौतिकवादी दर्शन तथा. 
... अँगरेज अर्थशास्त्रियों और समाजशास्त्रियों के ग्रंथों का अध्ययन किया । 
.. उसने रूसी जीवन की गहरी विषमताओं को लछक्षित किया और इस 
... निरचय पर पहुँचा कि ऋरात्ति अनिवायं है और आवश्यक है। यह 
. क्रान्ति उसके जीवन का लक्ष्य बन गयी और इसे घटित एवं फलित करने 
.. के लिए उसने अपना सारा जीवन इसकी सेवा में लगा दिया। 
..._ विश्वविद्यालय की शिक्षा समाप्त कर वह अपने शहर सरातोव 
पस छौटा और वहाँ के जिमनेजियम में साहित्य का अध्यापक हो 
। जप पने अध्यापन का कार्य बड़े अनुराग से किया । उसके व्याख्यान 
विचारों से परिपूर्ण रहते थे और उनका विद्यार्थियों पर बड़ा 


क्र पड़ा ।.| 


२४. निकोलाइ गर्वीलोविच चेनिशेव्स्क 























निकोलाइ गर्वोल्ोविच चेर्निंशेव्स्की .. &(#हर३े 


प्रबन्ध । 
कला, साहित्य आदि के विषय में उसने अपने विचार एवं दृष्टिकोण 
. अपने प्रबन्ध (थीसिस) कछा का यथा्थंता से सौन्दर्यवादी संबंध' में 

प्रस्तुत किए, जिसे उसने पीतरबुर्ग विश्वविद्यालय की उच्च उपाधि के 
लिए लिखा था। इसमें उसने अपने इस विचार की प्रतिष्ठा की कि जीवन 
कला से कहीं ज्यादा ऊँचा है और सच्चा कलाकार अपनी क्षति द्वारा 
समाज की सेवा करता है। कला में सामाजिक जीवन का जनात्मक 
दृष्टिकोण से सच्चा अभिव्यंजन होना ही चाहिये । जीवन का अभिव्यंजन 
क्रती हुई कला उसकी व्याख्या करती है और पाठकों को ठीक-ठीक चयन 
एवं मूल्यांकन में सहायता देती है और इस प्रकार जीवन की पाठ्य 
पुस्तक बन जाती है। साहित्य को एक या दूसरे प्रकार के विचारों की 
.. गतिविधि का सेवक बनना ही पड़ेगा।' चेनिशेव्स्की के ये विचार कला की 

. आदशंवादी भावना, शुद्ध कला या कला कला के लिये” के विरुद्ध थे । 
.. उसने अपने इस निबन्ध का बड़ी सफलता से प्रतिपादन किया । 
रूस के प्रगतिशील पक्ष ने इसका स्वागत किया किन्तु विश्वविद्यालय 
के प्रतिक्रियावादी अधिकारियों और प्रोफ़ेसरों ने इसमें बाधा डाली 
और दो साल तक उसे उपाधि न मिली । 


आलोचनात्मक एवं प्रचारात्मक काय 

इससे चेनिशेव्स्की हताश न हुआ और उसका साहित्यिक एवं 
क्रांतिकारी कार्यकछाप चलता रहा । वह आलोचना और प्रचार कार्य में 
लगा रहा। वह समकालीत्त' पत्र के सहयोगी मंडल में हो' गया जिसका 
संपादक नेक्रासोव था। इसमें काम करते हुए उसने कई महत्त्वपूर्ण 
साहित्यिक एवं आलोचनात्मक लेख लिखे जिसमें उसने अपने प्रबन्ध 
के सिद्धान्तों की व्याख्या की । 

क्रान्तिका री' डिमोक्राट के रूप में उसने उन नथी कृतियों का स्वागत 
किया जो देश भक्ति के भाव से परिपूर्ण थीं और जिनमें निरंकुश दास 
|... प्रथा का विरोध था। उसने तोल्स्तोय' की' प्रतिभा को रक्षित किया । 
। पकपने लेख द्वारा (गरीबी दोष नहीं है ) अस्त्रोव्स्की की सहायता की तथा 





रै की, 
36 का 7 है पु. ५ २०२२६ 









20, 8 न गनमभा 42230 ०9 


































&० +पमन कल भन 33 भले + 5» 


जल्दी से वहाँ से हटा दिया । 
_निवासन का जीवन 


ललनम»_ न नाम सकल पकने काएभतानवर पा कक लक ०4० ०» की स्‍मतनानन न न वेलन न न न न फननाम+क का +434 ५ फननन “लत _++.०भ+००%-०- 





मत मन नम 82.25 ४4० ७७७७॥७ 





श्श्ड रूसी साहित्य का इतिहास 


साल्तिकोवश्चेद्विन की व्यंग्य' प्रतिभा की ओर छोगों का ध्यान आक्ृष्ट 
किया । उसने प्रगतिशील लेखकों कौ कृृतियों का क्रान्तिकारी प्रचार 
में उपयोग किया | वह प्रगतिशील युवक वर्ग का अत्यन्त लोकप्रिय 
लेखक बन गया । द 

किन्तु ज्यों-ज्यों उसकी लोकप्रियता बढ़ती गयी वह जार सरकार की 
नजरों में खटकने लगा। उसका क्रान्ति का कार्य बराबर चल रहा था और 


वह कई गुप्त ऋरान्‍्तिकारी सभाओं का संचालन करता था तथा क्रान्ति 
का आह्वान करते हुए लेख और मैनिफ़ेस्टो लिखा करता था । 


गिरफ्तारी 

सन्‌ १८६२ में वह गिरफ़्तार कर लिया गया। प्रमाण के अभाव में 
भी उस पर दो वर्ष तक मुक़॒दमा चलता रहा और उसे चौदह साल का 
कठिन परिश्रम और साइबीरिया-निर्वासन का दण्ड मिला । निर्वासन 
के पहले उसे आम जगह पर सजा सुनायी गईं और नागरिक अधिकारों 
से वंचित करने की रस्म अदायगी हुईं। उसे एक तख्ते पर खड़ा किया गया । 
खम्भे से बाँधा गया और गले. में तख्ती लटकाई गयी जिस पर लिखा था 


सरकारी अपराधी” । चेनिशेव्स्की को खुले आम ज़लील करने के लिए जार 


सरकार ने यह स्वांग रचा और यह सब किया । किन्तु जनता ने अपने 


प्रिय व्यक्ति को श्रद्धांजलि अपित की और उस पर चारों ओर से फूलों की 
वर्षा होने लगी । तख्ता फूलों से भर गया और पुलिस ने चेनिशेव्स्की को 





खानों में उसने परिश्रम के कठिन सात वर्ष बिताए । कठोर परिस्थिति 
के बीच भी उसका साहित्यिक कार्यकलाप चलता रहा । गिरफ़्तार 


होने पर उसने अपना उपन्यास क्या किया जाय” चार महीने 


में समाप्त किया । उसने सफ़ेद डाल से' कहानियाँ, उपोदघात” और 
साथी लिखा । उसकी सब कृतियाँ लोगों को न प्राप्त हो सकी क्‍योंकि 


तलाशी के भय' से उसने स्वयं कई कृतियों को नष्ट कर दिया । 


कृष्धिन परिश्रम के दंड की अवधि समोप्त होने पर भी उसे रूस में 


रू 


5 








करन दा लए: पलननत धनीधादात द +० ० ।ल ० ॥मनन्उपमटपन का काले बा पपमका मम ला दा पते पकभ ८०० नम पक, ) 0 


निकोलाइ गर्वोीलोविच चेनिंशेव्स्की क्‍ श्श्५्‌ 


आने की आज्ञा न मिली और उसे याकूतिया भेज दिया गया। प्रतिकूल 
जलवायु और 'परिस्थितियों ने उसका स्वास्थ्य' नष्ट कर दया । अन्त 
में जून १८८९ में उसे सरातोव वापस लौटने की आज्ञा मिली । अक्तूबर 
१८८९ में उसकी मत्य हो गयी । 
क्या किया जाय 

उसका उपन्यास कया किया जाय" बड़ा ही लोकप्रिय हुआ और 
सब से पहले! समकालीन पत्र में सन्‌ १८६३ में छयगा । इसे चेनिशेव्स्की _ 
ने अपनी गिरफ़्तारी के बीच चार महीने में लिख डाला । इस उपन्यास 
में लेखक ने बताया कि देश और जनता की सेवा करते हुए लोगों को 
केसे जीना चाहिए। इसमें नये लोगों! की आशा और आकांक्षाओं का 
चित्र है और जीवन के नये आदशों के लिए संघर्ष है। द 
द नये लोगों का चित्रण किरसानोव, लक्खोव और वेरापाव्लोब्ना के _ 
... माध्यम से हुआ है। ये लोग सन्‌ ६० के जमाने के स्वतन्त्र विचारों के 
.. संवाहक और नयी सामाजिक शक्ति के प्रतिनिधि हैं । इन सामान्य छोगों 
.. के बीच क्रान्तिकारी युवक वर्ग के नेता रखमेतोव' का विशिष्ट स्थान है। 

. इसके साथ ही इस उपन्यास में पुराने विचारवालों का भी चित्रण 

हुआ है। 

किरसानोव और लूकखोव सामान्य जनता के व्यक्ति हैं जो 
... ईमानदार हैं और अपने स्वार्थंशसाधन के लिए नहीं वरन्‌ जनता की सेवा 

के लिए परिश्रम करते हैं। लेखक का कहना है कि नये लोगों ' को 
शऐसा ही होना चाहिए । द 


. इसकी नायिका वेरापाव्लोब्ना भी नये छोगों में है। वह दृढ़ और... 
स्वतन्त्र है। अपनी माता द्वारा निर्णत्ति व्यक्ति को नस्वीकार कर वह. 
लकखोव से प्रेम करती है। वह स्त्रियों की शिक्षा और सुधार का. 
काम करती है और स्त्रियों की स्वतन्त्रता और संमानाधिकार के लिए 
संघर्ष करती है। वह परिश्रमशीला है और काफ़ी समय समाज सेवा में 
 जगाती है। 
चेनिशेव्स्की का कहना है कि सब गुणों से युक्‍त होते हुए भी ये 





































११६ . रूसी साहित्य का इतिहास 


नये लोग” असाधारण व्यक्ति न होकर सामान्य व्यक्ति ही हैं और जो 
चाहे वही ऐसा बन सकता है । 
..._ ऋच्तिकारी रखमेतोव का चित्र विशिष्ट है। चेनिशेव्स्की कहता है 
कि भविष्य का मार्ग क्रान्ति के बीच से ही गया है और क्रान्तिकारी को नेता 
रूप में जीवन का नव-निर्माता बनना होगा । रखमेतोव के जीवन का लक्ष्य 
क्रान्ति है और वह दृढ़ता के साथ क्रान्ति द्वारा शक्ति हस्तगत करने के लिए 
अपने को तैयार करता है। नये लोगों ' और रखमेतोव के चित्रण द्वारा 
चेनिशेवस्की ने प्रगतिशील रूसी युवकों को क्रान्तिकारी बनना सिखाया । 
रापाब्लोव्ना' के स्वप्न के माध्यम से लेखक भविष्य के समाज और 
तीवन का चित्र प्रस्तुत करता है जिसमें सभी लोग प्रसन्न हैं और उनके 
. समानाधिकार हैं। चेनिशेव्स्की कहता है कि भविष्य सुन्दर है और 
उज्ज्वल है। इससे प्यार करो । इसकी ओर बढ़ो | इसे निकट छाओ ओर 
इसमें से जितना वर्तमान में छा सकते हो ले आओ । भविष्य' के आकर्षक 
चित्रण ने लोगों को क्रान्ति के लिए संघर्ष करने को प्रेरित किया और 
समाज के क्रान्तिकारी पुनननिर्माण की प्रेरणा दी । 
इस उपन्यांस ने पश्चिम के, विशेषतया स्लाव देशों के प्रगतिशील... 
.. लोगों को बहुत प्रभावित किया । अपनी ओर से बहुत कुछ कहने के साथ 
. साथ लेखक सेंसर से बचने के लिए अन्योक्तिपूर्ण भाषा और सांकेतिक 
भाषा का भी प्रयोग करता है। उपन्यास में व्यंग्य की भी कमी नहीं है | 
.._ रूसी साहित्य में क्रान्तिकारी विचारों के व्याख्याता रूप में चेनिशेव्स्की 
.. का बहुत बड़ा महत्त्व है । उसकी कलात्मक कृतियों तथा साहित्यिक 
.- आलोचनात्मक छेखों ने रूसी कला विशेषतया चित्रकला के विकास को 
... बहुत अधिक प्रभावित किया । 
.... देश हित चेनिशेव्स्की के जीवन का सर्वीच्च आदर्श था। उसने 
(लेखा अपने देश की क्षणिक नहीं वरन्‌ शाहवत प्रतिष्ठा में और 
.. मानवता के कल्याण में सहायता देने से ऊंचा और स्पृहणीय काम और कया 
.... हो सकता है? क्रान्ति और देश हित के लिए चेनिशेष्स्की ने अपनी सारीः 
... प्रतिभा, सारी शक्ति और अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया।_ 








५. लेव निकेलाएविच तोल्स्तोय 
».. १८२८-१५१० ] 


 अचपतन 


तोल्स्तोयः का जन्म सन्‌ १८२८ में'९ सितम्बर को यास्नयापल्याना 


में एक अभिजात परिवार में हुआ। वह दो वर्ष का भी न हुआ था 
कि उसकी माँ की मत्य हो गई और नौ वर्ष की' अवस्था में उसके पिता 
परलोक सिधारे। इसके पश्चात्‌ पूरा तोल्स्तोय' परिवार कज़ान चला 
 गया। 


सोलह वर्ष का तोल्स्तोय आरम्भ में कज़ान विश्वविद्यालय के प्राच्य' 


भाषा विज्ञान में दाखिल हुआ । किन्तु पढ़ाई कुछ अधिक पसंद न आने 
के कारण क़ानून के विभाग में पढ़ने लगा। इसी समय से तोल्स्तोय जीवन 
के गंभीर प्रश्नों का मनन करने लगा है और नैतिक पूर्णता को जीवन 
की अनिवायं आवश्यकता मानकर अपने को विगत जीवन तथा उच्च 
परिवार की परंपरा से स्वंथा अलग कर सव्वंथा नये रास्ते पर चलने की 
कोशिश करने छगा। 


 आरम्भिक जीवन 


द १८४७ में उसने कज़ान विश्वविद्यालय छोड़ा । उसी समय' भाइयों 

.. के बीच जायदाद का बँटवारा हुआ और यास्नयापल्‍याना का इलाक़ा _ 
उसके हिस्से में आया। विश्वविद्यालय छोड़कर वह अपनी जमींदारी 
में आ गया और अच्छा संचालक तथा कृपाल ज़मींदार बनने का लक्ष्य. 


अपने सामने रखा । यास्तयापल्याना में रहते हुए वह न्याय, इतिहास, 
. भूगोल, विदेशी भाषाएँ, कृषि व्यवस्था, संगीत आदि के अध्ययन में लगा । 
उसने कला के संबंध में लेख लिखे। उपन्यास रचना का विचार किया। 
स्कूल का संघटन किया और किसानों की दशा सुधारने की योजना बनायी । 








व 





25 जलन > लत उन 3 लक लत पल लिन ललित तमिल लत लि नर लत मिट _.................-०-> ननतनतभततणलणा।भजलणणए 7 इक: ::::7:::एएयिन /मियो ग॒ाश गगन तन 7 । हक लक मे हल तक 
ला ंपपाआधधादानपत पाता ता भवन 955 77 ५७2८८: पे एपवि यम “यनतीकियों ररवनदितन कितनी नालततनिनननननना गत कण गाए गए 


नमन ८2००“ “ ० पला लत कला लत लीला क ०० 























११८ .. रूसी साहित्य का इतिहास 


उसके इन सब कार्यों का आरम्भ तो हो गया किन्तु इनका. अन्त तक 
निर्वाह न हो सका। द 
इसके बाद वह कवकाज चला गया और कंज़ाकों के बीच रहने लगा # 
इनके बीच उसको आत्मिक शान्ति मिली और उसने साहित्यिक कार्य शुरू 
करने का निश्चय किया। शीघ्र ही वह सैनिक कारखाने के तोयखाने में 
नौकरी करने लगा। कवकाज़ के जीवन और सैनिक नौकरी ने उसे ओर _ 
भी जनता के अधिक मिकट ला दिया जिससे उसे साहित्यिक सर्जना के 
लिए बड़ी सामग्री मिली। द | क्‍ 


सन्‌ पचास के वर्षों की साहित्यिक सजना क्‍ 

उसका पहला साहित्यिक कार्य उसकी आत्मकथा 'बचपन' है जो 
'समकालीन' पत्र में सन्‌ १८५२ में छपी और जिसकी काफ़ी प्रशंसा हुई । 
उस सफलता से प्रेरणा पाकर उसने कौमार्यावस्‍था' तथा जवानी” 
लिखी जो एक प्रकार से प्रथम कृति का ही क्रमिक विकास है। 


आत्मकथात्मक त्रयी क्‍ 

इस त्रयी का मुख्य पात्र निको्लेका इस्तेनियेव है जो एक श्रकार से. 
तोल्स्तोय का ही रूपान्तर है। तोल्स्तोय के समान इसे भी मनृष्य की 

सार्थकता, जीवन के लक्ष्य, नैतिक कत्त॑व्य आदि के भ्रश्न जीवन के आरम्भ 

में ही उद्देलित करने छगते हैं। नैतिक पूर्णता की प्राप्ति का प्रयत्न, जो 

कि निकोर्लेका की विशिष्टता है, तोल्स्तोय' की आगामी कृतियों में और 

भी व्यांपकता से अभिष्यंजित हुआ है। निकोर्लेंका अभिजात वर्ग की 

. शिक्षा दीक्षा और वातावरण में पलकर भी तोल्स्तोय के समान ही अभि- 
. जात वर्ग से दूर चला जाता है। आह 
.. यह त्रयी' हमें अभिजात वर्ग के रहन-सहन से परिचित कराती 
: है और हमें तोल्स्तोय के आत्मिक विकास को समझने में सहायता देती है।. 

_ कहात्मक कृति के रूप में रूसी साहित्य के बीच इस त्रयी' का महत्वपूर्ण, 
स्‍थान है।... द कक का किक 


- कवकाज़ के निवास ने उसे सैनिक जीवन के चित्रण का अवसर ग्रदान 





.. उन कहानियों में सेवास्तोपोल की रक्षा के साहसपूर्ण कृत्यों का 


... कौमार्यावस्‍्था” तथां युद्ध की कहानियाँ के अलग-अलग संस्करण 


लेव निकेलाएंवच तोल्स्तोय द आओ / और 


किया। आक्रमण तथा “जंगल का काटता” ऐसी ही कहानियाँ हैं। 
१८५३ में क्रीमिया के युद्ध के शुरू होने पर उसने इस यद्ध में सक्रिय भाग 
लेने का निश्चय किया और सेवास्तोपोल भेजा गया जो कि यद्ध के 
भयानक स्थलों में से एक था। सेंवास्तोपोल के युद्ध के अनूभव के आधार 
पर उसने १८५५ में दिसम्बर में सेवास्तोपोल', मई में सेवास्तोपोल 
और “अगस्त में सेचास्तोपोल कहानियाँ लिखीं। क्‍ 

. सिवास्तोपोलीय कहानियाँ रूसी तथा विश्व-साहित्य में बड़ी महत्त्वपूर्ण 
हैं क्योंकि तोल्स्तोय से पहले यूद्ध का ऐसा सच्चा वर्णन किसी ने नहीं 
प्रस्तुत किया था। तोल्स्तोय ने सबसे पहले' इन कहानियों में युद्ध की 
भयंकरता, वीभत्सता तथा उसके कष्टों का यथातथ्य' अंकन प्रस्तुत किया। 


.. वर्णन है जिसमें कि वीरों ने स्वदेश रक्षा के लिए अपने प्राणों की 
... आहुति दी-। 
. सन्‌ १८५६ में तोल्स्तोय की प्राथमिक क्रतियों बचपन और 


प्रकाशित हुए। चेनिशेव्स्की ने इन कृतियों का स्वागत किया और 

तोल्स्तोय की प्रतिभा की विशेषता बत्ताते हुए अपने लेख में लिखा कि 

हम भविष्यवाणी करते हैं कि अब तक जो ग्राफ़ तोल्स्तोय ने हमारे 

साहित्य को दिया है यह उसका बयाना मात्र है जो कि वह बाद में संपन्न 

करेगा । कितना समृद्ध और कितना सुन्दर यह बयाना है।” चेनिशेव्स्की 

की यह भविष्यवाणी एकदम सच निकंली। क्‍ 

“जमींदार का सबेरा? द द 

.. सन्‌ १८५६ में उसने जमींदार का सबेरा' लछिखा। इसमें 
.नेरुल्यूदोव के रूप में स्वतः तोल्स्तोय का ही जीवन है जब कि वह विश्व- 

. विद्यालय छोड़कर यास्तयापोल्याना में बस गया था। नेरुल्यूदोब किसानों 

. का जीवन सुधारने के लिए वैयक्तिक रूप से प्रयत्त करता है और उनके 

... लिए स्कूल तथा अस्पताल बनाता है किन्तु किसानों की सहानुभूति उसे... 
. ग्राप्त नहीं होती और वे उसका विद्वास नहीं करते । इस कहानी में. 





हे के अलशा+ कह कह (322 च्टाजत्म डादीधप मकर नम भप सन्पदक ५ ननयप: बन बनक बा जप जं+ कप कप + का अत"नाह तरल क्ककनतानन॒रीफनर नमक न क प+। व काच्ततता भार 
"नल लत अतितनअजपिनक- जनलक+ कल नल ननी+ पननन-लक 7:55: ऋषच कफ ्यडड: पथ न््का ध्क 


,- «जन >कनलम जन नान सननलीरिशनिलवानलराणी कल टट्ि्मनप मन: 


2 पालन कप लिए, शहणा+ ताकरण का एाकलथटट सदाफा कक माप 


१२०. रूसी साहित्य का इतिहास 


क्रषक जीवन के प्रति लेखक की गहरी रुचि और किसानों के मानस का 
यथातथ्य' अंकन है। 

अध्यापन कार्य 

.. सन्‌ १८५७ में तोल्स्तोय ने विदेश की यात्रा की जिसका उस पर 
बड़ा गंभीर प्रभाव पड़ा। वहाँ से लौटकर वह किसानों के अधिकाधिक 
निकट आने का प्रयत्न किया है। उसका यह विश्वास था कि किसानों 
के जीवन के सुधारने का सर्वोत्तम साधन शिक्षा है और इस उद्देश्य से 
१८५९ में यास्तयापोल्याना में किसानों के बच्चों के लिए स्कूल स्थापित 
करता है और स्वयं अध्यापन कार्य करता है। 

सन्‌ १८६१ के सुधार के पहले ही तोल्स्तोय' ने अपने किसानों को 
मुक्त करने की योजना बना ली थी। १८६१ के सुधार के बाद किसानों 
के लाभ के लिए वह जमींदारों और किसानों के बीच के झगड़ों को तय 
करानेवाली कमेटी का निर्णायक बन गया । निर्णायक के रूप में तोल्स्तोय' 
ने किसानों का पक्ष लिया जिससे जमींदार उससे बहुत असंतुष्ट 
हो गये । 
सकल तथा निर्णायक के कार्य-कलाप ने तोल्स्तोय को जनता के और 

भी निकट ला दिया और उसे जनहित को समझने में बड़ी सहायता दी। 
.. कज़ाकी 

- सन्‌ साठ के वर्षों में उसने कजाकी” और 'पोलछिकइका कथाएँ पूरी 
कीं और युद्ध और शांति” उपन्यास की रचना में लगा। कज़ाकी' 
कहानी में कज़ांकों के जीवन का चित्रण हुआ है। ये कज़ाक बड़े सादे 
लोग हैं और इनके जीवन और मन में कोई जटिलता नहीं है। उच्च समाज 
.. का ओलेनिन शोरगूरू की ढुनियाँ से थक कर कवकाज़ आता है, वहाँ 
. के किसानों से मिलता-जुलता है, वहाँ की प्रकृति से आनन्दित होता है 
.. फिर भी उसे शांति नहीं मिलती । तोल्स्तोय इसके द्वारा यह प्रकट 
.. करना चाहता है कि प्रकृति के साहचर्य द्वारा उस व्यक्ति में तवजीवन का 
संचार नहीं किया जा सकता जो कि कृत्रिम समाज द्वारा बिगड़ 
: चुका है*। द 





लेब निकेलाएवबिच तोल्स्तोय १२१ 
युद्ध ओर शांति क्‍ 
१८६३-१८६९ में तोल्स्तोय ने विश्व-साहित्य की अंन्यतम कृति 
थुद्ध और शांति' प्रस्तुत की। 
युद्ध और शांति उपन्यास में उन्नीसवीं शती के प्रथम दो दशकों 
के रूसी जीवन का अत्यन्त विशद्‌ चित्र प्रस्तुत किया गया है। यद्यपि 
उपन्यास के आरम्भिक अध्यायों में जार के यूरोपीय. (१८०५-१८०७) 
युद्ध का विस्तार से वर्गन किया गया है फिर भी उपन्यास का मुख्य आकर्षण 
केद्ध सन्‌ १८१२ का नेपोलियन का आक्रमण और रूसी यूद्ध है। युद्ध के 
दृश्यों के साथ-साथ इसमें शांतिमय जीवन के भी अनेक चित्र हैं जिनका 
विधान तोल्स्तोय' द्वारा संगहीत विशाल ऐतिहासिक सामग्री के आधार पर 
और यास्नयापोल्याना के लेखक के जीवन तथा' वातावरण के आधार पर 
. त्तथा' मास्कों और पीतरबर्ग के राजधानी के जीवन के आधार पर किया 


.. जया है। 


सामान्य जनता 

इस' उपन्यास में सामान्य जनता को ऐतिहासिक घटनाओं की' प्रधान 
तथा निरचयात्मक शक्षित के रूप में चित्रित किया गया है। इसमें प्रदर्शित 
किया गया है कि नेपोलियन से युद्ध के बीच रूसी जनता में देश-भक्ति का 
. किस प्रकार उदय' हुआ और उसने अपने अपूर्व साहस एवं दृढ़ता का परिचय 
दिया; शत्रुओं को नष्ट करने के लिए जनता ने छापामार टोलियाँ बनाई | 
लेखक ने इस उपन्यास में इन छायामार टोलियों के कार्ययकलाप को जनता 
के स्वदेश-रक्षा के जन-आन्दोलन के रूप में चित्रित किया है। इस प्रकार 
सामान्य जनता का चित्रण करते हुए लेखक ने उसके साहस, दृढ़ता, देश- 
भक्ति आदि सामान्य विशिष्टताओं का बराबर चित्रण किया है। 
कुतुत्सोब द दे 
.. सेनापति कुतुत्सोव इस युद्ध का मुख्य संचालक है। लेखक ते उसे 
बहुत बड़े देश-भकत और बूद्धिमान नेता के रूप में चित्रित किया है। वह 
वटनाओं की गतिविधि को ठीक-ठीक समझता है और तदनुसार अपने 


...._ को इसके अनुरूप बनाने की शक्ति रखता है। वह जानता है कि कब लड़ना 
















_५ >न-ममान-+कनमकाक- गन तट किन रमन “टन लिंग डिक पट का... के न कल 


१२२ रूसी साहित्य का इतिहास 


चाहिए और कब हट जाना चाहिए। और हटने में अपनी मान-हानि नहीं 
समझता। तोल्स्तोय ने उसे युद्धकछा के आचार्य के रूप में चित्रित किया 
है। युद्ध-मंत्रणा के अवसर पर मास्कों छोड़ देने और सेना को पीछे हटने 
की आज्ञा देने की शक्ति उसी में है जब कि सब सेनानी' उसके इस' मत के 
विरुद्ध हैं। वह निर्भीक है और जार के सामने अपनी संम्मति निस्संकोच 
प्रकट करता है। युद्ध के भयानक क्षणों में भी वह सैनिकों से हँसकर' 
बोलता है और उनको प्रोत्साहित करता है। कुतुत्सोव की शक्ति सेना 
तथा जनता के साथ उसकी एकता में है। इसीलिए एक ओर जहाँ वह 
सेना का संचालन करता है वहाँ जनता की छापामार टोलियों का भी 
समथन करता है। 


अभिजात वर्ग के चित्रण में वह वसीली कुरीगिन जैसे अवसरवादियों" 
का नग्न रूप भी प्रस्तुत करता है जिनमें देश-भक्ति का लेशमात्र भी नहीं 
है और उच्च विचारवाले रस्तोव तथा बलकोन्स्की-परिवार का भी अंकन' _ 
करता है जो शिक्षित, शिष्ट और प़िद्धान्तवादी हैं। अभिजात वर्ग के 
दी' व्यक्तियों-अन्द्रैे३ बलकोन्स्को और पियोर बेजुखोव--का उपन्यास" 
में विशेष रूप से चित्रण हुआ है। 


अन्द्रइ बल्कोन्सकी हे हट मी 
अन्द्रेइ बल्कोन्स्की उच्च विचारों का व्यक्ति है। तथाकथित उच्च 
समाज में उसे अहंभाव और दम्भ ही दिखाई पड़ता है और वह इस समाज 
. के जीवन से छुटकारा चाहता है, किन्तु अभिजात वर्ग के संस्कारों के कारण' 
_ इससे म॒क्‍त नहीं हो पाता। उसका जीवन खोज का जीवन है और उत्थान-.... 
पतन तथा दिल बहलाव और निराशा का जीवन है। पहले वह यश और 
. कौति का इच्छुक था किन्तु आस्टरलित्स के युद्ध ने इस यश का नग्न रूप. 
. उसके सामने प्रस्तुत कर दिया और अब उसे इसकी भी इच्छा न रही । 
.. निराशा उसके जीवन में घर कर गई है और उसे अपने जीवन में आनंद ' 
... की कोई आशा नहीं है। वह किसी के काम में बिना व्याघांत डाले किसी” 
.. प्रकार जीवन के दिन बिताना चाहता है, किन्तु सहसा नताशा रस्तोवा है 
के प्रति प्रेम जग पड़ने के कारण उसके लिए जीवन में फिर आकर्षण आ'_ 








 लेव निकेलाएविच तोल्स्तोय जे २ रहे 


.._ जाता है, किन्तु यह आकर्षण अधिक समय तक न रह सका क्योंकि नताशा 
दूसरे व्यक्ति अनातोंछी के प्रति आक्ृष्ट हो गयी'। अब युद्ध की घटनाएँ 


उसमें जीवन जगाती हैं। सामान्य रूसी सैनिकों के साथ रहने पर अन्त 
में उसकी समझ में आता है कि जीवन की साथ कता जनता की सेवा और 


.. उससे प्रेम करने में ही है। बोरोदिनों के यद्ध में अन्द्रैइ बरी तरह घायल 
हुआ। मृत्यु से कुछ दिन पहले वह इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि जीवन की 

- साथकता प्रेम में है-+-अपने निकट के लोगों से' प्रेम करने में और अपने 
: शन्रुओं से भी प्रेम करने में। इस समय उसके हृदय में उस अनातोली के 
प्रति भी विद्वेष न था जिसने कि उसके जीवन के व्यक्तिगत आनन्द को नष्ट: 


कर दिया था। क्‍ 
अन्द्रेइ बल्कोन्स्की के माध्यम से तोस्ल्तोय' ने क्षमा, आऑहिसा और 


..._. आत्तमिक प्रेम के अपने आदर्श की अभिव्यंजना की है। अन्द्रेइ बल्कोन्स्की 
...तोल्स्तोय के ही क्षमा, दया, अहिंसा और प्रेम के आदर्शों का अनुगामी बन 


.. जाता है। 


: पियोर बेज़ खोब 


उपन्यास का एक अन्य पात्र पियोर बेजखोव' का भी इन्हीं सिद्धान्तों 
में विश्वास है। इस आरम्भ में वह उच्च वर्ग के राग-रंग के जीवन में 


व्यस्त रहता है किन्तु बाद में वह इससे ऊब जात्ता है और उपकार, धर्म, 


रोमांटिक प्रेम आदि में जीवन का सच्चा अर्थ ढढ़ता है। युद्ध की घटनाएँ 
उसके जीवन में भी परिवर्तन लाती हैं। वह युद्ध के बाद नेपोलियन की 


... हत्या करने के लिए मास्को में ही रह जाता है। वह बाद में बंदी हो जाता 
है और सामान्य रूसी प्ल्श्तोन करातायेव. के संसर्ग में आता है। उसके 


सहवास में धीरे-धीरे उसको आत्मा से संदेह का बोझ हटता है और उसे 


; : स्पष्ट हो जाता है कि जीवन की सार्थंकता प्रेम , हिंसा द्वारा बुराई के. 
विरोध न करने और अपने को भाग्य के अधीन कर देने में है। ५ 


अपने एक पत्र में तोलस्तोय' ने लिखा अत्यन्त चिन्ता, परिश्रम, 


हे गज संघर्ष, त्याग--ये अनिवार्य परिस्थितियाँ हैं। जिनसे एक सेकेंड के 
..._ लिए भी एक भी आदमी को छुटकारा पाने की बात न सोचनी चाहिए। 











श्र४८.. खझूसी साहित्य का इतिहास 


'ईमानदारी और सम्मान से जीने के लिए प्रयत्न करने की, संघर्ष करने की, 
आर9म्भ करने और उसे छोड़ देने की, फिर आरम्भ करने की और फिर 
छोड़ देने की, और बराबर संघर्ष करने और त्याग करने की 
आवश्यकता है। 

जीवन के सच्चे अथ, उसकी सार्थकता की खोज यह ॒स्वं तोलस्तोय' 
का अपना मानसिक उद्देलन था जिसके समाधान में वह जीवन भर लगा 
रहा और जिसके संबंध में उसके अपने निष्कष थें। अन्द्रैइ बल्कोंस्की' और 
'पियोर बेजखोब' के माध्यम से तोल्स्ताय ने अपने इसी उद्बेलन, इसी खोज 
और तत्संबंधी अपने सिद्धान्तों का अंकन और अभिव्यंजन किया है। 


ग्री पात्र 


स्त्री पात्रों में नताशा रस्तोवा का चित्रण बड़ा आकर्षक है। उसके 
चरित्र का विकास अपनी गत्यात्मकता में प्रस्तुत किया गया है। सबसे 
हले' वह अत्यन्त सजीव और चंचल बच्ची के रूप में हमारे सामने आती 
है, फिर सु दर लड़की के रूप में और बाद में स्नेहशीला पत्नी और माता 
. के रूप में। पहले वह अच्द्रेइ बल्कोंस्की के प्रति अनुरक्‍्त हुई किन्तु बीच 
में वह अत्यन्त भ्रष्ट व्यक्ति अनातोली कुरागमिन की चमक-दमक में बहक 
गई। इस ग़लती का उसे बड़ा पछतावा रहा। उसमें देश-भक्ति का भाव 
भी है। उसके हृदय में घायल रूसी सैनिकों के प्रति बड़ी सहानूभूति है। 

. नताशा के समान ही' मारिया बल्कोन्स्काया भी बड़ी सदय है, उसमें 
भी देशभक्ति का भाव है। उन दोनों स्त्रियों को परिवार के बीच ही अपने 
जीवन का आनन्द मिलता है। इन स्त्री पात्रों के माध्यम से तोल्स्तोय ने. 
समाज के बीच स्त्रियों के स्थान और कार्य-कलाप के संबंध में अपना 
दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। तोल्स्तोय का मत है कि स्त्रियों का कत्तेव्य 

सामाजिक कार्यकलाप नहीं वरन्‌ परिवार का संघटन तथा बच्चों की 
_ 'शिक्षा-दीक्षा है। इस संबंध में तोल्स्तोय का दृष्टिकोण क्रान्तिकारी 
डिमाक़ाटों से भिन्न है जो कि स्त्रियों के सामाजिक जीवन के समर्थक हैं। 
धलतोन करातायेव क्‍ 

इस उपन्यास में प्लतोन करातायेव' का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इस _ 





लेव निकेलाएविच तोल्स्तोय कक श्श्प्‌ 


पात्र के माध्यम से तोल्स्तोय' ने सामाध्य रूसी जनता की सामान्‍्य' जातीय" 


... विशिष्टताओं को प्रस्तुत करने की चेष्टा की है किध्तु सोवियत आलोचकों 


का यह मत है कि रूसी जातीय चरित्र के निदर्शन के रूप में करातायेव का 
चरित्र सत्य से दूर चला गया है। उनका कहना है कि करातायेव के चरित्र 
में हिंसा द्वारा बुराई के विरोध न करने की तथा निष्क्रियता की ओर अपने 
को भाग्य के आधीन समर्पित कर देने की जो प्रवृत्ति है वह रूसी जनता 
की जातीय विशिष्टता कदापि नहीं है। तोल्स्तोय' ने यह प्रदर्शित किया 
कि जनता के अधिकांश को महत्त्वपूर्ण घटनाओं से कोई दिलचस्पी नहीं है 
और वह इनकी ओर विशेष ध्यान न देती हुई अपना व्यक्तिगत जीवन 
बिताती रहती है। करातायेव का जीवन भी ऐसा ही है। उसे तथा- 
कथित महत्त्वपूर्ण प्रश्न उद्ेलित नहीं करते और वह भाग्य द्वारा दिये गये 
अच्छे-बरे को एक भाव से कबूल करता चलता है। क्‍ 

सोवियत आलोचक तोल्स्तोय के प्रेम करने के सिद्धान्त तथा हिसा 
द्वारा बराई के अवरोध के सिद्धान्त को उसकी शिक्षा का अत्यन्त प्रतिक्रिया- 
. वादी पक्ष मानते हैं। 

उपन्यास का मुख्य' भाव यह है कि सत्य, शिवः और सादगी की 
संवाहिका जनता ही है और जनता ही हो सकती' है। सभी जनविरोधी 
मिथ्या और बुराई की ओर जा रहे,हैं। उसी दृष्टिकोण से तोल्स्तोय ने 
उन सबकी आलोचना की है जो जनता से विच्छिन्न हो गये हैं, और उन 
सब का अत्यन्त सहानभति पूर्ण चित्रण किया है कि जो जनता के साथ और 
उसके हित में काम कर रहे हैं। 


द उपभ्यास की घटनाओं का चित्रण प्रधान पात्रों के माध्यम से भी हुआ. 
है और स्वयं लेखक द्वारा भी उन्त पर टिप्पणियाँ दी गई हैं। इसी कारण . 
उपण्यास में कई विशेष अध्याय हैं जिनमें दाशंनिक वाद-विवाद 
और लेखक का स्व मत संपादन है। कुछ पात्रों का चित्रण (कुतुत्सोंव, 
_करातायेव) स्थिर है। उनका मार्ग निश्चित है और उनमें कोई विषमता 
... नहीं लक्षित होती । दूसरे पात्र वे हैं जो जीवन के लक्ष्य और उद्देश्य... 
.. की खोज में लगे हुए हैं, इन जिज्ञासु तथा खोजी पात्रों का 





२६ रूसी साहित्य का इतिहास 





चरित्र गत्यात्मकता के बीच तथा विकासशील दिखाया गया है। 


प्रकृति का चित्रण भी पात्रों के अनुरूप हुआ और उपन्यास के प्राकृतिक 
दृश्य पात्रों के मनोभाव और अनुभूतियों के उद्घाटन में सहायता करते 
हैं। उदाहरणतः वेसम्त का चित्रण अच्द्रेइ केरस्तोवो के यहाँ जाने के समय 
दो बार हुआ है। पहली बार तो उससे उसकी निराशा बिखरती है और 
दूसरी बार बसन्‍्त का चित्रण अच्द्रेह की आशावादिता पर जोर देता है। 


तोल्स्तोय' का उपन्यास अपनी समाविष्ट विषय वस्तु की व्यापकता 
और विशदता के कारण सव्वंदा नया साहित्यिक रूप प्राप्त करता है 
“जिसे उपन्यास महाकाव्य' कहते हैं जिसमें ऐतिहासिक अतीत की 
अनेक सामाजिक अभिव्यक्तियों का गंभीर उद्घाटन हुआ है और जिसने 
रूसी जीवन का अनेक रूपात्मक तथा बहुपक्षी चित्रण उच्च नैतिकता 
तथा वातावरण के साथ समन्वित है। इसी से शुद्ध और शांति” का 
. जातीय तथा विश्वात्मक महत्त्व है। युद्ध और शांति रूस की जातीय 
“साहित्यिक कृति है।... 
“सन्‌ ७०-९० के वर्षों में उसकी सजना 
... सन्‌ सत्तर के वर्षों में उसकी सर्जना में उसके दृष्टिकोण की विषमता _ 
. और भी तीक्षण तथा स्पष्ट हो जाती है। उसने स्पष्टतया जान लिया था 
कि रूस के सामाजिक जीवन में अब अभिजात वर्ग की प्रधातता और 
_,प्रभता नष्ट हो रही है और बूर्जुआ वर्ग सामाजिक उत्तराधिकारी के रूप 
“में सामने आ रहा है। अभिजात वर्ग के जीवन में अब उसे सा्थकता नहीं 
“दिखाई पड़ती थी क्योंकि इस वर्ग का जीवन नैतिक, सामाजिक हर दृष्टि- 
कोण से ह्वासशील था।. इसके साथ ही उसे बूर्जुआ विकास में भी रूस के 
लिए कोई अच्छाई नहीं दिखाई पड़ रही थी। वह तो बुर्जुआ विकास को 
सामान्य जनता के लिए बहुत बड़ा खतरा समझता था। क्योंकि उसकी 
.. «दृष्टि में यह मानवीय व्यक्तित्व को नैतिक क्वास की ओर ले जा रहा है। 
. . इसलिए वह अभिजात वर्ग और बर्जुआ वर्ग दोनों की आलोचना करता 
है। तोल्स्तोय नैतिक आत्मविकास की शिक्षा देता है और किसानों के 






सच 


... 'पितृसत्तात्मक व्यवस्था को आदर जीवन के रूप में ग्रहण करता है। और. 











लेव निकेलाए बिच तोहस्तोय क्‍ झ् श्र७छ क्‍ हक | 


डन्हीं के द्वारा वह अपने युग की बुराइयों का निराकरण संभव समझता 


है। परिश्रम में वह मनुष्य का त्राण देखता है और परोपजीवियों, प्रभुवर्ग, 
शासन तथा शासन के सेवक रूप में अधिकृत चर्च की आलोचना करता 
है। तोल्स्तोय परिश्रमशील जनता के और भी. निकट आने का प्रयत्न 
करता है और उसके जीवन में घल-मिल जाना चाहता है। 


 अयज्ञा करेनिना 


अन्ना केरेनिना' उपन्यास में इन्हीं विषमताओं का चित्रण-हुआ है। 
इसमें लेखक के मन को उद्देछित करनेवाले समकालीनता के सभी प्रदन 


_अस्तुत किये गए हैं। इस उपन्यास के लेखन में उसे पाँच वर्ष लगे। 


इस' उपन्यास की' प्रधान नायिका अन्ना करेनिना है जिसका उस 


.._ अभिजात वे के वातावरण से असामंजस्य हो जाता है जिसमें कि उसका ह 
. जन्म हुआ है और जिसमें वह पली है। अन्ना को अपने पति.से प्यार नहीं... 

. है और बह ब्रोन्स्की से प्यार करती है और उसी' में उसे जीवन की खुशी 

 आप्त होती है। उच्च समाज द्वारा परित्यक्ता और अपने प्रिय पूत्र से 

जबरदस्ती अलग की हुई अन्ना अत्यन्त व्यथित है और तलाक की कोशिश 

करती है। हर प्रकार से तिरस्कृत और असफल होने के कारण तथा किसी 

. से सहानुभूति न प्राप्त कर सकने के कारण वह आत्महत्या कर 

.. लेती है। 


शहरी जीवन और बूर्जुआ संस्क्ृति की आलोचना करते हुए तोल्स्तोय 
ने इस उपन्यास में बड़ी सहानुभूति के साथ पितृसत्तात्मक जीवन का चित्रण _ 
किया है क्योंकि उसमें उसका विश्वास था और उसका वही आदश था. 


...... तथा वह इसी को जनता की रक्षा और सुधार का साधन समझता था। 
.. डचडसी से उसने अन्ना करेनिना के समाज के छोगों का जीवन विफल और 
खोखला दिखाया है और उनके परिवारों को विश्वेंखलक्त चित्रित किया _ 

. है और इसके विपरीत लेविन का जीवन आननन्‍्दमय दिखाया है। उसे 
- अपने पारिवारिक जीवन में आनन्‍द की प्राप्ति होती है यद्यपि उसकी आत्मा 


जीवन की सार्थकता की खोज में व्यस्त है। किसानों के अधिकाधिक 


रा । हक निकट आते हुए और उनके .परिश्रमपूर्ण जीव॑न में हिस्सा लेते हुए वह हे 


कर 





१२८ ... रूसी साहित्य का इतिहास 


. पितृसत्तात्मक कृषक व्यवस्था से संयक्‍त हो जाता है और इसमें आत्मिक 
शांति प्राप्त करता है। 

तोल्स्तोय' अभिजात वर्ग और बुर्जुआ दोनों की आलोचना करता है 
किन्तु जानता है कि सामाजिक शक्ति के रूप में अब बुजूआ प्रबल हो रहा 
है और अब वही जीवन का मालिक है। रिबीनिन के रूप में तोल्स्तोय ने 
जीवन के इसी नवीन मालिक को प्रस्तुत किया है। लेखक के मतानुसार _ 
रिबीनिन और उसके साथी .परिश्रमशील कृषकों को और भी नष्ट कर 
रहे हैं।. 
द १८८१ में तोल्स्तोय' परिवार के साथ मास्को आ गया। मास्कों की 
जन गणना में हिस्सा लेते हुए उसने परिश्रमशीछ ज॑नता की घोर ग़रीबी 
को लक्षित किया किस्तु क्रान्तिकारी' संघर्ष की जगह उसने नैतिक आत्म- 
सुधार को ही इस अन्याय के निराकरण का साधन माना। क्‍ 

इन वर्षों में उसकी कृतियों में हिंसा द्वारा बुराई के अवरोध का. 
भाव” और भी प्रबल हो जाता है और न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के 
निर्माण के लिए संघर्ष का रास्ता न जाननेवाली जनता की निराशा की 
भावना और भी तीक्ष्ण तथा गहरी' हो जाती' है। तोल्स्तोय' समझता है 
कि सुदूर अतीत में, प्रितृसत्तात्मक जीवन की परिस्थितियों में, सामान्य 
जनता का जीवन, बुर्जुआ समाज के बीच पनपते हुए उसके जीवन से, कहीं 
अधिक अच्छा था। इसी से' समकालीन समस्याओं के समाधान के रूप 
में बराबर नैतिक पूर्णता या नत्तिक आत्मसुधार और पितृसत्तात्मक जीवन _ 
की आदहों व्यवस्था पर जोर देता रहा और उसने अपने समय ' के क्रान्तिका री 
विचारों को नहीं ग्रहण किया। उसकी' सर्जना के आरम्भ में उसकी 
क्ृतियों में दृष्टिकोण का जो वैषम्य लक्षित होता है वह इन वर्षों में और 
भी तीन्र तथा तीक्ष्ण हो जाता है। 


.. पुनजन्म 





उसकी बृर्जआ व्यवस्था की आलोचना का निदर्शन उसका उपन्यास 
... धुनर्जन्म' है जिसे कि उसने १८८९ में शुरू किया और कई व्यवधानों 
ञु के बीच दस वर्ष में पुरा किया। तोल्स्तोय की यह कृति उन्नीसवीं शी 














लेव निकेलाएविच तोल्स्तोय ४ द रे (२९... 


के अन्त के आलोचनात्मक यथार्थवाद की श्रेष्ठ कृति मानी जाती है। हो. 
. इसमें रूसी समाज के विभिन्न स्तरों और वर्गों के जीवन का चित्र प्रस्तुत 
किया गया है। 


उपन्यास के केन्द्र में राजकुमार नेस्ल्यूदोव और कत्यूशा मास्लोवा 
(सामान्य लड़की ) है। न्यायालय में वह अभियुक्त के रूप में खड़ी कत्यशा 
को पहचानता है जो कि उसके दिलबहहाव का शिकार बन चुकी' है और 
उसकी आत्मा पश्चाताप करने लगती है। इस अभागी स्त्री के प्रति किये 
गये अपने पाप के प्रक्षाललन का प्रयत्न करता हुआ उसका पुनर्जन्म 
होता है। वह अपने सामाजिक विशेषाधिकारों को छोड़ देता है, अपनी 
जमीन किसानों को पट्टे पर उठा देता है और बाद में इस जमीन से अपना 
अधिकार त्याग देता है। इस प्रकार वह इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि 


मनुष्य का आनन्द निकटर्वात्तियों से प्रेम में है। सब को क्षमा करने में है 
तथा ईश्वरीय. इच्छा के अविरोध में है। 


क॒त्यूशा में भी बड़ी मानसिक हलचल है। नेरुल्यूदोव द्वारा प्रबंचित 
होकर वह इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि ईश्वर के बारे में जो कुछ कहा 


. जाता है वह सब केवल इसलिए कि लोगों को धोखा दिया जाय। उसका 


अच्छाई' या भलाई! से विश्वास उठ जाता है। थोड़े समय के लिए 
उसकी आत्मा कुंठित हो जाती है किन्तु फिर शने: शने: उसके अन्तर में 


. जो कुछ अच्छा” बचा है उसका पुनर्जन्म होता है और वह उसे आत्मिक 


पुनजंन्म' की ओर ले जाता है। 

इन पात्रों की ट्रेजेडी का मूल खोत लेखक के मत में रूस के अभिजात 
वर्ग और बुर्जुआ वर्ग की कुत्सित सामाजिक तथा शासकौय' व्यवस्था है॥+ 
फलत: तोल्स्तोय सत्ताशील लोगों की अवसरवादिता, तथा ढोंग की, 


न्यायालय की बेईमानी की, और धोखा देने वाले शासन के सहायक बने 


हुए चर्च के मिथ्यात्व की कड़ी आलोचना करता है। उसे प्रत्येक व्यक्ति 


. की आत्मशड्धि में तथा नैतिक पूर्णता में ही इससे छुटकारा दिखाई देता है। 
. ईदवरीय (शासन) जारशाही (शासन) हमारे भीतर है ऐसा वह 
जोर देकर कहता है। 


है 
















१३० . रूसी साहित्य का इतिहास. 
इन सब के होते हुए भी आलोचनात्मक यथार्थवादी कृति के रूप में 
“पुनजेन्म' उपन्यास का बेंडीं महत्त्व है। इसमें उन्नीसवीं शती के रूस के 
निरंकुश शासन के बीच रूसी जनता की कठिन परिस्थिति का यथातथ्य 
चित्रण हुआ है। मा 
ज्ञीवन के अन्तिम वर्ष क्‍ 
शासन और चर्च दोनों का नग्न रूप प्रस्तुत करने के कारण और उनकी 

कदु आलोचना करने के कारण दोनों ही उसके विरुद्ध थे। किन्तु लेखक 
की व्यापक लोकब्रियता तथा प्रभाव के कारण शासन उसके दमन में डरता 
था। चर्च ने फतवा पढ़ा और तोल्स्तोय को चर्च से मिकाल दिया। इसी 
का फल यह हुआ कि तोल्स्तोथ जनता में और भी लोकप्रिय 


हो गया। पी 5 द 
जीवन के अन्तिम वर्षों में तोल्स्तोय' किसानों की तरह रहने लगा। 


_ बह जमीन जोतता था, लकड़ी काटता था, जूते सीता था, पानी खींचता 


था और किसानों की तरह कपड़े पहनता था। 


१८९१, १८९३, १८९८ में उसने अकाल पीड़ित किसानों के लिए _ 


सहायता का आयोजन किया। सन्‌ १९०५ की क्रास्ति के दिनों में उसने 
लिखा कि वह करोड़ों किसानों के पक्ष में है और जब क्रान्ति के बाद उसने 
... कठोर दमन, असंख्य मृत्यु दंड तथा निर्वासन का दृश्य देखा तो वह 
.._विचलित हो उठा और मैं मौन नहीं रह सकता ” छेख लिखा। इसके बाद 
उसे अभिजात वर्ग के अप विशेषाधिकार और भी बोझ मालूम पड़ते 
.. छगे। १० नवम्बर १९१० की सुबह तोल्स्तोय अपने डाक्टर मित्र (डा० 
. मकोवित्स्की) के साथ यास्तायापल्याना छोड़कर दक्खिन की ओर 
चल पड़ा। रास्ते में उसे निमोनिया हो गया और २० नवम्बर को अस्वो- 
.. वयों स्टेशन पर स्टेशन मास्टर के घर में उसकी मृत्यु हो गई। यास्ताया- 
_ #पल्याना में इस महान्‌ लेखक की' अत्यन्त साधारण क्र है जिससे उसकी 
. आत्मा की मेहानता और भी प्रकट होती है।.......ररः ; 


... रूस के इस महान. लेखक- की सर्जना का रूस के अन्य महान्‌ व्यक्ति . के 
के विषय में लेनिन ने कई 


... झनिन ने मुक्त कंठ से आदर किया। वोल्स्तोय 



















लेव निकेलाएविच तोलस्वोय... रै३१ 


लेख (रूसी ऋत्ति का दपंण लेव तोल्स्तोय', लेव नकोलाएविच 
तोल्स्तोय', तोल्स्तोय और उसका युग, तोल्स्तोथ और समकालीन. 
श्रमिक आल्दोलन' 'तोल्स्तोय और प्रोलितारियत संघर्ष आदि) लिखें 
जिनमें उसने तोल्स्तोय को महत्ता और उसकी सर्जना की विषमता का 
विश्लेषण “किया था। उसकी प्रगतिशीलता और उसकी प्रतिक्रियावादिता 
को स्पष्ट किया और उसकी समकालछीनता तथा उसकी प्रांचीनवादिता 
के कारण बताये। उसने लिखा कि तोल्स्तोय ने कलात्मक कृतियों की 
ऐसी माला दी जिसने उसे संसार के उच्च लेखकों के बीच प्रतिष्ठित कर 
दिया। जिसने बड़ी शक्ति, विश्वास और ईमानदारी के साथ समकालीन 
राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को मूलभूत विशिष्टताओं से 
संबंधित प्रइनों की एक पूर्ण :इंखला प्रस्तुत की। 


2९ छेनिन आगे लिखता है कि तोल्स्तोय की कृतियों, दृष्टिकोणों, 
.._ शिक्षाओं और स्कूल की विषमताएँ बड़ी मुखर हैं। एक ओर तो वह 
मौलिक कलाकार है, जिसने न केवल रूसी जीवन का अतुलनीय चित्र 

_अस्तुत किया वरन्‌ विश्व-साहित्य की प्रथम कोटि की रचनाएँ प्रस्तुत कीं 


दूसरी ओर जमींदार और ईसा में विश्वास करनेवाला सनकी। एक ओर 


तो सामाजिक मिथ्यात्व और ढोंग का जोरदार, सीधा और ईमानदारी 
से पूर्ण विरोध है--और दूसरी और तोल्स्तोयवादी अर्थात्‌ समय से 
_ “पिछड़ा हुआ चिल्लानेवाला मूखे, कथित (रूसी 'इंटेलिजेंट' बृद्धिमान) 
पब्लिक में अपनी छाती ठोंकता हुआ कहता है .कि मैं. खराब हूँ, मैं 
. “कुत्सित हूँ किन्तु मैं नैतिक आत्मपूर्णता में लगा हुआ हूँ, मैं अब मांस' 


. नहीं खाता हूँ और चावल के कटलेटों पर जीवित रहता हूँ। एक और तो 


_'बुँजीवादी शोषण की खरी आलोचना, दासकीय जबरदस्ती, न्‍्यायारूय 


. तथा सरकारी संचालनों के नाटक का पर्दाफाश, बढ़ती समृद्धि तथा 


'सांस्कृतिक सम्प्राप्तियों की वृद्धि और गरीबी, बबेरता तथा जनता के... 
. 'तड़पन की वृद्धि के बीच की विषमता का गंभीर उद्घाटन और दूसरी ओर 
. “बुराई के अविरोध' की कुत्सापूर्ण शिक्षा। एक ओर तो गंभीर यथार्थवाद; _ 
.. हर प्रकार के चेहरों को उतार फेंकना और, दूसरी ओर दुनिया की 






ह् कक पक केक पक पलक कक न्‍-.ध:3:-म ल;र4 58 ल्‍ 54४ 0 की 0 कक कि 82226 4523 3%74200305253 30552: 















हर करा क८-22%% 7: 





श्२२ 


् अत्यन्त कुत्सित वस्तुओं में से एक की शिक्षा-+अर्थात्‌ धर्म की शिक्षा, 
श्रम के पुरोहितों की जगह---नैतिक विश्वास के पुरोहितों को स्थापित 
करने का प्रयत्न अर्थात्‌ अत्यन्त सूक्ष और फलत: अत्यन्त घृणित 


पुरोहिती की स्थापना। ! क्‍ 
मानवता के त्राण का नया नुस्खा श्स्तुत करने वाले मसीहा के: 
रूप में तोल्स्तोय हास्यास्पद है किन्तु उन विचारों और मनोभावों केः 
अभिव्यंजक के रूप में वह महान्‌ है जो कि रूस के बुर्जूआ आन्दोलन के: 
आरम्भ के समय तक करोड़ों रूसी किसानों में प्रादर्भूत हो गये थे। 


तोल्स्तोय विश्व का अत्यन्त लोकश्रिय लेखक और बहुत से योरोपीय 


साहित्यकारों को प्रेरणा देनेवाला सिद्ध हुआ। 


फ् 








दर । धर सा 


२६. अन्तोन पाव्लोविच चेखव 
[ १८६०-१९०४ ] 


ससमदलपंसादलमसवरेकतत्: 2सप्याण्ललेकसपस परंपरा पपलतान 68 माकपा ण३* बसी अं: 


आरम्भिक जीवन 
रूस के प्रसिद्ध कहानीकार और नाटककार अन्‍न्तोन पाग्लोविच चेखव 
का जन्म २९ जनवरी १८६० में तगनरोग के शहर में एक छोटे से' व्यापारिक _ 
परिवार में हुआ। 
उसके बचपन के दिन स्वच्छन्दता और सुख के दिन न थे। उसका 
 पित्ता अपने बच्चों पर कठोरता से शासन करता था। बच्चों को घंटों 
चर्च में खड़ा रहना पड़ता था। चर्च-गीत सीखना पड़ता था और दृकान 
.._ का हिसाब जोड़ना पड़ता था। आज्ञा भंग करने पर उत्तको कोड़ों की सजा 
मिलती थी। आगे चलकर अपने बचपन की याद करते हुए चेखव ने 
लिखा है कि बचपन को मैंने बचपन ही न जाना। 
.. विद्यार्थी जीवन ः 
चेख़व को पहले अपनी माँ से शिक्षा मिली । फिर वह स्थानीय (ग्रीक ) 
स्कूल में भेजा गया और बाद में 'जिमनेजियम' में दाखिल हुआ। पिता 
के कारबार के नष्ट होने पर उसका परिवार मास्की चला गया। इस 
.. समय चेखव को न केवरू अपने लिए आश्रय ढूँढ़ना पड़ा, वरन्‌ परिवार 
की भी सहायता करनी पड़ी। वह लोगों को पढ़ाकर किसी तरह अपना 
. जीवन चला रहा था। 

.... जिमनेज़ियर्मा की शिक्षा पूरी कर चेख़व यूनिवर्सिटी की आयुर्वेद 
. _फैकलिठी में भर्ती हुआ। विद्यार्थी जीवन से ही वह हास्यरस के पत्रों में 
सहयोग देने लगा। उसकी पहली प्रकाशित कृति दान के जमींदार 
स्तेपान ब्लदीमिरोविच को विद्वान पड़ोसी डाक्टर फ्रेड़िक का पत्र 
(१८८०) द 
चेख़व' ने अपने समय की ज्वलूनत्त समस्याओं पर लिखा। उसकी 









गम 20232 3 ० कई 3333 33332“ कस कस जज उस पके अब पे बे सर लक पक अनु 




















१३४ रूसी साहित्य का इतिहास 


छोटी कहानियों की विंषय वस्तु बड़ी ही व्यापक और सारगर्भित होती 
थी। इन कृतियों में रूसी जीवन के विविध पक्ष प्रतिबिम्बित हैं। धीरे: 
धीरे चेखव की इन कहानियों में मनोवैज्ञानिक अंकन के साथ-साथ 
सामाजिक विषय वस्तु भी अधिकाधिक व्यापक होती गयी।। और फलत: 
उसकी आरम्भिक रचनाओं में मोटा और दूबला', चिंहरा , पगिरगिटान' 
पद्रशिबेयेव जैसी महत्त्वपूर्ण कहानियाँ भी हैं । जिनमें अध्याय, शोषण, 
शासन की निरंकुशता , जनता पर अत्याचार, मानवीय व्यक्तित्व की 
अवमानता आदि तत्कालीन सामयिक प्रश्नों की ओर संकेत किया. 


गया है। 


गिरगिटान ० हम द 

.. गिरगिठान कहानी में तत्कालीन कर्मचारियों की अपने से' बड़े 
अफसर की खुशामद चित्रित की गई है और जनता के प्रति उनका उपक्षा-_ 
पूर्ण संबंध दिखाया गया है। यह कर्मचारी सामान्य जनता: की शिकायतों 
की और कोई ध्यान नहीं देते। 
प्रिशिवेयेव 


.. प्रिशिबेयेव' में चेखव सन्‌ अस्सी के जमाने के पुलिस शासन का 
उद्घाटन कर रहा है। प्रिशिबेयेव इस पुलिस शासन का मूर्त रूप है। 
.. बह हर एक के व्यक्तिगत जीवन में दखल देता है और किसी, को शांति 
से नहीं बैठने देता। वह लोगों को आम सड़क पर एकत्रित होने में भी मना 
करता है। पुलिस शासन पर व्यंग्य के कारण सेंसर ने इसके छापने की 
आज्ञा नहीं दी। जज द द 
.. क्रमेचारी की मुत्यु' में सामान्य क्लकों की खुशामदी प्रवत्ति तथा. 
अफसरों से सदा आतंकित रहने की स्थिति का चित्रण किया गया है। 
मामूली क्लक चेव्याकोव थियेटर में नीचे बैठे हुए जेनरल के 
. सिर पर छींक देता है। कठोर दंड की आशंका उसकी श्ञांति नष्ट कर 
देती .है। कई बार उसने जेनरल से पक्षमा-याचना _ की कोशिश की, 














_ अन्तोन पाब्लोविच चेखव....... १३५ 


लेकिन उसे संतोष न हुआ । अच्त में भय से' उसकी मृत्य हो जाती है। 


सन्‌ नव्बे के वर्षों में चेखब की सजना 
सन्‌ अस्सी के यग के अन्त से चेखव की प्रौढ़ रचनाएं सामने आती 


 हैं। स्तेष कहानी ऐसी ही' है जिसमें मनमोहक प्राकृतिक पृष्ठ- 


भूमि में उस समय का अरोचक रूसी जीवन प्रस्तुत किया गया है। 


. सखालिन टापू 


रूसी जीवन का व्यापक परिचय प्राप्त करने की इच्छा से चेखव 
१८९० में सुदूर पूर्व गया। उसका ध्यान विशेष रूप से सखालिन ने आक्ृष्ट 


किया जो कि उस समय' के रूस से निर्वासितों और दंडितों की बस्ती थी ।. 


निर्वासितों पर किये जानेवाले अत्याचारों से वह काँप उठा और रूस लौट 


कर उसने सखालिन टापू” पुस्तक लिखी । यद्यपि पुस्तक निर्वासितों की 
.. दशा सुधारने के अपने लक्ष्य में सफल न हुई क्योंकि सखालिन निर्वासितों, 
.... का पूर्ववत्‌ नरक बना रहा, फिर भी पुस्तक एक दृष्टि से कृतकार्य हुई। 

. पुस्तक ने जारशाही के विरुद्ध जनता के हृदय में घृणा जगायी। द 


बाड़ नम्बर ६ 

१८९२ में उसकी प्रसिद्ध कहानी वार्ड नंबर छः: छपी जिसमें 
अस्पताल के मानसिक रोगियों के वार्ड का चित्र प्रस्तुत किया गया है। 
.. इसमें तोल्स्तोय' के बराई केअविरोध' के सिद्धान्त की आलोचना की 
..._ गई है। डाक्टर रोगी मनुष्य का त्राण आत्मपूर्णता में देखता है और 
... मानसिक रोगी ग्रोमोव से उसका मतभेद है जो कि. बुराई के अविरोध 
का विरोधी है। तोल्स्तोय के सिद्धान्तों का यह समर्थक डाक्टर निष्किय 
. रहता है और अस्पताल में फेलती हुई बुराइयों को रोकने की कोशिश नहीं 


करता है फलत: वहाँ अस्पताल में इसानियत नहीं है और रोगी पीठ जाते 
हैं। अभ्त में डाक्टर स्वयं बीमार होकर रोगी के रूप में इस वाड में 


. आता है और जब वार्ड के नौकरों द्वारा, वहाँ की परिस्थितियों का विरोध 
करने पर पीटा जाता है तो उसे बुराई के अविरोध' के सिद्धान्त की 
गलती का अनुभव होता है। मार खाने के बाद डाक्टर उस दिन से एकः 


४७9७७ 28&25-:/ जय 


व्वपरअककालथानाप८रककर रस अल फडरपपसंपल्‍ 


ब्लड बेन कक ला का अल आटा मम आओ पा 20 3 मन कल हनअ जप आल अजीज) महज कील की री नल कसी 7 ताक न ड़ अप कीन 3 मम जाजपकी न 





2 3 किन भर ४0०७३ ५३००7 ७०७०३ फल पाक 2; नम 





















१३६ रूसी साहित्य का इतिहास 


शब्द भी न बोला और न उसने खाना ही छआ। थोड़े दिन बाद वह मर 
गया। पाठकों ने इस' कहानी को समकालीन रूसी जीवन की आलोचना 
के रूप में ग्रहण किया। 


जनसवा 


चेखव' जनसेवा के बारे में बराबर सोचा करता था। १८९२ में 
उसने मध्य बोल्गा के अकाल पीड़ित किसानों के लिए धन एकत्रित किया। 
उसी' साल उसने मेलिखोबो' में, मास्को' के बाहर के अपने निवास स्थान 
पर सामाजिक कार्य का आयोजन किया। उसने हैजा स्टेशन खोला और 
वहाँ की' जनता को मुफ्त दवा दी। अपने साधनों के बल पर उसने 
मेलिखोवो और पास के गाँवों में स्कूल खोले' तथा गरीबों को कपड़ों आदि 
से सहायता की। 


किसान 

गाँवों के जीवन का चेख़व ने जो पर्यवेक्षण किया उसके आधार पर 
उसने किसान” कहानी लिखी' जिसमें पूँजीवाद द्वारा नष्ट किये गये 
किसानों के अभाव-पग्रस्त अंधकारपूर्ण जीवन का चित्र है। 

सन्‌ अस्सी और नव्वे के जमाने के रूसी जीवन के अपने पर्यवेक्षण में 
चेखव ने उस ब्यरोक्रेसी” को भी देखा जो कि जीवन की स्वच्छन्द गति 
को रोकती है और इस प्रकार जारशाही' का अवलम्ब बनी हुई है। वह 
. प्रत्येक प्रकार की नवीनता और प्रगति का विरोधी है। चेख़व ने इसे' 

. केवल नौकरशाही के ही' बीच नहीं लछक्षित किया वरन्‌ जीवन के अभय 

क्षेत्रों में भी इसके पोषकों को देखा। 


आवंष्ठित व्यक्ति 


आवेष्ठित व्यक्ति” में चेख़व ने इसी प्रकार के व्यक्ति का चित्रण 


. किया है। इस कहानी का नायक स्कूल में ग्रीक भाषा का शिक्षक है जो 
कि सरकारी कायदे कानून पर चलने वाला व्यक्ति है और हर प्रकार की 


नवीनता और स्वतंत्रता का कट्टर शत्रु है। वह अपने को बराबर ढेँके 


_ रहता है कि उसे हवा भी न लगने पाए। हर मौसम में वह लम्बे बूट 


है 
0 ॥ 
५४ 
है 
| 
0] 
डर 
हि 
५१ /! 











अन्तोन पाब्लोविच चेखव ४ .. १३७ 


छाता और रूई वाले अँगरखे से आवेष्ठित रहता है। इसी प्रकार उसका 
व्यक्तिगत जीवन भी ढंका हुआ है और दूसरों से छिपा हुआ है। स्कूल के 
बच्चे उससे डरते हैं और उसके दबाव में स्कूल के शिक्षक विद्यार्थियों के 


अंक घटा देते हैं और हल्की शरारतों पर भी' उनको स्कूल से निकाल देते 


हैं। स्कूल के अतिरिक्त वह शहर के लोगों के लिए भी भयानक है। 
उसके कारण लोग जोर से बात करते हुए भी डरते हैं। इस कहानी' के 
द्वारा चेखव ने मानवीय व्यक्तित्व के विकास और स्फ्रण को रोकनेवाले 


 अतिक्रियावादी शासन तथा वातावरण के नष्टकारी प्रभाव का संकेत दिया 


>है। इस कहानी में दूसरे शिक्षक भी हैं जो केवल सकक्‍यलर' के आधार 


पर ही नहीं जीवित रहना चाहते, जो गतिहीनता के विरोधी हैं और 
-जो' नव संचार चाहते हैं। जीवन को बदलना ही होगा--यह कहानी' का 
संकेत है। 


 इओनिच 


इसी वर्य (१८९८) चेखव की कहानी इओनिच' प्रकाशित हुई 
जिसमें रूसी बुद्धिजीवियों की संकीर्ण आराम पसंद जिंदगी का अंकन और 


उसकी आलोचना है। इसमें डाक्टर स्तारत्सेव की करुण कहानी है जो' 


समाज के लिए उपयोगी बनना चाहता है लेकिन धीरे-धीरे आत्मसेवी' बन 


जाता है और उसके आरम्भ के उच्च आदर्श लुप्त हो जाते हैं। 


मिलनसार जीवन के उत्साह और जनता के प्रति प्रेम से पूर्ण, युवक 
डाक्टर प्रान्त के एक छोटे से शहर में आता है। शहर के पास के अस्पताल 


में बह बड़े आत्मत्याग' के साथ काम करता है । किन्तु अधिक समय' तक 


वह ऐसा न बना रह सका। धीरे-धीरे वह स्वयं आत्मसेवी' बन जाता 


*है। अब उसका लक्ष्य समस्त समाज सेवा नहीं वरन्‌ आत्मसेवा है और 


'बैस प्राप्ति मात्र उसके जीवन का उद्देश्य रह जाता है। अब वह समाज 


_औरजनता के बीच बहुत कम दिखाई पड़ता है। अब वह लोगों के यहाँ 


'इसलिए नहीं जाता कि रोगियों की चिकित्सा करे वरन्‌ उन लोगों का घर 
देखकर अपने लिए घर खरीदने की इच्छा से। समाज सेवा के उसके 
स्वप्न अब सदा के लिए लणप्त हो गये। द 





१३८ ...._ रूसी साहित्य का इतिहास 


चेख़व की कहानियों में उसके समकालोनों को केवल पूंजीवाद का 
ही' उद्घाटन न मिला वरन्‌ किसानों की सहकारिता की आशा लगाए हुए 
नरोदनिकी” के श्रम को भी आलोचना दिखाई पड़ी। उसकी कहानियों 
में तोल्स्तोय के बुराई के अविरोध' के थ्विद्धान्त और बुर्जुआई' छोटे. 
कामों के सिद्धान्त” का भी विरोध था। का 
'नरोद्निकी' तोल्स्तोय' तथा बुर्जुआ सिद्धान्तों की आलोचना करते हुए 
भी चेखव के पास अपना कोई जीवन-दर्शन या सामाजिक दर्शन न था जो 
वह अपने देश को दे सकता और जनता को किसी एक निश्चित रास्ते पर 
. चला सकता। क्योंकि वह सामाजिक व्यवस्था के पुननिर्माण के क्रान्तिकारी 
मार्ग से अवगत न था तथा उससे दूर था फिर भी उसकी क्ृतियों में आशा- 
वादिता का सूत्र है। जिसे उसके उज्ज्बछ भविष्य में विश्वास हैं और वह 
जानता है कि महान्‌ रूसी जनता का सर्जनात्मक परिश्रम निकट भविष्य 
में इस देश को पृष्पित उद्यान में परिणत कर देगा। उसकी अन्तिम 
कहानियों में ढुलहिन” रूस के उज्ज्वल भविष्य के विश्वास से ओत-प्रोत 
है। इसमें अभिजात वर्ग की लड़की नाधा का चित्र है जो इस वर्ग की 
परोपजीवी जिन्दगी को छोड़कर भविष्य में विश्वास रखती हुईं संघर्ष के" 
रास्ते पर चल पड़ती है। जीवन का निरीक्षण करते हुए चेख़व के पास' 
अनुभव की प्रभूत सामग्री एकत्रित होती दिखाई दी जिसकी विस्तृत अभि- 
व्यक्ति कहानी की लघु सीमा में ज्यों की त्यों पूरी-प्री संभव न थी। इसी 
से युग' के दम्ठ्ठ और संघर्ष के सजीव अंकन के लिए उसने साहित्य' के एक 
अन्य रूप नाटक को चुना। सन्‌ नव्वे के वर्षों और उचन्चीसवीं शी के 
अन्त में चेखव की नाटकीय प्रतिभा का अपूर्व प्रतिफल देखने को मिलता" 
है। नाटककार के रूप में उसे प्रथम महत्त्वपृणं सफलता चाइका' 
(समुद्री पक्षी), (१८९६) नाटक में मिली। उसके अन्य प्रसिद्ध नाटक 
चाचा वान्या' (१८९७) तीन॑ बहनें (१९०१), चेरी की बगिया 
. (१९०३) हैं। सामान्यतया इन नाठकों में युग का पूरा-पूरा चित्र उतर 
आया है। इन नाटकों में अभिजात वर्ग के बर्जाआ शक्ति के प्रादर्भाव,, 
विचारशीलों की निराशा, जो कि बड़ी-बड़ी योजनाएँ बनाते हैं किन्तु 











डे हा म्क 
कल की 
5 मम पक 





अन्तोन पाब्लोविच चेखव 5 श३९ 


प्रतिक्रिपावादी प्रवुतियों से प्रसृत बाधाओं के सामने सिर झुका देते हैं 
और युवकों की आशावादिता का बड़ा सांकेतिक अभिव्यंजन हुआ है। 


चेरी की बगिया' चेख्व की नाटकीय कछा का उच्चतम विदंशन 
है। इसकी मल कथावस्तु अभिजात वर्ग और उसकी संस्कृति का हास' 
है। पजीवाद के विकास के साथ-साथ अभिजात वर्ग की जायदाद धीरे- 
धीरे नष्ट हो रही है और बड़े-बड़े व्यापारियों और कारोबारियों के 


हाथ में आ रही है। अभिजात वर्ग रंग-मंच से हट रहा है और बुजुआ 


दक्ति उसकी स्थानापन्न होकर कार्यशीलता के प्रांगग में आ रही है। यही 
इस नाटक का ऐतिहासिक, सामाजिक पक्ष है। इस नाटक का व्यक्तिगत 


पक्ष यह है कि रानेस्कया और गायेव को जमींदारी में चेरी की बगिया है। 
अभिजात वर्ग के इन व्यक्तियों की जमींदारी की दशा बड़ी शोचतीय है। 
.. जायदाद कर्ज से छूदी है और यदि इसका ब्याज न दिया गया तो जायदाद 
नीलाम कर दी जायगी। इस परिवार का मित्र व्यापारी लोपाखिन इस 
परिवार को उद्धार का रास्ता बताता है कि इस जमीन को टुकड़ों में 


बांटकर किराए पर उठा दो । इससे कर्जा भी चुकता हो जायगा और 


आमदनी भी होगी। लोपाशिन की सलाह अच्छी है, लेकिन पुरानी 


भावनाओं से ग्रस्त रानेस्कया और गायेव सहमत नहीं होते । वे कहते हैं 
कि सारे इलाके में चेरी! की बगिया प्रसिद्ध है और स्थान की सुन्दरता का 


कारण है। अन्त में बगिया नीलाम हो जाती है और उस लोपाखिन के हाथ 


में आ जाती है जिसके पूृर्वज इसी अभिजात परिवार के दास कृषक थे । 
वह इस बगिया को काट कर' मकान बनायेगा जिससे कि पूंजी तथा 
दक्ति भी. बढ़ेगी । नाटक का अंत इस दृश्य से होता है कि एक ओर तो 
परिवार इस जायदाद को छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा है और 


उधर चेरी के पेड़ों के काटे जाने की आवाज सुनाई पड़ रही है । चेरी” 


की' बगिया अभिजात वर्ग का प्रतीक है । इधर अभिजात वर्ग सामा- 


. जिक रंगमंच से हट रहा है और उधर चेरी की बगिया कट - 
रही है। 


यह नाटक समाजशास्त्र के सिद्धान्तों का प्रक्‍त्तेन नहीं है वरन्‌ यहूं 


के. है 








१४० रूसी साहित्य का इतिहास 


'घरेल तथा पारिवारिक जीवन का व्यक्तिगत नाटक है जिसके बीच से 
यह तथ्य अपने आप प्रस्फूटित होते हैं। इसके पात्र अत्यन्त सजीव हैं। 
उनकी अपनी व्यक्तिगत विशिष्टताएं है और उनमें मानव सुलभ सभी 
भावनाएं हैं । द 
गायेव बातूनी है और उसमें क्मंशीलता नहीं है। वह हमेशा यही' 
सोचता है कि कितना अच्छा होता यदि कहीं से' विरासत मिल जाती । 
“कितना अच्छा होता यदि आन्या की शादी किसी अमीर से हो जाती । 
ह उसकी बहन स्नेव्स्कया का चरित्र अत्यन्त भावुक है। उसका पुत्र 
'इसी' जमींदारी के तालाब में खेलता हुआ डूब गया। बाद में पति की भी. 
मृत्यु हो गई। पुत्र और पति को खोकर शोक विह्वला यह नारी पेरिस' चली 
'जाती है और वहाँ एक व्यक्ति से प्रेम करने लगती है और वह भी अंत 
में उसे धोखा देता है। सब ओर से ढु:खी यह नारी अब अपने जीवन के 
अंतिम दिन बिताने स्वदेश छौठती' है। इस जायदाद का एक स्थान उसके 
“लिए अनेक स्मृतियों से समन्वित है। यहीं उसका बचपन बीता और 
यहीं उसके पुत्र की मृत्यु हुई। अनेक स्मृतियों में लिपटी हुई चेरी की बगिया 
'को छोड़ने में इन लोगों को बड़ा कष्ट हो रहा है। चेखव' ने इस मानवीय' 
पक्ष का बड़ा ही स्वाभाविक एवं भावपूर्ण अंकन किया है । अभिजात 
_ वर्ग का यह परिवार बुरा नहीं है। उसमें दया, कृपा सब कुछ है। केवल 


... यह कार्यकुशल और कमंठ नहीं है। 





हि लोपाखिन इन लोगों से सवंथा' भिन्न है । लोपाखिन के पू्व॑ंज इसी 
. “परिवार के दास कृषक थे जो अपने परिश्रम से ही अपनी' मुक्ति प्राप्त 

कर सके हैं। लोगाखिन इसी परिश्रम और शक्ति का मूत्त रूप है । 
वह बिना काम के रह ही नहीं सकता । व्यापारी होने के कारण वह हर 
चीज का हिसाब-किताब जोड़कर उस काम में लगता है। चेरी की 
बगिया वह इसलिए नहीं खरीदता कि वह बड़ी सुन्दर है वरन्‌ इसलिए 
. “'किवह आमदनी बढ़ाने का जरिया है । वह इस बगिया के भूतपूर्व 
. मालिकों के चले जाने तक भी नहीं रुकता और पेड़ों को कटाना शुरू कर _ 
. देता है! लोपाखिन नयी बढ़ती हुई सामाजिक शक्ति का प्रतीक है । 





अन्तोन पाब्लोविच चेखव ः १४९ 


फिर भी चेखव की सहानुभूति लछोपाखिन के प्रति नहीं है । 

चेखव की सहानुभूति युवक पात्र चफीमोव और आध्या के साथ है,.. 
जो चेरी की बगिया को प्राचीन रूढ़िग्रस्त समाप्तप्राय जीवन की प्रतीक 
मानते हैं और जो उसे छोड़कर इसके बंधनों से' अपने को मुक्त कर बड़े 
उत्साह के साथ जीवन के नये मार्ग पर चलना चाहंते हैं। इसी से चेखव' 
ने लोपाखिन को सच्चे नायक के रूप में नहीं प्रस्तुत किया । नाटक 
का सच्चा नायक प्रयत्नशील, परिश्रमशील, नये जीवन का नया राही 
युवक वर्ग है जिसके प्रतिनिधि त्रफीनोव और आण्या हैं। यद्यवि नाटक में 
इनकी अभिष्यक्ति कुछ धुँधली ही हुई है । 

त्रफीनोव और आप्या अतीत की' ओर न देखकर भविष्य की ओर. 

न्‍न्मुख और प्रयत्नशील हैं । उनमें परिश्रम का संकल्प है। असीमः 

उत्साह है और उज्ज्वल भविष्य का दृढ़ विश्वास है। 


त्रफोनोव तथा आन्या की यह आशावादिता स्वतः चेखव की आशा- 


के _बादिता है जिसकी झलक उसकी अनेक क्ृतियों में मिलती है। प्रति- 


. 'क्रियां के अंधकार के बीच चेख़व की अपने देश के प्रकाशमान उज्ज्वल 


.. भविष्य के विश्वास से आछोकित कृतियाँ अनेक हृदयों को आशा 





. और उत्साह से दीप्त करती रहीं । 

... चेखव को बहुत पहले तपेदिक हो गया था । सन्‌ नव्वे के अन्त में 

उसकी बीमारी बढ़ गई और उसे याल्ता जाना पड़ा । १९०४ में उसकी 

मृत्य हो गयी। 

. रूसी साहित्य के इतिहास में चेखव' आलोचनात्मक यथार्थवाद का बहुत 

बड़ा प्रतिनिधि माना जाता है। उसका नाम रूसी साहित्य के अध्यत्तम 

. लेखकों-पुश्किन, गोगल, लेरमण्तोव, तुर्गेनेव, तोलस्तोय-के,साथ बड़े आदर 
... के साथ लिया जाता है। वर्नडंशा ने चेखव के बारे में लिखा कि योरोपीय 

नाटककारों के नक्षत्र मंडल में चेखव अत्यम्त प्रकाशमान तारे के सदश 
चमक रहा है । 











































. काल के रूसी साहित्य में विश्व ख्याति के कई बड़े लेखक देखने को मिलते 


२७. उन्नीसंवीं शती का अच्त और बीसवीं का आरम्भ 


उन्नीसवीं शती के सन्‌ नब्बे के ज़माने को लेनिन ने रूसी स्वातस्त्य 


आन्दोलन के तृतीय (प्रोलितारियत) युग का आरम्भ काल कहा है। 
इस समय देश में बिखरी हुई अलग-अछग' प्रगतिशील पार्टियों को ए 

में मिलाकर रूसी सोशल डिमोक्रेटिक मजदूर पार्टी की स्थापना हुई (जो 
बाद में कम्पूनिस्ट पार्टी के नाम से विख्यात हुई)ओऔर जिसने आगे चल 
कर बीसवीं शताब्दी में, अक्तूबर १९१७ में, सफल कान्ति कौ और 
“जिसके फलस्वरूप देश में सोवियत समाजवादी शासन की' स्थापना हुई। 


समाजवादी सोवियत शासन के साथ ही समाजवादी संस्कृति और 


'समाजवादी' साहित्य का भी विकास शुरू हुआ । 


बीसवीं शताब्दी की अक्तूबर समाजवादी क्रान्ति. द्वारा जिस 


प्रोलितारियत या सर्वहारा वर्ग के शासन, साहित्य और संस्कृति: का 
सोवियत संघ में सूत्रपात हुआ उस स्वहारा वर्ग का प्रा्र्भावे उन्नीसवीं 


शती के अच्त में ही हो गया था। इस नये वर्ग के प्रादूर्भाव और पोषण में 


उन्नीसवीं शती के साहित्य का बहुत बड़ा हाथ है और इसका श्रेय इस 
शती की यथार्थवादी और मानवतावादी' परंपरा को देना चाहिए 
जीवन का यथार्थ अंकन, देश की जनता की सेवा, स्वतन्त्रता और प्र॒जा- 
. तंत्रवाद का प्रचार और उच्च कलात्मकता, उन्नीसवीं शती के रूसी 
. “साहित्य की विशेषताएं हैं। इस युग में बहुत से उच्च कोटि के मानवता- 
.  बादी लेखक हुए जो अपने वर्ग के संकीर्ण हितों से ऊपर उठे, जिन्होंने अपने 
. समय की सामाजिक ब्राइयों की कहूई खोली---जिन्होंने जनसेवा की 
_ अभिलछाषा से जेल, निर्वासन, गरीबी, निराशा और मत्य तक को 
अपनाया । 


उन्नीसवीं शती के अम्त और बीसवीं शती के आरम्भ के इस संकराच्ति- : 








. उन्‍्नीसवीं शती का अन्त और बौसवी का आरम्भ. शडे३ 


हैं और कई प्रवृत्तियाँ लक्षित होती हैं। आलोचनात्मक यथार्थवाद और 


प्रतीकवाद की प्रवृत्तियाँ विशेष रूप से' उल्लेखनीय हैं। इस्हीं वर्षों में 
तोल्स्तोय और चेखव जैसे उच्च कलाकारों की प्रतिभा का विकास 
हुआ और प्रगतिशील पाठंकों के बीच मामित सिर्विर्याक, कारोल्येंको, 


बैरेसायेव, कुप्रिन, अच्द्रेयेच, बुनिन आदि प्रसिद्ध छेखकों की क्ृतियों को 
लोकप्रियता प्राप्त हुईै। ये लेखक आलोचनात्मक यथार्थवाद के बहुत बड़े _ 


 अतिनिधि हैं और इनमें से कुछ थोड़े समय तक प्रगतिशील भी थे । 


आलोचनात्मक यथार्थवाद के इन प्रतिनिधियों की सर्जना के प्रगत्ति- 
शील महत्त्व को स्वीकार करते हुए भी यह कहना आवश्यक है कि ये लेखक 
 शथार्थता का गंभीर और व्यापक विश्लेषण करते-करते रुक गये और आगे 
न बढ़ सके । इन लेखकों ने जीवन का विश्लेषण तो प्रस्तुत किया किन्तु 
. उन प्रश्नों और समस्याओं का उत्तर न दिया जिनको कि युग और जीवन 


.. अस्तुत कर रहा था। इन्होंने रूसी मजदूर वर्ग के कार्यकलाप की क्राध्ति- 


. कारिता नहीं दिखाई और न ये उस दयनीय स्थिति से छुटकारे का कोई 
रास्ता ही दिखा सके , जिसमें कि रूसी जनता अक्तूबर क्रान्ति के पहले तक 
पड़ी रही । 


आलोचनात्मक यथाथवाद के समान ही प्रतीकवाद भी इस 


संक्रान्तिकाल की विशेष प्रवति थी। प्रतीकवाद यथार्थवाद से' विमख था 
और इसके लेखक व्यक्तिवादिता, रहस्यवादिता और श॒द्ध कला के पक्ष- 


पाती थे। आगे चलकर इस प्रवत्ति के दो प्रमुख लेखक ब्रचुसोव और ब्लाक 


इससे अरहूग हो गए और उन्होंने अक्तूबर क्रांति का स्वागत किया। 
फिर-भी आलोचनात्मक यथार्थवाद और प्रतीकवाद जन-जीवन की 


. अमख धारा से तटठस्थ ही रहा। प्रतीकवाद ने यृग की हलचल और जीवन 

. के संघर्ष से आँख मँद ली और आलोचनात्मक यथार्थवाद इनके बीच 

.. दूर तक न देख सका और न समझ सका कि जनता का यह ऋात्तिकारी 
आँदोलन १९०५ में सारे देश को हिला देगा और १९१७ में विजयी होगा। 

. फलत:ः इन साहित्यकारों से न तो युग के ज्वलत प्रश्नों का ही उत्तर दिया जा _ 


. सका, न जन-जीवन को ही पथ-प्रदर्शंत मिल्ल सका । 





3 52554: 3333 235 पल सह + जे 3 आम कक 



























































































हक कब अर 2 अत पक. अर मर 





१४४ रूसी साहित्य का इतिहास 


यह काम मैक्सिम गोर्की ने किया । उसने युग की आवश्यकताओं 
को समझा और साहित्य को क्रान्तिकारी गतिविधि प्रदान की । उसने 
लिखा कि हमारे चारों ओर जीवन में खलठबलाहट है। नयी भावनाएं: 
जग रही हैं, नयी साहसपूर्ण मांगे सामने आ रही हैं, तये मनुष्य का जन्म 
हो रहा--यह नया मनुष्य जीवन और आत्मा के अत्यध्त महत्त्वपूर्ण 
प्रश्नों का जवाब मांगता है। यह जानना चाहता है कि सत्य और न्याय: 
कहाँ है, कहाँ दोस्त मिलेंगे और कौन दृश्मन है ।' 

मैक्सिम गोर्की .ने इस नये मतृष्य का पक्ष लिया और वाद्यार्थता 
या तटस्थता का ढोंग न रच कर बताया कि कहाँ दोस्त मिलेंगे और 
कौन दृश्मन है। उसने नयी माँगों को समझा और फलूत: साहित्य के नये 
कतंव्याकतंव्य का प्रतिपादन किया । उसने साहित्य को इस नये मनुष्य 
को काम्तिकारी' प्रोलितारियत की आवश्यकताओं और आकाॉँक्षाओं का 
अभिव्यंजक ही न बताया वरन्‌ उसे इसका पथप्रदर्शक भी बना दिया। उसने 
शुद्ध कछा या तटस्थ साहित्य” को अस्वीकार कर साहित्य. को सर्वहारा 
वर्ग का समर्थक बना दिया और समाजवादी संस्कृति का निर्माण तथा 
पोषण साहित्य' का लक्ष्य बताया । 

इस काम में उसे लेनिन से बड़ी प्रेरणा मिली । इस क्षेत्र में केनिन' 
के लेख पार्टीवादी संगठन और पार्टीवादी साहित्य ” का बड़ा प्रभाव और. 
महत्त्व है। इस लेख में लेनिन ने प्रोलितारियत साहित्य के प्रति कम्यूनिस्टः 
पार्टी का रुख निश्चित कर दिया और साहित्य' को जनता के हित के साथ 
संबंधित और समच्वित कर दिया। उसने वर्ग विभकत समाज में शुद्ध कला: 
के सिद्धान्त” को असंभव ठहराते हुए लिखा कि समाज में रहते हुए समाज 
से स्वतन्त्र हो जाना असंभव है । इसलिए उसने साहित्य. और कला को” 
प्रोलितारियत द्वारा कम्यूनिज्म की स्थापना के लिए छेड़े गये संग्राम के 
सामान्य लक्ष्य का एक अंग बताया और फलतः: साहित्य में क्राध्तिकारी 
दृष्टिकोण से सामाजिक, राजनीतिक घटनाओं के मूल्याँकन की माँग की |, 
उसने लिखा कि साहित्य को अवश्यमेव पार्टीवादी होना चाहिए 


फलतः अक्तूबर क्रान्ति के ब्राद जब देश में सोवियत शासन की: 





उन्‍नीसवीं शती का अन्त और बीसवीं का आरम्भ श्ड्णू 





32352 22220 27233 


“5 


स्थापना हुई और शासन सूत्र कम्यूनिस्ट पार्टी के हाथ में आ गया तो इस 
नये यूग में रूसी साहित्य के निर्माण और विकास को अपूर्व अवसर मिला 
और वह सर्वंथा नयी दिल्ला की ओर प्रवृत्त हुआ । अक्तूबर क्रांन्ति के बाद 
का रूसी साहित्य सोवियत साहित्य कहलाता है जिसका संस्थापक मैक्सिम 
गोर्की है और जिसका मूल प्रेरक लेनिन है, जिसका रूप पार्टीवादी है, जो 
प्रोलितारियतीय समाजवादी संस्क्रति का पोषक है और जो कम्यूनिस्ट.....ः 
पार्टी के निर्देशन में समाजवाद के निर्माण के बीच निरमित हुआ है। आगे. 
के पृष्ठों में इसी सोवियत साहित्य” की रूपरेखा प्रस्तुत की जायगी । 





कु 33 33533 33333: 3 


साा0 अलावा अकाल त०---]कमआ..", कि 





१. मैक्सिम गोर्की 
जीवन 


अक्तूबर क्रांति के साथ रूसी साहित्य ने जो समाजवादी पथ अपनाया 
उस पर मैक्सिम गोर्की प्रकाश-स्तम्भ के समान स्थित है। कलात्मक क्षेत्र 
में मैक्सिम गोकी सर्वहारा-साहित्य का प्रस्थापक और समाजवादी 
यथार्थवादित्ता का कछाकार तथा व्याख्याता माना जाता है। कांतिकारी 
आंदोलन तथा गोर्की ने एक दूसरे को विकसित तथा पुष्ट किया। अतएवं 


सोवियत साहित्य के उल्लेख के आरम्भ में मेक्सिम गोर्की के जीवन 


और उसके साहित्य का उल्लेख अत्यावश्यक है। 


आविभाोवकात्न की परिस्थिति 

.... उच्नीसवीं शती के अंत में गोर्की का निर्माण या गठन होता है और 
यही समय है जब कि स्वाधीनता या स्वतंत्रता आंदोलन का नया युग शुरू 

होता है जिसमें मज़दूर वर्ग सबसे आगे हैं। इस संबंध में सन्‌ १९१४ में 
लेनिन ने लिखा कि? रूसी स्वाधीनता आंदोलन की तीन मंजिल हैं जो 
. कि रूसी समाज के तीन मृ रुय वर्गों के अनुरूप हैं। इन वर्गों की इस आन्दो- 
लन' प्र अपनी छाप है 
(१) सन्‌ १८२५ से १८६१ तक--दरबारी युग । 
(२) १८६१-१८९५ तक--बुर्जूआ डिमोक्रेटिक युग । 


(३) १८९५-वर्तमान समय तक-सर्वहारा या प्रोलितारियत्‌ युग ।_ 
द १८८४ से १८९४ के समय को लेनिन रूस में कांतिकारी माक्सवादी 
सिद्धात्त की रचना का यूग मानता है और १८९४ से १८९८ के समय को 


जनव्यापी क्रांतिकारी आष्दोलन में इन सिद्धान्तों के समावेश का समय 
समझता है । 


. )रूस्कया सावेत्स्कया लितेरातूरा, ल० इ० तिमोफेयेव पृ० २८ । 





| हे 

है कक 

है] 

ः हे 

| । डर 

| 
कक !। 
हि ! रू 

। 

| 

| | 
छा 
पा 

| ५ 

4 | 
का 

हा 
््। 
ता 
5] 

हि 


चूस उनपसाअजत 


आप सक सत: सलरन 5 लतआतपपसलसक पर नमक पक 
39223 25% कट 28 





कह अप जप जरा 








श्प० रूंसी साहित्य का इतिहास 


१८७५ में मज़दूरों का दक्खिनी रूसी संघ स्थापित होता है। १८७८ 
में पीतरबूर्ग में रूसी मजदूरों का उत्तरी संघ ' बनाया जाता है। १८८३ 
में प्लेखानोव ने जेगेवा में श्रम की स्वाधीनता' की स्थापना की । सन्‌. 
की १८९० के आसपास मास्को तथा अन्य नगरों में मजदूरों के विभिन्न क्रांति- _ 
2 ले. कारी. संगठन बन जाते हैं। १८९३ में लेनिन पीतरबूर्ग आता है और 
कं असंख्य क्रांतिकारी समुदायों को एक में मिलाकर १८५९५ में “मज़दूर वर्ग 
ः की स्वाधीनता युद्ध का संघ” की रचना करता है। १८९८ में “रूसी- 
७... सोशल-डिमोक्रेटिक मज़दूर पार्टी” का प्रथम अधिवेशन होता है । 
|... दिसम्बर १९०० में लेनिन विदेश के प्रसिद्ध पत्र चिनगारी” (इस्क्रा) 
|. |. का प्रकाशन करता है जिसका क्रांतिकारी आंदोलन के संगठन में बड़ा... 
|... हाथ रहा है। जुलाई १९०३ के रूसी-सोशलू-डिमोक्रेटिक पार्टी के द्वितीय 
पल की अधिवेशन (ब्रुपरेल्स-लंदन) ने श्रमिक क्रांतिवादी ऑँदोलन' में माक्संवाद 
पं को और भी दृढ़ बनाया और पार्टी के अधिनियम और कार्यक्रम को निरिचत 
शी |... कया। 
दर .. इस प्रकार माक्संवाद से सुसज्जित और सम्नद्ध मजदूर या श्रमिक वर्ग. 
स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे आगे आया, जिसने लेनिन तथा' स्तालिन के 
। नेतृत्व में इस आंदोलन का रूप ही' बदल दिया और उसे नयी दिशा की 
ओर उच्मुख किया । देश में अब हड़तालों की लहरें उठने छगीं जिससे 
शासन काँप उठा और जिससे प्रोलितारियत्‌ या स्वहारा की बढ़ती हुई. 
शक्ति का पद्चिय मिला। इन हड़तालों में छाखों मज़दूरों ने शामिल 
. होकर अपनी दृढ़ता और एकता का प्रदर्शन किया । द 





बैक स्मरा२९2२०5 2७४३3 पमक+ पे चक्कर प के टला प-3 3 समा पक" हटटप लीपिएएग पटल पयता अत डयक्‍का पतन 


. सन्‌ १९०० से कांतिकारी आंदोलन का नया रूप समने आया जो 
सशस्त्र विद्रोह का रूप था। १९०१ में पीतरबुर्ग के अबखोवस्की 
कारखाने में पहली मई की मजदूरों की हड़ताल में सिपाहियों का रास्त्रों . 
.. के साथ मुक़ाबिछा किया गया । क्रांतिकारी विचार तथा आंदोलन अब 

फौज तथा नौसेना में भी फैलने छगा । १९०५ की कांति ने सारे देश' 
को हिला दिया। क्रांतिकारी आंदोलन की व्यापकता का आभास या अंदाज 
इसी से मिल सकता है कि इस क्रांति की प्राजय के बाद जो दमन-चक्र 


कं 


7 


फल कक कल मम 


० 200:-2- 72७ 5०2:20-2%2252:% “75222: 


५.5 
न 











मेक्सिम गोर्को हि श्प्श्‌ 
चला उसमें आंदोलन में भाग लेने के अपराध में तीन लाख व्यक्ति 
पिसे, फिर भी क्रांतिकारी-आंदोलन नष्ट न हुआ और निरंकुश शासन के 
अत्याचारों को झेलते हुए मजदूर या सवंहारा वर्ग मज़बूत तथा सुदृढ़ 
होकर सामने आया । इसने स्पष्टतया प्रदर्शित कर दिया कि वह प्राचीन 
व्यवस्था को मिटाने तथा शासन की बागडोर अपने हाथ में ले लेने में 
पूर्णतया सक्षम तथा समर्थ है। आगे चलकर लेनिन ने इसी स्वंहारा वर्ग 
को संगठित कर जारशाही का तख्ता उलट दिया और देश में सोवियत 
शासन की स्थापना की । 


जन्म, बचपन तथा जवानी 
स्वाधीनता आंदोलन के नये यूग का यह अत्यप्त संक्षिप्त चित्र है 


. जो कि सन्‌ नब्बे (१८९०) से शुरू होता है। इसी समय अलेक्सेइ मेक्‍्सी- 


मोविच गोर्की का कार्यक्षेत्र में प्रवेश होता है। अलेक्सेइ मेक्‍्सीमोविच 


.. षेइकोव (मैक्सिम गोकी ) का जन्म १६ (२८) मार्च सन्‌ १८६८ में निज्ती 


नोवोगोरद में हुआ | उसके जम्म के चार वर्ष बाद ही उसके पिता की हैज़े 


से मृत्यु हो गई और उसकी माँ (वारवरा वसील्येव्ना) अपने पिता के. 


परिवार में रहने चली गयी जहाँ रंगसाजी का काम होता था । 
गोर्की की मां परिवार में बहुत कम रही, गोकी का पालन-पोषण 
प्रधानतया उसकी नानी अकुलीना इवानोव्ना कशीरीना ने किया । यह 
बृद्धिमती तथा अत्यन्त सदय थी | इसका रूसी भाषा पर बड़ा अच्छा अधिकार 
था। यह बहुत सी कथाएं और गीत जानती थीं और शिक्षु गोर्की 
को यह कथाएं तथा गीत सुनाया करती थी । 
- गोर्की का बचपन बड़ा कष्टपूर्ण बीता । उसे ठीक शिक्षा भी न मिल 
. सकी क्‍योंकि नाना का परिवार निर्धन हो गया था। उसे स्कूल से तीसरे 
. दर्जे से ही हटा लिया गया। बचपन में उसे सभी प्रकार के काम करने 
पड़े । परिवार की सहायता करने के लिए वह दरवाज़े-दरवाज़े चिथड़े 


 कागज़, रद्दी आदि इकट्ठा किया करता था और उसे दो चार पसों में बेंच ._ 


दिया करता था। एक बार काम करते हुए उसके हाथ भी जल गये । 


यह एक ड्राफ्ट्स मैन' के यहाँ भी शिक्षा पाने के लिए भेजा गया कितु वहाँ 


कक जप कक आर कर का 2 अं: 523 


हक उंडकससरकरडल परम कर पथ 42245: 32 22227975::2: 75 





३५ 





१५२ क्‍ . रूसी साहित्य का इतिहास 


उसे बराबर बतंन धोने पड़ते थे और फ़श साफ़ करनी पड़ती थी। गोर्की 
यहाँ से' भाग गया । हे 
यहाँ से भाग कर वह घर न गया और बोल्गा नदी पर बोझा' ढोने 

वालों की सहायता करने लगा । इस समय उसकी उम्र कुल ग्यारह वर्ष _ 

..._ की थी। उसने एक स्टीमर पर नौकरी कर ली जहाँ सुबह से शाम तक - 

द उसे बतंन धोने पड़ते थे । इस त्तरह उसका बचपन बीत गया और वह 

यह न जान पाया कि बचपन कैसा होता है।' अब जनता के बीच” उसके 

जीवन का आरम्भ हुआ। ह 

कई वर्षों तक गोर्की एक जगह से दूसरी जगह घृमता-भटकता रहा. 

और हर पेशे का काम करता रहा। उसने नानबाई की नौकरी की, 

रेल पर सामान तौलता रहा तथा रात का पहरेदार बना |. निज्नी से वह . 

ह कज़ान पहुंचा और कज़ान से कैस्पियन सागर के तट पर मछली पकड़ने 

आय वालों के बीच जा पहुंचा । फिर भी वह बराबर पढ़ता रहा और परिश्रम 

द्वारा लिखने पढ़ने में पूर्ण पटु हो गया | ऐसे कठिन जीवन के बीच गोर्की _ 

के का चरित्र दृढ़ हुआ, उसका अनुभव बढ़ा और जनता के साथ उसका संबंध 
03 घनिष्ठता से जुड़ा । 

साहित्यिक काय-कलाप की तैयारी 


नानी के गीतों और कथाओं से गोर्की के हृदय' में कछात्मकता का बीज 
अंकुरित हुआ । फिर स्टीमर पर बतेन धोने की नौकरी करते समय जब 
. उसका परिचय स्टीमर के रसोइये से हुआ तो यह उसके विकास का दूसरा 
महत्त्वपूर्ण क्षण सिद्ध हुआ क्योंकि इस रसोइये (स्मूरी) को पढ़ने का... 
व्यसन था और वह गोर्की से जोर-जोर से पढ़वा कर सुनता था। इस 
... रसोइये का सन्दूक मानों एक छोटा सा पुस्तकालय था जिसमें गोकी को. 
... गोगल, नेक्रासोव, ग्लेब उस्प्येन्सकी आदि की पुस्तकें पढ़ने को मिलीं । 
.. १८८४ में कजान में आकर वह ब॒ृद्धिजीवियों तथा तरुण क्रान्तिकारियों 
. के सम्पर्क में आया और उसका गम्भीर क्रान्तिकारी साहित्य से परिचय 
... हुआ | गोर्की ने इसे समय' माक्स का ग्रंथ पूँजी” (कपिताल) पढ़ा। 
.. इस समय वह बड़े परिश्रम के साथ आत्म-शिक्षण में लगा और उसने रूस 











२०3 नल लए ह 


२.3० अलनसलमासस>+-स 





























सैक्सिस गोकों के ले १५३ 


तथा विदेशी क्लासिक पढ़े। १८८९ तक वह इतना पढ़ गया था कि इस 


. सन्‌ में वह निज्ती नगर आकर एक वकील का मुँगी बन गया। इसी समय 


“उसका साहित्यिक कार्यकछाप शुरू हुआ । उसने एक बड़ी कविता 

( आख्यानक ) पुराने वृक्ष का गीत लिखी और बहुत सी दूसरी 
'कविताएं रचीं । द 

गोकी ने यह बड़ी कविता कोरोल्येन्कों को दिखलाई 
'कोरोल्येब्की की आलोचना इतनी तीखी थी कि गोर्की ने आगे न 
लिखने का निश्चय कर लिया और सचमुच दो साल तक उसने कुछ 
'न लिखा । 

१८९१ में गोर्की ने रूस की पहली लम्बी यात्रा पूरी की । इसमें 
वह वोल्गा, डान, यूक्रेन, बेसारेबिया, अदेसा, क्रीम, कुबान आदि की 
: “पैदल यात्रा करते हुए तिफ्लिस तक पहुंचा । रास्ते में किसी . किसान 

के यहाँ काम करते हुए या बोझा ढोनेवाले का काम करते हुए वह 


.. बराबर आगे चलता गया। इस यात्रा ने गोर्की को अमूल्य सर्जनात्मक 


... सामग्री प्रदान की। मकार चुद्रा', च्येलकश', बुढ़िया इजरग्रिल” आदि 
गोर्की की कृतियाँ इसी यात्रा के अनृभवों पर आधारित हैं । इस यात्रा ने 

उसे देश से, किसानों की जिन्दगी से, शहर के मजदू र, आवारा तथा भिख- 

मंगों, सभी से अच्छी तरह परिचित करा दिया । 

गोर्की के बचपन?, जनता के बीच), 'मेरे,विश्वविद्यालयः का 

 आत्मकथात्मक महत्त्व द 


गोर्की का व्यक्तित्व अब परिपुष्ट हो गया था। गोर्की ने अपने शेशव 


तथा जवानी की जो त्रयी” कथा लिखी है वह उसकी महत्त्वपूर्ण रचनाओं 
में मानी जाती है। उसकी इन कृतियों-बचपन (१९१२ में लिखित ) 
“जनता के बीच! (१९१४-१९१५), 'मेरे विश्वविद्यालय” (१९२३) 


का आत्मकथात्मक महत्त्व है। इन कथाओं से पता चलता है कि तरुण . 


गोर्की का किस प्रकार निर्माण हुआ तथा उसके विचारों तथा आदशों 
ने उसे किस ओर प्रेरित किया, उसने इनमें न केवल अपने 


 अचपन की ही तस्वीर खींची है वरन्‌ उन्नीसवीं शती के अन्त के 





3 कपलभापमकय 2 न जल 























१५४ रूसी साहित्य का इतिहास _ 


रूसी जीवन का व्यापक चित्र भी प्रस्तुत किया है जिसमें रूसी जनता 
के अनेक रोचक रूप एवं पक्ष अंकित किये गये हैं । द 
रूसी साहित्य में शैशव से संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण कलाकृतियाँ 
हैं और यह सभी ऐसे शैेशव का चित्रण करती हैं जिसे सर्वेसामान्य 
दैशव” कहा जा सकता है, जहाँ शिक्षु प्रेमपूर्ण परिवार में बड़ा होता है, 
जहाँ उसकी शिशु आत्मा का क्रमिक विकास होता है, जहाँ उसके 


मानवीय चरित्र का निर्माण होता है और जिसकी याद छोग बाद 


में बड़ी कोमलछता के साथ किया करते हैं। गोर्की शैशव' के संस्मरण 
के रूप में ऐसी सर्वंथा' नयी' विषय वस्तु को प्रस्तुत करता है जिसमें 
सामाजिक जीवन की ऐसी परिस्थितियों का चित्रण किया गया है. 
जिसमें निम्न सामाजिक स्तर के बच्चों का बचयन बीतता है, जो 
निर्धनता के बीच बड़े होते हैं और जहाँ उनकी अच्छी-अच्छी अभि- 
रुचियों का दम घुट जाता है । द 

कितु इसके साथ ही इन आत्मचरितात्मक कथाओं का मूल 
आधारभूत वस्तु-विषय' गोर्की का व्यक्ति में विश्वास है--इस बात 
का विश्वास कि रूसी व्यक्ति आनम्दमय या खुशहाल जीवन के रास्ते: 
की जितनी रुकावट और कठिनाइयाँ हैं उनको दूर हटाने में पूर्णतयाः 
सक्षम है ।' उसने बचपन' में लिखा) : 


रूसी जीवन की इन वीभत्स्ताओं तथा कुरूपताओं की याद क्‍ 


. करता हुआ मैं हर क्षण अपने से' पूछता हूँ कि क्‍या इनकी चर्चा 
करने से कोई लाभ है ? और बड़े विश्वास के साथ जवाब देता हूँ. 


कि हाँ, लाभ है ।--यह वह सत्य है कि जिसको उसकी तह या जड़ 


. तक जानना अनिवार्य है, जिससे कि उसे स्मृति से, मनुष्य की आत्मा से, .. 


ओर अपनी दूःखद तथा शमंनाक ज़िन्दगी से जड़ से उखाड़ कर फेंक दे + 
“एक दूसरा कारण भी है जिसने मुझे इन कुरूपताओं के चित्रण 


के लिए बाध्य किया, यद्यवि ये कुरूपताएं अरुचिकर हैं और हमारा 





. “रुस्कया सवेत्स्कया लितेरातूरा ले० तिमोफेयेव, पृ० ३२ । 

















भा आ लि आम 


मैक्सिम गोकी... .. रृप 


दम घोट रही हैं--फिर भी रूसी व्यक्ति की आत्मा इतनी' स्वस्थ 
तथा जवान है कि वह इन पर विजय पा रहा है और इन पर विजय 
पाएगा । 

इन तीनों कथाओं के बीच अल्योशा (अलेक्सेइ) का चरित्र 
प्रस्तुत किया गया है जो वास्तव में गोर्की ही है। कशीरिन परिवार 
में जीवन, स्टीमर पर काम, नानबाई की नौकरी, वोल्गा की यात्रा 


किसानों के बीच क्रांतिकारी कार्य, तरुण गोर्की के जीवन के यह सभी 


महत्वपर्ण क्षण इन कथाओं में चित्रित हैं । अल्योशा के माध्यम से 
गोर्की रूसी जीवन की विशिष्टता प्रदर्शित करने वाले विभिन्न लोगों 
तथा विभिन्न घटनाओं का चित्रण करता है। कितु लोगों तथा घटनाओं 
का जो मूल्यांकन किया गया है वह अल्योशा का ही दृष्टिकोग है । 


.. उसकी मुख्य विशिष्टताएं हैं--न्यायश्रियता, अत्याचारी के प्रति घृणा, 
. आत्मविकास के लिए अथक परिश्रम तथा सूक्ष्म पर्यवेक्षण शक्ति । 


साहित्य. की महत्ता, विशेषतया रूसी साहित्य, का महत्तव यह 


.... इन आत्मकथाओं के मूल भूत विषय-वस्तुओं में से एक है । गोर्की 
. यह चित्रित करता है कि अल्योशा को साहित्य में वह आत्मिक शक्ति 


मिलती है जिससे कि वह पशुता के विरुद्ध व्यक्ति में अपना विश्वास 


घोषित करता है, शांति प्राप्त करता है, और अपने चारों ओर के _ 
. लोगों को ऊपर उठाता है। 


सन्‌ नब्बे (१८९०) के रूसी जीवन की हीनता का जो. चित्र 
गोर्की कटु तथा निष्पक्ष सत्यता के साथ अंकित करता है वह एकांगी 


ही रह जाता यदि गोर्की अपने को केवछ इस नकारात्मक जीवन तक 
ही सीमित रखता। ऐसे जीवन के प्रतिपक्ष में--जों कि लोगों को दबाता 
. और नीचे गिराता है--गोर्की उस आत्मिक शक्ति को चित्रित करता 


है जो कि रूसी जनता में है--और यह है रूसी जनता की प्रतिभा तथा 


. उसकी उदारता। स्टीमर पर अल्योशा की मदद रसोइया स्मूरी करता 


है। ड्राफ्ट्समेन ' के यहाँ काम करते हुए बहादुर तथा प्रसन्नचित्त धोबिन 


नताल्या कज्लोव्स्काया उसका पक्ष छेतीं है. इसी प्रकार उसे हर 











है | श्५्द्‌ रूसी साहित्य का इतिहास 


. जगह कोई न कोई उदार तथा ऊँचे चरित्र वाला व्यक्ति मिल जाता 
का कितु इन चित्रों के बीच नानी अकूलिता इवानोव्ता को चित्र महत्वपूर्ण 
जप स्थान रखता है । अठारह बच्चों को माँ, जिंदगी की सभी तकलीफ़ों 
|... को झेलती हुई भी उसने अपनी आत्मिक समृद्धि की सुरक्षा की । 
0 3 उसके चरित्र के रूप में रूसी नारी की सभी विशिष्टताएं संकलित हैं। 

. वह जलते घर में घुसकर डरे और भड़के हुए घोड़े को रोक छेती 
_ है। वह गाती' है, नाचती है और अल्योशा को कथाएं सुनाती है। 
'उसी' ने अल्योशा के हृदय में कलात्मक सर्जना को जगाया, उसे सत्यः 
तथा न्याय के लिए प्रयत्तनशील बनाया । 
गोकी की' यह आत्मचरितात्मक कथाएं केबल उसके बचपन तथा 
'जवानी का स्पष्ट चित्र ही नहीं प्रस्तुत करतीं, वरत्‌ उसकी' सारी 
कलात्मक सर्जेता के समझने में सहायता देती हैं । वे यह प्रदर्शित 
करती हैं कि गोरकी का जीवन के प्रति वह दृष्टिकोण तथा संबंध 
कैसे निर्मित हुआ जो कि उसके सारे क्रिया-कलाप के मूल में है । 


साहित्यिक काय-कलाप का आरम्भ 

१८९१ में गोर्की तिफ्लिस पहुंचा जहाँ उसकी अलेक्साध्द भेफो- 
. औ्योविच कल्यूजिन से भेंट हुई। यह हाल ही में राजनीतिक कार्य- 
. कलाप के अपराध में सज़ा काट कर लौटा था । इसने गोर्की को. 
“साहित्यिक जीवन आरम्भ करने में बड़ी सहायता दी । इसका गोर्की 
. 'पर बड़ा प्रभाव पड़ा और इस प्रभाव को गोर्की ने स्पष्ट रूप से. 
. अपने उस पत्र में स्वीकार किया जो कि गोर्की ने उसे लिखा। 

इसी कल्यूजिन की मदद से. उसकी पहली कहानी मकार चुद्रा' 
.... “कवकाज' पत्र में १८९२ में छपी । इस समय गोर्की की आयु २४ वर्ष _ 
.. की थी। यह कहानी मैक्सिम गोर्की उपनाम से छपी और इसी नाम... 
. से वह बाद में सारे संसार में प्रसिद्ध हुए।.... हे 
. १८९३ में गोर्की की फिर कोरोल्येन्को से भेंट हुई। कोरोल्येन्की 
. न गोर्की से पत्रिका के लिए जोरदार चीज़ लिखने को कहा । गोर्की.__ 











मेक्सिस गोको.... १५७- रु 


ने च्येलकश' कहानी लिखी जिसे कोरोत्ल्येन्को ने राजधानी की' बड़ी 
पत्रिका रूसी समृद्धि (रुस्कोये बगास्त्व) के पास भेज दी और 
जो वहाँ छपी । गोर्की की' सर्जनात्मक प्रतिभा के संबंध में कोरो- 


ल्येन्को की धारणा अब बदल गई थी और उसने यह कहा कि सब से 


बड़ी बात यह है कि तुम आदमी का वेसा ही मूल्याकन करते हो जेसा 

. किवह है।” 

द इसी समय गोर्की ने अपनी कहानियाँ पत्रों में छपाई । कोरोल्येम्को 
. की सलाह से वह समारीय पत्र ” में स्थिर रूप से काम करने के लिए: 

समारा आया जहाँ उसने इएगुदिल रुलमीदा' उपनाम से लिखा। धीरे- 

धीरे उसकी ख्याति बढ़ने लगी कितु जब १८९८ में, दो भागों में, उसके” 

लेखों और कहानियों का संग्रह छपा तो उसका नाम सारे देश में गूंजने 


.. लगा। अब उसके जीवन का नया यग शुरू होता है और उसका चेखव' 


और तोल्स्तोय से परिचय होता है। १९०१ से उसकी कृतियों का विदेशी 
भाषाओं में अन॒वाद होने लगता है और उसके नाठकों का रूसी तथा 
विदेशी रंगमंच पर प्रदर्शन होता है । १९०२ में गोर्की अकेदमी का 


सम्मानित सदस्य चुना गया किप्तु जब जार ने उसका नाम हटाने; 


की आज्ञा दी तो चेखब और कोरोल्येन्को दोनों ने इसके विरोध में 


अकेदमी की सदस्यता से इस्तीफ़ा दे दिया, इससे पत्ता चलता है कि: 
लोगों के मन में गोर्की के प्रति कितना आदर और सम्मान का भाव” 
था। इसी प्रकार जब १९०५ में गोर्की को गिरफ़्तार कर पेत्रोपाल्लोस्क 
. के किले में बंद किया गया तो अनातोले फ्रांस ने लिखा*-“गोर्की का 
मामला हम सबका मामला है । गोर्की जैसी प्रतिभा एक देश की” 
न होकर सारे विश्व की है। सारा संसार उसकी रिहाई में दिलूचस्पी' 


जैज 


रखता है । 
.गोर्की का क्रांति सम्बन्धी काय-कलाप 


कज़ान में ही, जहाँ कि वह १८८४ में काम कर रहा था, गोर्की: 





--रुस्क्या सावेत्स्कया लितेरात्रा, ल० इ० तिमोफेयेव, पु० ३६॥ 


3247-20 324 आय नर्स 

















१५८ रूसी साहित्य का इतिहास 


ऋतिकारी नवथुवक मण्डलों के सम्पर्क में आया । १८८८ में उसने 


बोल्गा पर रहने वाले किसानों के बीच क्रांतिकारी प्रचार किया । 
१८८९ में गोर्की पहली बार गिरपफ़्तार किया गया किन्तु महीने भर 
में ही छोड़ दिया गया । इसके बाद वह कई बार गरिरफ़्तार किया 


जया । १९०५० में गोर्की ने एक घोषणा-पत्र तथ्यार किया जिसमें 


निकोलाई द्वितीय की सरकार को उलट देने के लिए कहा गया क्‍ 
था क्योंकि ९ जनवरी को उसने जनता के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर गोली _ 
जलाने का हुक्म दिया था । को कल 
.. दिसम्बर १९०५ में विद्रोह के दिनों में मास्को में गो्की ने बड़ा. 
काम किया । उसके घर में बम तय्यार किये जाते थे । हथियार 
खरीदने के लिए उसने बहुत रुपया इकट्ठा किया, उसने बोल्शेविक 
समाचार पत्र युद्ध ( बर्बा ) के संगठन में योग दिया जो क्रांति ह 


के समय १९०५ में निकलता था, इसी समय पीतरबुर्ग में लेनिन .. 


और गोर्की की पहली बार भेंट हुई। मास्को क्रांति के दमन के बाद 
१९०६ में गोर्की पार्टी की आज्ञा से देश छोड़कर बाहर चला गया। 
वह इटली में कैप्री टापू पर रहने छगा । इन्हीं वर्षों में (१९०६) 
“माँ! उपन्यास लिखा गया । द है 


“विदेश में गोर्की द 
. विदेश में रहते हुए गोर्की बराबर साहित्यिक और सामाजिक 


कार्य करता रहा । इन वर्षों में (१९०८-१९१३) उसने अनावश्यक _ 


आदमी का जीवन', 'मत्वेइ कजेम्याकिन का जीवन", बचपन, गर्मी, 


“इटली” की कहानियाँ आदि लिखीं। रूसी क्रांतिकारियों के लिए उसने द 
_ स्कूल का संगठन किया जहाँ वह स्वयं रूसी साहित्य के इतिहास पर 


' श , 


_ छेक्‍्चर देता था । १९०७ में वह रूसी-सोशल-डिमोक्रेटिक पार्टी के _ 


अधिवेशन में लंदन गया | इस समय' वह लेनिन के निकट आया और 


फिर दोनों के बीच बड़ा प्रेमपूर्ण संबंध रहा । 


रूस में गोकी का पुनररणसन 


. गोर्की १९१३ में स्वदेश वापस लौटा । सदा की भाँति इस समय 








के कर।फए व: पका ८ सपाकाशरापरर- कया :ाएवफला 77 क्र बदन पटक ओम, 
हे ली टी नरम मिकप ५-9 कतमाननव सक्ाली 7 दो्ापूणआदाशवााफा दिए उप पद पसपा कराकर की व का दा उप पक 
नह जन नन«+ंन न नल कनान तन ५ काअतप_».गनन नमन मनन लत ककनननकात 70०4 “टी व कल ता. गन परममिलकाएगीएडपअाककपका- परत भांट“काम पटाका८+ कममआारा ; 


भी वह तरुण रूसी लेखकों से संबंध बनाए रहा । लेखन आरम्भ 
करने वाले' तरुण प्रोलितारियत लेखकों की सहायता करना वह अत्यन्त 
महत्वपूर्ण समझता था । १९१४ में उसने प्रोलितारियत लेखकों की 
रचनाओं का संकलन प्रकाशित किया । १९१५-१६ में लेतोपिस' पत्र 
के संगठन में उसने योग दिया जिसमें कि उसने मायकोव्स्की की कविता 
युद्ध और शाँति' छापी। इसी समय गोर्की का मायकोव्स्की से परिचय 
हुआ । जनता के बीच' इसी समय की चीज़ है। १९१७ में उसने 
प्रोलितारियत लेखकों का दूसरा संकलन निकाछा । १९१७ में गोर्की 
 प्रत्रोग्राद में था जहाँ वह जारशाही के विरुद्ध बराबर ( छेतोपिस 
पत्र में) प्रचार करता रहा । 
आरम्भ में गोकी १९१७ की क्रांतिकारी घटनाओं के महत्व को 
ठीक त्तरह से नहीं समझ सका । छेनिन तथा स्तालिन ने गोर्की की 
... शलितयों की आलोचना की जिससे कि वह फिर ठीक रास्ते पर आ' 
गया और वह बोल्शेविकों के साथ हो' गया । गोर्की ने अपने लेख 
'लेनिन' में अपनी' इस समय की ग़लितयों की चर्चा की है। 


अक्तूबर क्रांति के बाद गोर्की का जीवन 


अक्तूबर क्रांति के आरम्भिक दिनों से ही गोर्की सोवियत शासन 
को समाजवादी संस्क्रृति की स्थापना में सहायता देने छगा | विद्वानों 
.. की सहायता के लिए उसने कमीशन की स्थापना की, और अखिल- 

















तोलस्तोय के संबंध में अपने संस्मरण लिखे । 

...कार्याधिक्‍य के कारण गोर्की की तपेदिक़ की बीमारी बढ़ गई और 
'लेनिन के अत्यधिक आग्रह पर उसे इलाज के लिए विदेश जाना पड़ा। 
.. विदेश में उसने मेरे विश्वविद्यालय”, आरतोमोनोवों का काम तथा 
. कोरोल्येष्को, ब्लाक, एसेनिन, अच्द्रेयेव, लेनिन के संबंध में अपने संस्मरण 
.. लिखे और 'क्लिम समगिन का जीवन ' का आरम्भ किया। 


.. पर उसका भव्य स्वागत किया गया और वह सेक्द्रल इस्पलछनी' तेलनी 





सैक्सिम गोकों. १५९ 


विंश्वसाहित्य प्रकाशन की व्यवस्था की । १९१९ में उसने लियो. 


१९२८ में गोर्की स्वदेश वापस लौटा। मास्को में बेलारुस्की' स्टेशन 





| 



































१६० रूसी साहित्य का इतिहास 





कमेटी” का सदस्य चुना गया। १८३२ में उसके साहित्यिक कार्यकलाप 
की चालीस वर्षीय जुबिली मनाई गयी। गोर्की के सम्मान में हा 
(निज्नी नोवोगोरद (जहाँ वह पैदा हुआ था) का नाम बदल कर गोर्की 
रख दिया गया तथा बहुत सी संस्थाओं का नाम गोर्की के नाम प्र 

रखा गया । 5 
गोर्की के शत्रु उसकी हत्या के प्रयत्न में थे। १९३४ में उन्होंने उसके' 
पुत्र (भ० अ० पेश्कोव) की हत्या कर दी। गोर्की ने इस आघात को. 
वीरतापूर्वक सहा और वह अपने काम में लगा रहा । इसी समय वह 
सोवियत लेखकों के संघ का सभापति चुना गया । अपने जीवन के 
अध्तिम वर्षों तक गोर्की साहित्यिक तथा प्रचारात्मक कार्य में लगा रहा। 

इन अध्तिम वर्षो में उसने जो कहानियाँ लिखीं उन्हें उसने बहादूरों की 
कहानियाँ" नाम दिया। इन कहानियों में उसने उन मजदूरों तथा अध्य । 
काम करने वालों का चित्र खींचा है जो समाजवादी समाज की रचना 
कर रहे हैं।. ह द का 
धीरे-धीरे गोंकी का रोग बढ़ता गया और (१८ जून) १९३६ में हे 

उसका शरीरान्त हो गया । कब 
गोर्की सोवियत-संस्क्ृति का केन्द्र बिन्दु बन गया था। इसके साथ 

ही वह विश्व-साहित्य का ख्ष्टा भी था। इसी से उसका व्यक्तित्व 
तथा उसकी कृतियाँ विभिन्न देशों तथा विभिन्न रुचियों के लेखकों को 
. सदा स्फूर्त और प्रेरणा देती रहीं । फ्रांसीसी लेखक हेनरी बारब्यूस 
. ने कहा कि “वर्तमान समय में गोर्की संसार को प्रकाशित करने वाला :. 
महान प्रकाश है। बी कि 
.... उसकी मृत्यु पर मोलोतोब ने कहा कि “हमारे देश तथा मानवता 
के लिए गोर्की की मृत्यु लेनिन की मृत्यु के बाद सबसे बड़ी हानि है।” 


... गोर्की के लेखन की पहली अवस्था ही 
..... गोर्की की कलात्मक सर्जना का पहला युग १८३३ से १८९९ 
. तज्ञक माना जाता है।. कक का अक । 











मेक्सिसगोकी.... १६१ 


इस समय की उसको रचनाएं हैं---मकार चुद्रा' (१८९२) 
एमेलियान पिल्याइ' ( १८९३ ) बाबा अरखीय और स्पयोम्का! 
(१८९४), “बाज का गीत” (१८९५), बढ़िया इजरगिझ' (१८९५) 
ज्येलकश' ( १८९५ ) कनबालोव” ( १८९७ ), ऊब के कारण 
(१८९८), वारेन्का अलेसोवा (१८९८) तथा अन्य । 

इन वर्षों की गोर्की की कलात्मक सर्जना की मुख्य विशेषता 
यह है कि उसे मनृष्य के सभी कार्यों से दिलचस्पी है और मानवता की 
तड़पन से उसके हृदय का स्पन्दन मिल जाता है। इसके साथ ही गोर्की 
केवल मानवता की तड़पन का ही चित्र नहीं खींचता वरन्‌ उसका मनुष्य 
.. की शक्ति में विव्वास है, और सबसे अधिक उसे रूसी जनता की शक्ति 
. में विश्वास है। उसने लिखा कि “मैं देखता हूँ कि रूसी जनता असाधारण 
. तथा प्रतिभाशाली है। लोगों को आश्चर्य में डालनेवाली यह जनता 
वीरता की अनोखी ज़िन्दगी बिताएगी और बहुतों को सिखाएगी।”*गोर्की 
इसी मानवता के सुख तथा स्वाधीनतां का मार्ग ढूंढ रहा है। गोर्की 
की इसी मानवता ने उसे सारे संसार का प्रिय लेखक बना दिया।._ 
... अपने लेखन की इस प्रथम अवस्था में गोकी- एक ओर तो रूसी 
क्लासिकल साहित्य के रूपों और युक्‍्तियों के उत्तराधिकारी के रूप में 
सामने आता है और दूसरी ओर नये युग की नयी विषय वस्तुओं का इनमें 
. समावेश करता है । द द 
गोर्की के आरम्भिक युग का क्रांतिकारी रोमाटिसिज्म या 

...._ स्वच्छ॑दतावाद जब क्‍ 

.... . गोर्की की पहली कहानी मकार चुद्रा' रोमांटिक या स्वच्छंदतावादी 

- रचना है जो पुश्कित, लेरमनतोव, गोगल की प्रगतिशील रोमांटिसिज़्म 
के निकट है।...... ह 
.. इसके मध्य में ऐसे पात्र--लोइको जबार और राह्दा हैं जो अपने 
विचार तथा विश्वासों की रक्षा के लिए सेव तत्पर रहते हैं, जैसे 








4 रुस्कया सवेत्स्कया लितेरातुरा, छ० इ० तिमोफेयेव, पू० ४१ ॥ 
११९ 














ई 
+ 
85. « व 5 


का न मम 
५:07. -५८ -पचस्टासथद «० <ड दर डपन्‍व- 2०: झ् गा है 


















नहीं खातीं । रोमांटिक चित्र की शक्ति, लेखक के आदर के स्पष्ट एवं 








. असाधारण रूप में होती हैं। भाषा भावावेश की है जो कि कहानी के प्रति 


. और मौत' तथा गोर्की की अन्य रचनाएं कथा, गीत आदि के 'रूप में क्‍ 
लिखी गई हैं , जो जीवन को पुष्ट करने वाले रोमांटिसिज्ष्म से पूर्ण हैं। 

. गोर्की का क्रांतिकारी रोमांटिक नायक कक 
.. गोर्की की रोमांटिक रचनाओं में मुख्य चित्र वीर पुरुष का उभरता 


५. >क-०र--++्वनन्बध>न्‍्परकाक वतरवग पल पल 5. 7य 40 पाला भय 6 ० + 46 हक ५३ ताक ५ "5 5८ व के 


५१६२ रूसी साहित्य का इतिहास 


मित्खी और तारस बुल्बा । उनके लिए जीवन की सबसे महत्त्वपूर्ण वस्तु _ 
है स्वतंत्रता और वे उसकी रक्षा में सब कुछ होम कर देने को 
तय्यार हैं । द ॥8९ ५ »83 

रोमांटिक चित्र या चित्रण की प्रधान विशेषता यह है कि इसमें 
छेखक मानवीय चरित्र की ऐसी विशिष्ट्ताओं को प्रदर्शित करता है जिनको 
वह जीवन के लिए अमूल्य मानता है और उनको ऐसी परिस्थितियों के 
बीच चित्रित करता है जो कि वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से मेल 


सबल अभिव्यंजन में है और उसकी सीमा इस बात में है कि आदर्श स्वतः 
सिद्ध रूप में प्रदर्शित किया जाता है, और वास्तविक जीवन की परि- 
स्थितियों के बीच नहीं, जहाँ कि उसकी पूरी-पूरी परीक्षा हो सके । ._ 

स्वतंत्रता का जोश , अपने आदर्श के छिए मौत तक के लिए तय्यार _ 
रहना-+मानव व्यक्तित्व की इस शक्ति और साहस की कथा गोर्की 
अपनी पहली कहानी में पाठकों को सुना रहा है। उसने पाठकों में प्रतिवाद 
और दृढ़ता की वह भावना भरी जो कि आने वाले क्रांतिकारी युद्ध के. 
लिए नितान्त आवश्यक थी। इसी से गोर्की का स्वच्छंदतावाद क्रांतिकारी द 
स्वच्छंदतावाद है। उसका नायक योद्धा है जो साहसपूर्ण कार्यों के लिए | 
तय्यार है, और जनता के लिये स्वतंत्रता प्राप्द करने के लिए मृत्यु की _ 
भी परवाह नहीं करता । द ः हा 
...“मकार चुद्रा” कहानी स्वच्छंदतावादी रचनाओं की विशिष्टताओं 
से युक्‍त है। इसकी घटनाएं वास्तविक जीवन की घटनाओं से दूर, 














लेखक के लगाव या आत्मराग को प्रकट करती है। २३ 
' बाज का गीत', बढ़िया इजरगिल', खान और उसका बेटा, लड़की 





मैक्सिस गोकी.. . १६३ 


है जो जनता के हित के लिए निःस्वार्थ कार्य करने को तय्यार है । ऐसे 
पक्ष के उद्घाटन में बढ़िया इजरगिल' कहानी का विशेष महत्त्व है । 
कहानी का मुख्य भाव यह है कि यदि मैं अपने लिए नहीं, तो कौन मेरे 
लिए ? ” किन्तु यदि मैं केवल अपने ही लिए तो फिर मैं किसलिए ?” 
इसमें वह दो कथाएं देता है जिसमें दांको तथा छार के दो चित्र एक 
दूसरे के प्रतिरूप उभरते हैं। दोनों ही शक्तिशाली व्यक्ति हैं किन्तु 
 लार की सारी शक्ति केवल अपने लिए है। उसका कोई उच्च लक्ष्य 
नहीं है, और उसका अंत प्रतिष्ठाहीन होता है। उसके रूप में गोर्की 
बुर्जुआ व्यक्तिवादिता की आलोचना करता है। 


. इस व्यक्तिवादिता के विरुद्ध गोर्की व्यक्ति के संबंध में ऐसी मानवता- 


_ बादी भावना की प्रतिष्ठा करता है जिसमें व्यक्ति अपनी सारी शक्ति 
जनहित में लगा देता है। दांको ऐसा ही व्यक्ति है। वह अपनी जाति 
के सुख के लिए. अपनी बलि चढ़ा देता है। रोमांटिक रूप. में गोकी इस 
चित्र में ऐसे व्यक्ति का उद्घाटन करता है जो जनहित के साहसपूर्ण 
.. कार्यों में आनंद प्राप्त करता है। 


इस कथा में बढ़ी इजरगिल के यथाथ चित्र का भी विशेष मंहत्त्व 


. है। इजरगिल बड़ी ज़िन्दादिल है। वह अपनी स्वतन्त्रता को सब से 
अधिक मूल्यवान समझती है। उसमें साहस भी है। वह अरकादेक' की 


.. रक्षा भी करती है किन्तु वह उसके पास से चली जाती है जब उसे यह... 
_ मारम होता है कि वह उसे प्यार नहीं करता । उसका जीवन आनंदहीन 


हो जाता है। गोर्की इसके माध्यम से यह बताना चाहता है कि उसको 
. सारी शक्ति क्षीण हो गई क्योंकि वह केवल अपने लिए जी रही थी । 
उसके सामने कोई उच्च आदर्श नहीं था जिसके साथ वह बढ़ सकती और 


व्यक्तिगत जीवन में विफल होने पर भी उसकी आत्मा ऊँची उठी रहती। ड़ 


यही साहस और उन्नयन की भावना बाज़ का गीत' में है। गोर्की 
लिखता' है --“ प्रखर साहस -बस यही जीवन का ज्ञान है। ओह ! साहसी 
. आज़ [ वत्रुओं से युद्ध में तने अपना खून बहाया। समय आयेगा और 
 त्षेरे खून की गर्म बूँद जिंदगी के अंधेरे में चिनगारियों की तरह भड़क उठेगी 


न न 








हब 2 
$ हक १६४ रूसी साहित्य का इतिहास 
या और बहुत से हृदय स्वतंत्रता और प्रकाश की लालसा से दीप्त हो उठेंगे। .. 
.. “कोई बात नहीं कि तू मर गया । बहादुरों और ताकतवरों के गीतों... 
|... के लिए तू सजीव उदाहरण है और स्वाधीनता तथा त्रकाश का गवंपूर्ण .. 


गोर्की ने जनता की इन विंषय-वस्तुओं तथा प्रतीकों का आधार लेते 
की. हुए इनको लोक साहित्य रूपों से संयोजित कर दिया । उसने गीतों तथा 
- |... कथाओं आदि लोक साहित्य-रूपों का उपयोग किया, अपनी रचनाओं में 


। वह प्रायः जनगायक या. जनकथा सुनानेवालों क। समावेश करता है और 
। जन-कथाओं की विशिष्टाताओं को सुरक्षित रखता है। सबसे बड़ी बात 





यह है कि उसके नायंकों का रूप लोक सर्जना पर आधारित है। बाज का 
परम्परा प्राप्त छोक-प्रतीक उसकी रचना बाज का गीत' के मूल में है । 
गोर्की की आरम्भिक रचनाओं में जन उद्धारक (या स्वतंत्रता दिलाने _ 
वाले) नायक का लोक-स्वप्त नया रूप ब्राप्त हा है।. का, 
का रल हूसी क्लासिक की प्रगतिशील रोमांटिक परम्पराओं का निर्वाह करने. 
।| ..- - के साथ-साथ गोर्की ने उसमें अपनी ओर से कुछ नया (विषय-वंस्तु भी 
द जोड़ा । उसकी रोमांटिक रचनाओं का महत्त्व इस बात में है कि जनता के 
उठते हुए क्रांतिकारी भाव को उन विशेषताओं को उसकी तीक्ष्ण दृष्टि _ 
ने पहचांन छिया और कलाकार गोर्की ने उनको अंकित किया, यद्यपि वे 
अभी तक स्वतः जीवन में पूर्णतया स्थिर या निश्चित नहीं हुई थीं।.... 
... किसान तथा मजदूरों का पुलिस तथा फ़ौज के साथ संघर्ष उन्नीसवीं 
शताब्दी के अंत में केवल शुरू ही हुआ था । किस्तु जनता में क्रांति का 
भाव इससे पहले ही परिपक्व हो चला था। गोर्की की रोमांटिक रचनाओं _ 
ने मज़दूर तथा किसानों के इंसी बढ़ते हुए ऋतिकारी आंदोलन के उभार 
को व्यक्त किया । गोर्की के रोमांटिक यूग की रचनाओं का यही व्यापक 
_आाव है और इसी में उतका छोक महत्त्व है।. है 

















. गोर्की के आरम्भिक युग की सर्जना में यथाथवाद............ 
2 रोमांटिक चित्रों के साथ साथ गोर्की इल्हीं बषों में ऐसी यथार्थवादी 
.. रचनाएं भी प्रस्तुत करता है जिनमें उसने आलोचनात्मक यथार्थवाद की _ 





मक्सिम गोर्की १६५ 


रूसी क्लासिकल परम्पराओं को विकसित किया | ऐसी रचनाओं में 
एमेलपरान पिलाइ', बाबा अरखीय और ल्योन्का', निष्कर्ष, कनवालोव 
आदि हैं। 
रूस की यात्रा के बीच गोर्की ने जो कुछ देखा-सुना उसी की कु 

_ अनुभूति, दु:ख झेलते हुए और तड़पते हुए आदमी के चित्रण में व्यक्त हुई है, 

. जो जीवन की परिस्थितियों की बलि बन जाता है। गोर्की की आरम्भिक 
|. यथार्थ रचनाएं ऐसे व्यक्ति के प्रति वेदना से परिपूर्ण हैं जो जीवन के निर्मम _ 
/!. प्रहारों से नीचे गिर जाता है। फिर भी इसमें उसका कोई दोष नहीं है 

.. कि जिंदगी ऐसी हो गयी । कोई दूसरी निर्मम शक्ति उसे ढुःख और नाश 

. की ओर ढकेल देती है, और वह इसकी बलि चढ़ जाता है। इसी बलि-पशु 

या अच्यायपूर्ण जीवन की बलि चढ़े हुए व्यक्ति का चित्र आरम्भिक यथार्थे- 

. चादी गोर्की की विशिष्टता है। बाबा आरखीप और स्योष्का ' में बाबा 
और पोता अकाल पीड़ित क्षेत्र से दरिद्र, रोगी और उन्हीं लोगों के घृणा- 
पात्र बनकर निकलते हैं जिल्होंने उन्हें भीख माँगने को छोड़ दिया । 

बच्चे में अब भी थोड़ी जीवन शक्ति अवशिष्ट है किन्तु उसके लिए भी कोई _ 
. 'ास्ता नहीं है। मरते हुए बाबा के पास से मारे डर के भागता हुआ, रात 
. में बिजली कड़कने पर वह करार से गिर कर डूब जाता है और मर 
जाता है। निष्कर्ष” में औरत शराबी, जंगली, पति की बलि बन जाती है 
. जो उसका मजाक बनाता रहता है । गोर्की ऐसे निरपराध तड़पते हुये 
व्यक्तियों के अनेक चित्र प्रस्तुत करता है। 


... तड़पते हुये व्यक्ति के चित्र के साथ प्रइन उठता है कि अपराधी कौन 
.. है? कौन इनको तड़पने के लिए बाध्य करता है और तड़पने को छोड़... 
. देता है? इसके उत्तर में गोर्की तड़पनेवालों के चित्रों के साथ उन नवीन .. - 
.. चित्रोंकी सज॑ना करता है जो दूसरों को तड़पाते हैं, जो अपने लाभ के लिए 
... श्णित से घणित काम करने को तय्यार हैं । इन कार्यकलापों के मूल में 
.. सामाजिक असमानता है और रुपए का लोभ है जिससे इस समाज में सब. 
...._ कुछ पाया जा सकता है और व्यक्ति निद्व॑न्द्व रह सकता है। ल्योन्का एक 
..रोती हुई लड़की को देखता है और उसे शांत करता है। किन्तु जब वह 






























१६६ रूसी साहित्य का इतिहास 


उसको उसके घर तक पहुंचाना चाहता है तो वह कहती है कि “नहीं, 
तुम मत चलो । मां दरिद्रों को नहीं चाहती” । सामाजिक असमानता इस 
प्रकार छोटी बच्ची की आत्मा को मलिन करने लगती है और वह मानवीय 
संबंधों का अनुभव नहीं कर पाती । इसी प्रकार च्येलकश', कहानी में 
थोड़े रूबलों के लिए हत्या की तय्यारी भी दिखाई जाती हैं, और 
गवरीला थोड़े रूबलों के लिए अपनी आत्मा को नष्ट करने को _ 


तय्यार है । द 
गोर्की स्पष्ट रूप से देखता है कि वर्गीय समाज दो टुकड़ों में बँट 


जाता है--बलि चढ़े हुए या सताए हुये लोगों की ढुनियाँ और सतानेवालों... 


की दूुनियाँ, सामाजिक असमानता दुनियाँ को नष्ट कर रही है और रुपया 
या सुनहला कीड़ा मानवीय आत्मा को खा रहा है। गोर्की ने वास्तविक 
संसार की भयानकता के प्रतिपक्ष में ऐसे नायक की रोमांटिक कल्पना को _ 


प्रस्तुत किया जो मनुष्य के सुख या आनंद प्राप्ति के रास्ते की बाधाओं पर. ! 


विजयी हो सकेगा और जब रूसी जनता की शर्वित जाग्रत हो गयी और. 
वह युद्ध के लिए तय्यार हो गयी तो गोर्की की रोमांटिक करना पूर्णता के... 


साथ अभिव्यक्त हुई तथा और भी अधिक बस्तविक क्रांतिकारी विंषय- 


वस्तु से संयोजित हुईै। जीवन की परिस्थिति में जितना ही अधिक तनाव | 


... भाया और वह जितनी ही अधिक दयनीय हुई उतनी ही उसके साथ लड़ने 
.. की तीत्र भावना जागी । ५... हे 2 
..._युद्धशील नायक में विश्वास ही 
.. आरम्भ में यह नायक वास्तविक जीवन की परिस्थिति के बाहर... 
.. 'ित्रित किया गया है कितु फिर गोर्की धीरे-धीरे--और यह उसकी का. 
.. नवीनता या मौलिकता है--जीवन में ही, व्यक्ति में ही उस शक्ति का... 
अनुभव करता है जो कि जीवन की व्यवस्था में परिवर्तन त्रस्तुत कर | ' 


सकती है। धीरे धीरे उसके नायक साहित्य में सामाजिक आदर्दा के संवाहक 


. जीवन चाहे कितना ही कठोर क्यों न हो गया हो फिर भी गोर्की 


. बन जाते हैं। 


. का मनुष्य में और उसमें जो सत्‌-अंश है उसमें सदा विश्वास बना रहा॥। 











समेक्सिस गोकों.. १६७ 





मानवीय आत्मा की इस उदात्तता में गोर्की ने सबसे पहले उस शक्ति 
को इंढा जो कि मनुष्य को जीवन की कठिनाइयों के विरुद्ध जम॒ कर लड़ने 
में सहायता देगी। 
जीवन से ठुकराया हुआ एमेल्यान पिलाइ हाथ में लोहा लिए पुल पर 
प व्यापारी अबईमोव की घात में है। वह हर प्रकार का अपराध करने को 
| . तय्यार है। कितु जब ढुःख से पागल लड़की नदी में डूबने के लिए पुल 
पर आती है तो इसी व्यक्ति में ऐसी अनुभूति और ऐसे शब्द जगते हैं जो 
इस लड़की में शक्ति और जीवन में विश्वास का फिर से संचार कर देते 
हैं और लड़की हँसने लगती है । 
.. गोर्की का इस बात में दढ़ विश्वास है कि मानवीय आत्मा की यह 
... शक्ति (और सौन्दर्य) जीवन के अन्याय से कभी समझौता नहीं करने 
.. देती, चाहे आदमी कितना ही नीचे क्‍यों न गिर गया हो। और गोर्की स्वत 
.. जीवन में प्रतिवाद, प्रतिरोध की तत्परता और दृढ़ता की उन विशिष्टताओं 
. को ढूँढता है जिनको कि उसने सामाण्य रूप में अपने रोमांटिक चित्रों 
में प्राप्त कर लिया था । हा 
... अरोना (ऊबके कारण”) ने जीवन में कभी सुख न पाया। सहसा 
उसके हृदय में गमाजोब के प्रति प्रेम जग पड़ा । संचालक उनकी इस 
घनिष्ठता को जानकर उन पर व्यंग्य करता है। अरीना इतनी असहाय है 
_ कि सताने वालों के प्रति उसके मन में न तो लड़ने की और न प्रतिवाद 
. को ही भावना उठती है। फिर भी वह इस बात का अज्ञात तथा अचेतन 
. रूप में अनुभव करती है कि इस प्रकार की जिन्दगी वह और नहीं बिता 
सकती। रात्त में वह फंदा छगा कर मर जाती है। यद्यपि अरीना ने 
... कोई प्रतिवाद न किया फिर भी' उसकी मौत स्वतः अत्याचार के विरुद्ध , 
.. बहुत बड़ा प्रतिकार है। आगे इस प्रकार जीना असंभव था। जीवन त्याग 
के द्वारा यह स्पष्ट हो गया कि वह अत्याचार के साथ कोई समझौता करने 
को तय्यार नहीं है । 
अपने साहित्यिक कार्यकलाप के आरम्भ से ही गोर्की इसी प्रत्तिवाद 
की खोज में व्यस्त है (चाहे इस प्रतिवाद का रूप कितना ही' सामाष्य 


22222: कट 644 22222 अल पट 30:02 0202 22033. 2 5 नकल लत ललीमनजमनलल लक नकदी का मम 





न न कप 44५८८ ८०८+८+-र 4८ आथत-- 3 + पर ०जअ+- उप. उ&++८4 ३ यो अ०थ अपर पनाथ++ल्‍ जाप आ4-2०<८००५० 


क्‍टरयलयातअ 5०3 +कस ८-८ सब एअउन्‍ल८८पाथ “७ अपार पतन सा < ८५०२-८९ +२००-ए 


अब 


उस २६2३९३५ज-- ८३०८2 


22253 ल्‍बलक ३०५ ५९९१५२३2३१२८७२-च2 ०८३२ 42०-२९ ९ ३-५०घट अल सरक2०८- 523९८ < +तउ या 2 रथ 














जे हिला लनपल नरीनकन न तापला-न कि ता + 5 « नक न कटनिकननतनन_ककानबातपतिधाएल  ए: 3 27007 25 


गन ५ ">#क ० न ननाकन-नपनिगानीण “की जल » पर कक आरके ला वनिनन-+ के १० +क «ते -#हकफप+ ४७-५० 








 श्द्ट रूसी साहत्यि का इतिहास 


क्यों न रहा हो) । वह फलत: स्वतः जीवन में ही इस शक्ति की खोज 
करता है जिसे जीवन की बुराइयों के विरोध में प्रस्तुत किया जा. 
सकता है । 
समाज में निम्नस्तर का चित्रण 

यह खोज गोर्की को उन सर्वेथा नये नायकों की ओर ले गयी' जिन्होंने 
विशेष रूप से समाज का ध्यान आक्ृष्ट किया और जिनके चित्रण के कारण ._ 
समाज का ध्यान गोर्की की ओर गया। यह थे---आवारा' (च्येलकद )। 

इस ओर लोगों का ध्यान इसलिए गया कि सन्‌ ९० के वर्षों में 
.._ गाँवों में निर्धनता बहुत बढ़ गई थी । छाखों आदमी गाँव छोड़कर बेकारी 

की हालत में शहरों को ओर गये और वहाँ की बेकारी और भी बढ़ गयी । 

ये बेरोजगार लोग बिना घरबार के सारे देश में घूम रहे थे। आवारा' 
की समस्या पर इस समय के समाचारपत्रों में काफ़ी लिखा गया । इन पर 
. लेख लिखे गये और कहानियाँ लिखी गई । 
: गोर्की के आवारा? की नवीनता क्‍ 

गोर्की की आवारों' की कहानियों के विषय में लोगों का जो ध्यान 
गया, वह इसलिए नहीं कि उसने आवारों' के बारे में लिखा वरन्‌ इस- 


लिए कि उसने उनमें वह देखा जो कि दूसरों ने नहीं देखा। उसका 


मनष्य में विश्वास था और उसने यह दिखाने की कोशिश की कि समाज 
- के निम्नतम स्तर के आदमी में भी आत्मा सुरक्षित है, और सबसे बड़ी बात 
ये कि यह आवारे' गोर्की का ध्यान इसलिए आक्ृष्ट कर सके क्योंकि 


... वह उनमें प्रतिवाद की वह दाक्ति देख सका जिससे मनुष्य अत्याचार 









का जवाब दे सकता है । 
: भोर्की की रचनाओं में, समाज के निम्न स्तर पर ढकेल दिये गये 


के . यह आवारे उन लोगों की अपेक्षा अधिक मनुष्य हैं या उनमें उन लोगों से 












.._ अधिक मनुष्यता है, जो कि शासक वर्ग में हैं और इनको घृणा की दृष्टि 
5 से देखते हैं। द 
अनजान शहर में आया हुआ नवयुवक बिना पैसे और सहारे के है। 


कप . उसे किसी ; सेन मे ही पता मिलती है और न सहानुभूति । अच्त में उसे ये. 








हे पि 
द् 
च् न हा ही 5३ ००४ हे «८ 6 %ऋफ ऋण, +फरेफ मो: कस आम 2 #०४-००००० गरजे कप # हल 2 हरा अरिलयत लीन दताननरललल नरम तन मापन >आा न तत«+- रन तारक ०५५ च्म+ पान > ० अनन»- “न >+-पन्नभ्पनत- सन ५७०० ०० + ० अपन पक पक न७००_०नकभ »कन्‍नं >न-+ >>» +»+ कं भवन न्‍ नमन २५४ क०भ-- अ«-ननप+भ 5 «मानक 9०० <० 





 मेक्सिम गोकों..... हैदए९ । 

. चीजें उस दुःखी घूमनेवाली' ' लड़की से मिलती हैं जिसके साथ वह रात 
में उलटी हुई नाव के नीचे छिषकर अपने को पानी से बचाता है। जब... 
'वह मारे दुःख के फूट कर रो पड़ता है तो यह लड़की उसे साप्त्वना देती _ हा. 
है (एक बार शिशिर में ) दल 2 ३० 
केवल यह मानवता ही गोर्की के (समाज के) निचले तले के लोगों... 


'को विशिष्ट नहीं बनाती वरन मुख्यतया उनकी प्रतिवाद की शक्ति और 
. आच्तरिक स्वच्छंदता, जिसे उन्होंने सामाधष्य जीवन के घेरे से बाहर 
निकल कर प्राप्त की । वे अब उन द्वःखों की परवाह नहीं करते जिसकी 
छाया इस स्तर पर बराबर बनी रहती है । अरस्तीद कुवाल्दा न 
.. धन की शक्ति से डरता है (और इसी से व्यापारी पेतृश्निकोव का विरोध 
. करता है) और न शासन की शक्ति से । यह साहस और सामान्य, जीवन... 
. की उन सीमाओं से परे जाने की शक्ति-जो कि सामान्य व्यक्ति को 
अपराजेय प्रतीत होती हैं--गोकी के इन आवारों को अपने चारों ओर के 
लोगों से अछूग' करती है । के 
पनेम्न स्तर के लोगों का दुबल पक्ष 
इसके साथ ही गोर्की उनकी दुर्बंहताओं का प्रदर्शन भी करता 
है। कुवाल्दा ' तथा च्येलकश' जैसे व्यक्तियों की दुर्बलता इसमें है 
. कि उनके सामने कोई स्वीकारात्मक या प्रेरक उद्देश्य नहीं है जिसके . 
लिए वह लड़ सकें । वह जो कुछ करते हैं उसका रूप नकारात्मक्‌ है। 
वे केवल अपने लिए लड़ते हैं और इस लड़ाई में भी वह किसी नवीन 
. आदर्श की रचना नहीं करते, वरन्‌ उस प्राचीन का केवल निराकरण 
.. ही करते हैं जो कि सचमृच में खराब है । हा ख अ 
निचले तले” के इन लोगों के इस दुहरे रूप (शर्क्ति तथा दुबंछता) 
का प्रा-पूरा उद्घाटन गोरी की कहानी 'च्येलकश” करती है | इसमें 
... इस बात पर भी विचार किया गया है कि जीवन की परिस्थितियों से 
...._ अ्रतिवाद करनेवाले मनष्य को कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए यदि 
... वह सचमृच में इन परिस्थितियों को बदलना चाहता है। क्‍ 
द गवरीला के रूप में हमारे सामने वह किसान है. जो जायदाद जोड़ना 



















१७० ... रूसी साहित्य का इतिहास 


चाहता है। यह धन-लिप्सा उसे पैसे का गुलाम बना देती है और वह पैसे 
के लिए बुरे से बुरा कार्य करने को तय्यार है। वास्तव में वह अच्छा 
आदमी था किन्तु इस दुनिया ने उसे ऐसा बना दिया जिसमें कि धनहीन 
मनुष्य को घृणा के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलता । गवरीला का 


* चरित्र इस बात का निदर्शन है कि धन, सम्पत्ति या जायदाद की लिप्सा 


किस प्रकार मनुष्य की आत्मा को खोखला बना देती है और वह गुलाम 
बन जाता है । 

च्येलकश गवरीला से ऊंचा उठा हुआ है । वह बुद्धिमान, बहादुर 
और उदार है। दूसरी बात यह कि पेसा उसे नहीं ख़रीद सकता और 
उसमें लोभ नहीं है। वह स्वयं गवरीला के सामने पैसा फेंक देता है। 

इन गणों के होते हुए भी च्येलकश उतना ही असहाय है जितना 
कि गवरीला । उस पर धन का प्रभु त्व इसलिए नहीं है क्योंकि वह सामान्य 
जीवन से बाहर चला गया है और अकेला है। वह इसलिए स्वतंत्र है क्योंकि 
उसने सब बंधनों से अपने को मुक्त कर लिया--और अब वह ॒ किसी के 


लिए ज़रूरी नहीं है। और निरचय ही इस रास्ते पर चलकर--सब चीजों... 


से अलग होकर --जीवन का युद्ध नहीं चलाया जा सकता । 
. गोर्की स्पष्ट रूप से दिखाता है कि विभिन्न चरित्र के होते हुए भी | 
दोनों का भाग्य एक ही है। दोनों ही समाज की बलि बन गये हैं। यद्यपि . 


.. गोर्की च्येलकश की ओर इसलिए आढृष्ट होता है क्योंकि उसमें कतिपय __ 
. गुण हैं और उसमें जीवन के प्रति असन्तोष और प्रतिवाद तथा युद्ध 


की भावना है, फिर भी इसका विशेष मूल्य नहीं है. क्योंकि वह उस. 
विषमता को नहीं समझ पाता जो कि समाज के मूल में है। वह जीवन 
में कुछ नया नहीं लाता | द 


नवीनता का संवाहक वस्तुत श्रमिक वर्ग है जो जीवन के आधार- 


पे भूत मूल्यों की रचना करता है “गुलाम बनानेवाली परिस्थितियों का _ 


प्रतिवाद और प्रतिरोध करनेवाले इस श्रमिक के चित्रण में जीवन की 


... आविर्भाव का रोमांटिक विश्वास, यह दोनों साथ-साथ प्रकट हुए हैं। 











..मैक्सिस गोकीं | शछट 


नटखट? और कनवालोव! 


१८९६ में गोककी ने 'नटखट' (बालक) कहानो लिखी | यह प्रेस में... 


काम करनेवाले एक छोटे बालक की कहानी है जो लिबरल--अखबार 
के सम्पादकीय में कुछ शब्द अवसर पाकर अपनी ओर से जोड़ देता है 
. जिनका आशय यह है कि यह अश्बार, जो सेवा करने का दम भरता हूँ. 
वह स्वयं अपने यहाँ अत्याचार करता है, और सब झूठ लिखता है । 

..... इस कहानी में कोई कान्तिकारी बात नहीं है फिर भी इसमें प्रतिवाद 

. की भावना परिपक्व हो गयी है। यह अरीना का (ऊब के कारण ) निष्क्रिय 
प्रतिवाद नहीं है जो मरकर, जीवन को ठुकराकर अपना प्रतिवाद प्रकट 
करती है। यह ्येलकश' का व्यक्तिवादी प्रतिवाद भी नहीं है जो जीवन 
.. से अछूग हट कर अपने भाव को प्रकट करता है, वरन्‌ यह उस व्यक्ति 


.. का प्रतिवाद है जो दढ़ता से जीवन के बीच खड़ा है। उसे केवल अपनी ही 
..... चिंता नहीं करता वरत्‌ दूसरों की भी चिन्ता है। वह इस बात से 
|..॑. उत्तेजित है किप्रेस काम करने वालों को पूरी रोजी नहीं देता, यहाँ बच्चे 
। पीट ज़ाते हैं और अखबार सच नहीं लिखता । फिर भी यह प्रतिवाद 


. एक आकस्मिक घटना है । यह कहानी उस श्रमिक का चित्र प्रस्तुत 
. करती है जिसमें जीवन के प्रति आरम्भिक असंतोष भर गया है कितु 
जिसका अभी वास्तविकता के साथ चेतनरूप से संबंध स्पष्ट एवं स्थिर 


हा नहीं हो सका है। यह असंतोष अभी चेतन प्रेरक रूप नहीं धारण कर 


सका है। ४ 


मजदूर जनता में धीरे-धीरे बढ़ते हुए इस आरम्भिक असंतोष का _ 


उद्घाटन कनवालोव” कहानी में भी हुआ है । कनवालोव सामान्य 


आवारा नहीं है वरत्‌ वह मजदूर है, यद्यपि वह इधर से उधर घूमता है के 
... और नशाखोरी तथा आत्महत्या में उसका अंत होता है। वह कहता है 
कि “यहाँ रेल बनाई जा रही है, बाद में यहाँ बन्दरगाह होगा । इसे कौन 


... बना रहा है ? जनता। और इसका फ़ायदा किसको हैं? मालिकों को । 
.. जनता गुलामी करेगी और काम की खोज में आगे चली जायगी--बस 


. और कुछ नहीं | और बन्दरगाह में रह्‌ जाएंगे इन्जीनियर, व्यापारी तथा _ | 


2000७॥७एए७एएशक 200 अप न नकल 


घ अाछछपानकपरेक दाम असध;+उ का (स्‍ फंस थक - कप जन १5० कक न. ००५५०++न्‍-+५५४२५७३ ५७८७० +पजथ ८५2 े९०० ८-३८ परम ८५०० ८८ €3+-५ 4 ८े« अर थ2प०००-५+५-++प+ए 4८८2० २०+ <थ००< 



























१७२ .. रूसी साहित्य का इतिहास 


अन्य ?” चूँकि वह असलियत में मजदूर है इसलिए उसके प्रतिवाद में 
हल्की सामाजिक झलक भी है। इसमें अत्याचार और उसका विरोध 
दोनों का संकेत है। गोर्की ने यथार्थ परिस्थिति को पहचानकर उसी में 
'उस शक्ति को भी प्राप्त किया जो इसीलिए पैदा हुई है कि परिस्थिति से 
यद्ध किया जाय । जार के सेंसर ने इसके कुछ पन्ने निकाल कर ही. 
इसके छपने की आज्ञा दी । कनवालोव' कहानी पाठकों को क्रान्तिकारी 
/निष्कर्षों की ओर ले गयी यद्यपि कनवालोव स्वतः वास्तविक क्रान्ति से 
दूर है। 
_कथाकार गोकीं का रूप 

गोर्की की रचनाओं में केवल उनके पात्र ही नहीं कुछ कहते-सुनते 
दिखाई पड़ते हैं वरन्‌ स्वयं लेखक भी कभी निरीक्षक के' रूप में, कभी 
साथी सहचर के रूप में और कभी कहानीकार के रूप में अपनी ओर से 
टिप्पणियाँ जीड़ता चलता है और इस प्रकार अपनी रचनाओं में पूरक 
न्‍का काम करता है। इन टिप्पणियों से इस प्रकार उसके दृष्टिकोण तथा... 
'मनोभावों तथा व्यक्तित्व का संकेत भी मिलता रहता है। इसके कारण 
'इन टिप्पणियों में वह उन चीजों पर जोर देता है जिन्हें पात्रों के कार्यकलाप 
या भावों के माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता है और इनके प्रयोग 
छरा वह नथे प्रकार के व्यक्ति का संकेत देता है। स्वयं कथाकार के रूप में. 
गोर्की ऐसे व्यक्ति का चित्रण करता है जिसे जीवन की विषमताओं के 
ऋवठ्यने का रास्ता मालम है, जो सामाजिक विचारक है। इन्हीं टिप्पणियों 
में वह सामाजिक स्तर के पुनर्संगठन तथा राजनेतिक परिवर्तन का स्वप्न 
देखता है (एक बार शिशिर में) । इसी प्रकार वह अन्य रचनाओं में 
भी पात्रों के गम्भीर प्रश्नों का उत्तर देता है ( 'एमेल्यान पिलाई, 
. “कनवालोव) । इसी प्रकार उसके निष्कर्ष भी पाठकों को, कहानी के मुख्य 
विचार को अधिक गहराई से सम्जुझने को बाध्य करते हैं। इसी तरह 
“विभिन्न पात्रों के अनुकूल विभिन्न प्रकार की भाषा का सफल प्रयोग 
. उन पात्रों की विशिष्टताओं को बड़ी स्पष्टता के साथ हमारे समक्ष प्रस्तुत 
. अआरता है। के द 











मेक्सिस गो्की.... .. १७३ 
निष्कष 
इस प्रकार गोर्की के लेखन की पहली अवस्था के संबंध में कहां जा 
सकता है कि इसमें उसने एक ओर रूसी क्लासिकल साहित्य की मानवता-- 
वादी परम्पराओं को अपनाया और दूसरी ओर इसमें अपनी ओर से 
..नवीनता का समावेश किया। मनुष्य के प्रति सहानभति, उसको बलिपञ 
बनानेवाली जीवन की परिस्थितियों का प्रतिवाद--इन सबने गोर्कीः 
की कलात्मक दृष्टि को वह पैनापन दिया और अभिव्यंजन की वह शक्ति 
दी जिसका पाठक पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह कि. 
. उसने नायक के स्वप्नों को जनता के अपने स्वातंत्रय युद्ध के उन यथार्थ- 
- वादी तथा वास्तविक रूपों के साथ गूँथ दिया जो (रूप) अब जीवन” 
. में निर्मित या आयोजित हो गये थे। द 
सन्‌ नब्बे के वर्षों में गोकी की साहित्यिक सर्जना का आरम्भिक 
... युग प्रकट हुआ। इन्हीं वर्षों में रूस में ऋरान्तिकारी श्रमिक आंदोलन केः 
.._ विकास का आरम्भिक युग भी प्रस्फुटित होता है। इसकी बढ़ती हुईं शक्ति 
के अनुरूप ही गोर्की भी पुष्ट हुआ और इसके विकास ने गोर्की को पक्का 
ऋन्‍्तिकारी बना दिया । 
गोर्की के लेखन की दूसरी अवस्था मूल रूप से ऋन्तिकारी आन्दोलन 
के उस उभार और तेज़ी से संबंधित है जो १९०० में शुरू होती 
. है और प्रथम रूसी क्रान्ति के युग में अपना सर्वोच्च विकास प्राप्त 
करती है। 





। 

| 
रे! 
| 
० 
| 

॥। 

! 

९ | 
॥।क्‍ 

गा 

। 

! 

॥। 


गोर्की के लखन की दूसरी अवस्था 


हक सन्‌ नब्बे (१८९०) का अन्त और १९०० का आरम्भ--यह गोर्की _ 
. के लेखन क्रा नया यूग है । इन वर्षों में उसने अन्य साहित्यिक रूपों---- 
कहानी, उपन्यास, नाटक--की ओर ध्यान दिया । द 


.. फमा गर्देयेब द द कु 
१८९९ में गोकी ने अपना उपन्यास फमा गदयेव' प्रकाशित किया 





पवन र८ 52५२२ टर७४३०८ कप ानासथ5वनउदार वार सप भर एनइबन्‍रक्‍कताभध सन जनक वन पसफरकनत< व ःल्‍९न लहर ९५३०३ 











५७४ रूसी साहित्य का इतिहास 


इसके पहले , अपनी कहानियों में, गोर्की यह बता चुका है कि धनाधिपत्य 
हे या मिल्कियत किस प्रकार मनुष्य की आत्मा को नष्ट करती है और 
द । |... “धन लिप्सा आदमी को आदमी नहीं रहने देती । वह बच्चों के मन को 
है -कलषित कर देती है (बाबा अरखीप और ल्योन्‍्का) और आदमी 
को अपराध करने को प्रेरित करती है ( च्येठकश ) और अत्याचारियों 
या पीड़कों को जन्म देती है (व्यापारी पेतृन्नरिकोव ) जिन्हें गोकी जिन्दगी 
के मालिक' कहता है । 
उपन्यास 'फमा गर्देयेव” में गोकी ने इन्हीं जिन्दगी के मालिकों 
का चित्रण किया है । पाठकों के सामने रूसी व्यापारियों--इग्नात 
गर्देयेव, अनानी शचरोव, याकोव मयाकिन--की बड़ी स्पष्ट तस्वीरें 
आती हैं जिन्हें जीवन ने प्रभुत्तशाली और कठोर बना दिया है और जो 
अपने को दूसरों के जीवन का मालिक समझते हैं। किन्तु यह प्रमृत्व लोगों... 
'को सताकर और नष्ट करके प्राप्त किया गया है और यह अधिकार 
न्यायोचित नहीं हैं। गो्की इसकी आलोचना करता है और यह प्रदर्शित 
करता है कि (यह जीवन के मालिक केवल दूसरों को सताते ही नहीं हैं 
'बरन्‌ स्वतः भी आदमी नहीं रह जाते (जैसे कि च्येलकश ' में गवरीछा )। 
इस उपन्यास में गोकी ने विभिन्न प्रकार के व्यापारियों के चित्रण... 
'की ओर विद्येष ध्यान दिया है और वह उस अन्यायपूर्ण मार्ग को दिखाता... 
 'है जिस पर चलकर इन छोगों ने बुरे से बुरे ढंग से धन इकट्ठा किया, 
“जिसने कि इनको अत्याचार करने की इतनी शक्ति दे दी। उपन्यास के... 
. अंत में फमा, उत्सव में एकत्रित हुए इन व्यापारियों और शहर के अमीरों. 
“की काली करतूतों को गिनाता है। चूँकि इन लोगों के पास दिमाग़ है, 
..._ शक्ति है, और धन है इसलिए उनका उत्पीड़न और भी गहरा हो जाता... 
.._है। फमा का पिता इग्नात गर्देयेत ऐसा ही है जिसके समृद्ध चरित्र की 
“विशिष्टताएं करता तथा मद व्यसन'में नष्ट हो जाती हैं। याकोवँ मयाकित 
... में गोर्की उन विशिष्टताओं को ब्रदर्शित करता है जो कि जनता के बीच... 
.._ से आये हुए या बने हुए व्यापारियों में सुरक्षित रहीं । उसमें दृढ़ता है, 
« .. बद्धि है तथा ज्ञान के प्रति अभिरुचि है। उसमें वाक्पटुता भी है। किन्तु... 






























अब्डेपरबिन्‍म ३८-5८ वक 43०८ अकेस+3 ३८ 


् कम किम नल लिनन कलेललित मी 





मेक्सिस गोर्की क्‍ श्छप्‌ 


इन्हीं के सहारे उसका अत्याचार और भी विषम हो जाता है। 
उपन्यास में गोर्की व्यापारियों की दूसरी पीढ़ी का चित्रण भी करता 
_ है। ल्यूबा, तरास मयाकिन, और स्मोलिन दूसरी पीढ़ी के लोग हैं। धन 


ने ल्यूबा का लोगों से सजीव संबंध न रहने दिया । वह किताबों में 


मग्न रहती है। उसके विचार अच्छे हैं , किन्तु आगे चलकर स्पष्ट हो 
जाता है कि उसके चारों ओर का त्रातावरण उसके विचारों तथा भावानओं 
. को नष्ट कर रहा है और वह वैसी ही है जैसे कि उसके वर्ग के अन्य छोग । 
मयाकिन और स्मोलिन सुसंस्क्ृत व्यक्ति हैं और वे ज्ञान इसलिए चाहते 
हैं कि जनता को और सूक्ष्म किन्तु और गहराई से चूस सके। दूसरी पीढ़ी 
का चित्रण करते हुए गोर्की यह कहना चाहता है कि यह उत्पीड़न या 


अत्याचार इसलिए नहीं है कि यह व्यापारी अपढ़ या असंस्कृत हैं वरन्‌ 


यह बताना चाहता है कि संस्क्ृति या ज्ञान यदि धन वद्धि की सेवा में रूगा 

.. दिया जाता है तो यह जनता के उत्पीड़न को और भी तीव्र कर देता है। 

संस्कृति तथा ज्ञान को जन कल्याणी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि 
उसे इस पराधीनता से मृक्त किया जाय । 


इस प्रकार गोर्की ने आलोचनात्मक यथार्थवाद के परम्परागत वस्तु- 


विषय को आगे बढ़ाया और उन बूराइयों का उद्घाटन किया जो कि 
पूँजीवादी समाज में मनुष्य को नष्ट कर रही हैं। इस विषय-वस्तु को विक- 
सित करते हुए गोर्की दूसरे ही निष्कर्ष पर पहुंचा । उसने केवल इस समाज _ 
का चित्रण ही न किया वरन्‌ इस समाज का पूरा-पूरा' निराकरण किया, 


और एसे समाज पर आक्षेप किया । 
उपन्यास के केन्द्र में फमा गर्देयेव है जिसे पिता की सारी सम्पत्ति 


. विरासत में मिली है। इसके साथ ही उसमें ऐसी अनभूतियाँ भी हैं जिनके 


कारण वह स्वतंत्र स्वस्थ जीवन बिताना चाहता है। उसमें कभी-कभी 
यह भावना जगती है कि वह इस सम्पत्ति का मालिक नहीं वरन्‌ गुलाम है। 
जब याकोव मयाकिन यह कहता है कि व्यापारी अग्नगण्य व्यक्ति हैं वह 


जवाब देता है कि “तुमने जीवन की नहीं जेल की रचना की , व्यवस्था नहीं 


.. स्थापित की, मनुष्य पर छुरी चला दी, दम घुट रहा है, संकीर्णता है, 


३० उप पररंथ 3०७ ०५-८८ ५+८-८पभनक से वर सपनकम+न-नपतनसका सन“ बचपन िमयत “न पकधनतभ3ल- “०. 


कक नम 


उकल७००ससकपर“क 


मन न 


>इहारलध शाला धलंसलवरतााउपरलथ ८5 पय0१ कद; परत रिषटन्‍ "नस लाइ२ हट सिसत पलक 5 ० 


पपकारकास्र4ध ० 


वि सरल अमल अप यम लक 








. श७छद..... रूसी साहित्य का इतिहास 








| के हक क्‍ द ह इस उपन्यास में ऐसे लोग ग॒ भी हैँ जी इ्त व्यापारियों की तुलना में ह 
.... सव्वथा भिन्न हैं। यह मजदूर 






आत्मा के लिए कोई जगह नहीं है, मनुष्य नष्ट हो रहा है।” 
.... फमा के रूप में गोर्की ठेठ व्यापारी का चित्र नहीं प्रस्तुत कर रहा है ४ 
फमा तो इस वर्ग से बाहर निकल गया है । अब वह इस जात-बिरादरी 
के बाहर है, इसके माध्यम से गोर्की यह प्रदर्शित कर रहा है कि स्वाभाविक 
अनुभूतियों--उदात्तता, सहानुभूति, न्यायप्रियता--के लिए इस वाता- 
वरण में कोई स्थान नहीं है जहाँ कि फमा स्थित है। फमा इस वातावरणः 
से समझौता करने को तैयार नहीं है। फिर भी उसके सामने कोई दूसरी' 
भावना या आदर्श नहीं है, जिससे कि उसे अपने प्रतिवाद में सहारा मिला. | 
सके, इस कारण उसका प्रतिकार शिथिछ और अपूर्ण रह जाता है, यह... 
एक व्यक्ति का प्रतिवाद है। है. 2 
आगे चलकर आरतोमनोवों का काम उपन्यास में गोर्की ने इल्या 
आरतोमोनोव के उदाहरण द्वारा यह दिखाया कि किस प्रकार व्यक्ति... 
न केवल इस वर्ग से बाहर चला जाता है वरन वह जनता और बोल्शेविक' _ र 
पार्टी के पास पहुँच जाता है। किन्तु इस उपन्यास में गोकी ने ऐसा कोई. 
लक्ष्य न रखा । यहाँ वह केवल फमा की स्वाभाविक अनुभूतियों (उत्पीड़न... 
पर आश्रित) का उसके चारों ओर के वातावरण से संघर्ष मात्र दिखाता की 
है। उसकी भावनाओं का यह विस्फोट असफल ही रहता है। जब उसके ४ 
विचार लोगों के लिए खतरनाक बन जाते हैं तो लोग उसे पागल कहने 
लगते हैं और वह पागलखाने में डाल दिया जाता है। पागलखाने से _ 
.. वह सचमुच पागल बनकर निकलता है । ऐसे अन्त के द्वारा गोर्की यह 
बताना चाहता है कि यदि ऐसे वातावरण में स्वस्थ आत्मा पड़ जाती है 
तो वह पनप नहीं सकती, वह नष्ट हो जाती है । पूँजीवादी समाज की 
विकृतियों तथा विषमताओं का जो घातक श्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है. 
उसका इसमें पूरा-पूरा चित्र है। 3 8 अ क। 





और श्रमिक हैं | फमा कहता है कि यह 





ध्कया लितेरातूरा, ल० इ० तिमोफेयेव, पू० ६३, 


















मेक्सिम गोकी 5 ह १७७ 


दूसरों से सर्वथा भिन्न हैं, नम्र हैं, ठीक विचार करते हैं--सीथे सादे 
मजदूर । उपन्यास में मजदूरों का एसा सांकेतिक चित्र पाठकों को 
बताता है कि जीवन में दूसरी शक्ति भी है। लेखक द्वारा चित्रित घटनाओं 
के भावों को समझने में इनसे मदद मिलती है । 
- 'फमा गर्देयेव' के बाद गोर्की ने त्रयी' कथा लिखी (१९००), जिसमें 
बुआ समाज में व्यक्ति के जीवन की करुण कथा या ट्रेजेडी को प्रदर्शित 
किया गया है । कथा के मध्य में तीन व्यक्ति हैं जिनका जीवन उनके संसार 
की विषमता को पूरा-पूरा चित्रित करता है। कथा का नायक ईल्या ल्न्योव 
उस रास्ते पर चलता है जो उसे उत्पीड़िकों के बीच ले जाता है। फिर भी 
उसकी मानवीय भावनाएं एक दम नहीं लुप्त हो जातीं । वह जीवन में 
व्याप्त मिथ्या और अन्याय का अनुभव करता है। वह इनकी आलोचना 


करता है और नष्ट हो जाता है। यदि उसका एक दोस्त याकोविफिलियो--. 
नोव इस दलदल से नहीं निकल पाता तो पावेल ग्रचोव समाजवादियों के _ 
पास पहुँकजाता है और उनके साथ काम करके आदमी बन जाता है।. 


इस कहानी के द्वारा गो्की एक क़दम और आगे बढ़ा और उसने उन्नीसवीं 
शती के अन्त के रूसी जीवन के मूलभूत सामाजिक भाव का उद्घाटन किया 
तथा उस पथ का निर्धारण किया जिस पर चलकर ही बुजु आ समाज 
की विबमताओं से छटकारा पाया जा सकता है। 


पावेल ग्रचोव का चित्र बड़ा गहरा नहीं है फिर भी कऋान्तिकारियों 
के रूपों के उन रेखाचित्रों में से एक है जिनकी रचना गोर्की की महत्वपूर्ण 


देन मानी जाती है। 
ताटक 


१९०० से गोर्की ने नाटकों की ओर ध्यान दिया । १९०० में उसने 
मेहचान्ये', १९०२ में निचले तले पर, १९०४ में दाचनिकी' (मकान 


में रहने वाले), १९०५ में सूर्य के बच्चे', १९०६ में शत्रु और 'असमभ्य 


यह प्रकट करती है कि गोर्की नाट्य लेखन की अत्यन्त महत्वपूर्ण साहित्यिक 
2 


20 खाक 


नाटक लिखे । सब मिलाकर गोर्की ने बीस नाटक लिखे। यह संख्या स्वयं 


सर 2००पस० 5: पलीडिकादंद 233: 


पलक अल 3 


िवकलायरकट 





























१७८ रूसी साहित्य का इतिहास 


कार्य मानता है। साथ ही वह यह भी जानता है और अपने लेख “'नाटठक' में 
स्पष्ट कहता है कि अन्य साहित्यिक रूपों की अपेक्षा नाटक कठिनतम रूप 
है। फिर भी वह नाटकों की ओर झुका क्योंकि वह जानता है कि तीक्ष्ण 
सामाजिक संघर्ष के यूग में नाट्य-रूप विशेष प्रकार से युग की सामाजिक 
विषमता को गहराई के साथ अभिव्यक्त कर सकता है। इसी से वह 
नाटकों की ओर आक्रृष्ट हुआ और चेखोवीय शैली के नाठकों की सृक्ष्म 
मनोवैज्ञानिक विशिष्टताओं को अपनाने के साथ-साथ उसने उनमें अपनी 
ओर से नया योग भी दिया । उसने सववेथा दूसरे प्रकार के--सामाजिक 
राजनीतिक--- नाटकों की रचना की जिनमें उसने अपने समय की 
सामाजिक समस्याओं को प्रस्तुत किया--जेसे पूँजीवाद से मज़दूर 

वर्ग का युद्ध (शत्रु), बुर्जुआ समाज में व्यक्तित की ट्रेजेडी' और स्वतंत्रता _ 
प्राप्ति के लिए उसका प्रयत्न (निचले तले पर) , रूसी बूृद्धिजीवियों 
का भाग्य (मकान में रहने वाले', सूर्य के बच्चे) आदि । गोर्की इस युग 
या समय को स्वतः नाटकीय मानता है और इसी से वह नाटकों'की ओर 
आक्ृष्ट हुआ। यूग के संबंध में उसका कहना है कि हम पूर्णतया गम्भीर 


_नाटकीय युग में, नाश तथा निर्माण के तनावपूर्ण व्यापार के नाटकीय युग _ 


में रह रहे हैं ।' 


निचले तले पर ” और शत्रु' नाठकों को छोड़कर सन्‌ १९०० के... 


वर्षों के नाटक अधिकतर रूसी बुद्धिजीवी वर्ग के उस क्वासशील मानसिक _ 
स्थिति से युद्ध कर रहे हैं जिसने कि उन्हें संकीर्ण व्यक्तिवादी बना दिया 


है।इसने मकान में रहने वाले में इन बुद्धिजीवियों को उन लोगों में बदल _ 


- दिया जो जीवन से गहराई से नहीं बँधे हैं और जो जनता के हितों के साथ 


अपने को न जोड़ सकने के कारण उद्देश्यहीन और करुण जीवन बिता रहे 


मा हैं (सूर्य के बच्चे! ) । क्‍ 
... ज्ञाढकों में श्रमिकों का रूप 


जनता से विच्छिन्न इन बद्धिजीवियों के प्रतिपक्ष में गोकी उन नये 





मेक्सिस गोंकी... .. १७९ 


. कैसा होना चाहिए, जो दृढ़ता के साथ जीवन के नये सत्यों का संवहन कर 
रहे हैं। ये नये लोग श्रमिक या मजदूर हैं। मेश्चान्ये! नाठक में श्रमिक 
नील का विशेष स्थान है। साहित्य में यह श्रमिक या मज़दूर--क्रान्ति- 
कारी का पहला चित्र है। उसमें जीवन के प्रति सामाजिक संबंध की 
विशिष्टताएं स्पष्ट हैं। वह काम करना चाहता है और साथ ही अपने 
मनुष्य के अधिकारों के लिए लड़ने को भी तय्यार है। परिश्रम और 
. यूद्धशीलता द्वारा गठित यह नील साहित्य में नया रूप है.। उसके पीछे 
ऋलन्तिकारी युद्ध के लिए सन्‍्नद्ध मजदूर या श्रमिक वर्ग खड़ा है। फिर भी 
नील के रूप में नये व्यक्ति का सर्वांगीण चित्र नहीं प्रस्फुटित हो सका है। 
वह समुदाय से बाहर प्रदर्शित किया गया है। 

.. शत्रु नाटक इस दिशा में तया क़दम है। इस नाटक में श्रमिकों कां 
एक पूरा समूह है। ये अपने चारों ओर के लछोगों--मिल मालिक, शासना- 
घिकारी, बूद्धिजीवी आदि--से बिल्कूल भिन्न हैं । ये जीवन के नये 
. सत्य को जानते हैं और यह ज्ञान उन्हें दूसरों से ऊँचा उठा देता है। 
यह नया सत्य है---सोशलिज्म या समाजवाद, इससे उनको नैतिक शक्ति : 
. मिलती है। अपने साथ की रक्षा के लिए ये आत्मत्याग के लिए तय्यार हैं 
और यह हिम्मत के साथ जेल जाते हैं क्योंकि उनका अपने कार्य के औचित्य 

में विश्वास है। नाटक का अन्त इन दाब्दों से होता है कि ये लोग जीतेंगे ।' 
इस प्रकार नटखट बालक' से शुरू होकर नये व्यक्ति का रूप कदम बक़दम 
. उभरता और निखरता गया और पूर्ण होता गया । उसमें परिस्थितियों 

_ के विरुद्ध प्रतिवाद की विशिष्टताएं मिलीं जिनका पूर्ण उत्कर्ष, जनता के 

_अत्याचारियों के विरुद्ध संघर्ष और युद्ध में हुआ । के 
. निचले तले परः द क्‍ 
.... इस नाटक की रचना 'मास्को कला थियेटर' (मखात' अर्थात मस्को- 
. वस्की अकादमीचेस्की हुदोजेस्तवेन्नी तिआत्र) के साथ गोर्की के घनिष्ठ _ 
. संबंध के फलस्वरूप हुई । गोर्की के पहले इस थियेटर की मनोदृष्टि व्यापक 

. रूप से सामाजिकशराजनीतिक न थी । उसकी सबसे अच्छी कृतियाँ चेखव 
. के मनोवैज्ञानिक नाटकों का अभिनय थीं । गोर्की के आगमन से यह थियेटर. 
































धरमटकारकंस+3७ ००२०३ सं2ूउ5-सरसकेसर-: 














नलीतककनलना बनना बनती हनन शक + लि लन नीनन “तलफननना नम ऊतक नमन» तन ऊन जग नमन _+_ का _न नमक तलनु५“६॥# ८९ हए: ० 





रूसी साहित्य का इतिहास 



















आगे बढ़ा | इस थियेटर के संस्थापक के० एस ० स्तानिस्लावस्की के शब्दों 
में “हमारे थियेटर में सामाजिक राजनीतिक मार्ग का निर्माता और : 
प्रस्थापक गोर्की है । इस थियेटर के प्रस्ताव पर गोकी ने आरम्भ में 
भेदचान्ये' लिखा और फिर बाद में (१८ दिसम्बर १९०२) निचले: 
तले पर ' नाटक का अभिनय हुआ। दोनों नाटकों का जनता ने बड़ा स्वागतः 
किया । इनमें निचले तले पर” नाटक को अपूर्व सफलता मिली । 


इस नाटक (“निचले तले पर') ने पाठकों और दर्शकों के आन्तरिक 
भावों और विचारों के मर्म को छू लिया। नाठक के मुख्य पात्र जीवन के 
यथार्थ व्यक्ति हैं (सातिन, बुबनोव, बरोन) । इनके चित्रण में गोर्की की 
प्रतिभा की मूल विशेषताएं पूर्णतया स्पष्ट होती हैं--जनता के प्रति ' 
अगाध प्रेम । पात्रों का ऐसा चित्रण हुआ है कि वे पाठकों के बिल्कुल निकट 
आ जाते हैं। इस नाटक में पाठक बराबर नायक के साथ रहता है। 
मुख्य चरित्र 
गोर्की ने इस नाटक में विविध चरित्रों की सृष्टि की है और इनमें. 
से प्रत्येक की अपनी विशष्टिता है। इस निचले तले पर समाज के विविध: 
स्तरों से लोग गिरते-गिरते पहुँच जाते हैं। मिखाईल इवानोविच कस्ति-, 
ल्योव के रात्रि-निवास स्थान पर, जहाँ कि लोग सिक्रे रात में सोते हैं--- 
विभिन्न प्रकार के लोग दिखाई पड़ते हैं । यह बरोन' (उच्च वंश का) है 
जिसका चरित्र और भाग्य प्रभुवर्ग के छ्वास की कथा कह रहा है। परिश्रम : 
में अक्षम, जनता को मेहनत पर जीवन व्यतीत करने वाला यह उच्च वंश' 
का व्यक्ति धीरे-धीरे सारी शक्ति और दढ़ता खो देता है और निम्नतमः 
दुर्बलताओं का शिकार बन जाता है और अतीत की याद किया करता है # 
वह अब जिस गड़ढे में पड़ गया है उससे निकलने की कोशिश भी नहीं 
करता। वह इसे स्वीकार करता है और कहता है कि “मालम होता है 
कि मुझमें चरित्र नहीं है। 


इसके विपरीत क्लेश केवल छः: महीना इस रात्रि-निवास-स्थान में 
रद्दा है और वह बराबर इस बात का प्रयत्न कर रहा है कि इसमें से निकल 

















मेक्सिस गोर्की._ . + /“शथटेश 


_ कर वह जीवन में अपना कोई स्थान बनावे । किन्तु दरिद्रता तथा अधि- 


कारहीनता ने, जिसमें कि जारशाही रूस की जनता पड़ी हुई थी--कभी 
मनुष्य को ऊपर उठने का मौका न दिया यदि वह एक बार समाज के 
निचले तले पर पहुँच गया । इससे पाठकों को मालूम हो जाता है कि 
क्लेश का यह स्वप्न पूर्ण न होगा । शुरू में तो वह प्रयत्नशील है किन्तु 


अन्त में वह परिस्थितियों से समझौता कर लेता है। 


रात्रि-निवास-स्थान में रहनेवालों में से अधिकांश जीवन की परि- 


“स्थितियों से युद्ध करना छोड़ देते हैं। रोगी, शराबी अभिनेता अपने तथा 


दूसरों के बारे में कहता है कि उसे किसी में विश्वास नहीं है। पेपेल कहता है 


कि “मेरा पिता जीवन भर जेल में रहा और वही जगह मेरे लिए भी है।” 


.. पूँजीवादी समाज को विभकत करनेवाली सामाजिक विषमताओं का 


 गोर्की बड़ा व्यापक चित्रण करता है। पीड़क तथा पीड़ित का यह युद्ध 
इस रात्रि-निवास-स्थान में भी बराबर चलता रहता है। छोग इस स्थान _ 

. के मालिक केस्तिल्योव की म॒ट्ठी में हैं और वह इनको खटमल की तरह 
.. चूस रहा है। उसकी पत्नी वसिलीसा उससे भी बढ़कर है। ऐसे पूँजीवादी 
समाज में जहाँ कि सनृष्य सनृष्य का सहायक नहीं वरन्‌ एक दूसरे के लिए 


भेड़िया है, जहाँ एक की खुशी दूसरे की व्यथा पर ही निर्भर है, उसकी पत्नी 
अपने आनंद के लिए अपने पति की हत्या के लिए भी तय्यार है, और उसकी 


हत्या करवा देती है, और हत्यारे को पकड़वा भी देती है। 


इस नाटक के विविध पात्रों का अपना व्यक्तित्व है, अपनी ज़बान 


. है और अपना विशिष्ट चरित्र है। गोर्की ने उनका बड़ा सजीव चित्रण... 

. किया है। वे कितने ही नीचे क्‍यों न गिर गए हों फिर भी उनमें कुछ न कुछ. 

.. मानवता सुरक्षित है। वे भी आदमी बन जाते यदि इनके मार्ग में बुर्जुआ 

.._ समाज की शवित बाधा स्वरूप आकर खड़ी नहो जाती | पात्रों के ऐसे 
. जीवन्त चित्रण के कारण नाटक का वस्तु-तथ्य बड़ा शक्तिशाली बन गया. 


है । इसके सार तत्त्व को समाजवादी मानवता कहा जा सकता है। 
यह नाटक मानवतावादी भावना से ओतप्रोत है । गोर्की पाठक को 


इस बात का अनुभव करा देता है कि प्रत्येक व्यक्ति में-चोर, वेश्या, 








न अल यम कल 


जम 8 मल आम मन मी मम व जम अल मल ली 2 ली यम कल महा अर आ आज नली अल कि अल जम लि 30 हम हक 223 हे 4 ४2232 2 

































यह अनुभूति पाठकों को इस करान्तिकारी निष्कर्ष की ओर प्रेरित _ 


सातिन का चित्र 


पर पर्दा नहीं डाला है। इसी से इस पात्र के विश्वास को लेखक ने कार्य रूप. 


. “मैं उन लोगों के मुख से समाजवाद की शिक्षा नहीं दिला सका जिन्हें 

.. कि जीवन ने नष्ट कर दिया है। फिर भी महत्त्व की बात यह है कि उसने 
.. आत्म-समर्पण नहीं किया और वह सतत युद्ध करता रहता है। ऐसे लोगों 
.. के बीच जो कि अब पूरी तरह झुक गये हैं, जिनके लिए अब यह कहा जा. 


अल्प पाअप सक्षकष: पका पता मय य< 2०4६: केक फिर सर ५,५+॥ं-कामअ सहज कर कफ! धकाकार०० बाइक >क कक ५." >न ह अस कक लक > छत 0/ग५३७५४५१ ५। री पिननकल >कबलन डक नानी पिन + 
अप आक भ नमक: ५८% आफ जे: एफ एफ +त पि।कगे[त वर तकममभा। ० काका धर ल्‍फेने#५३६ ९०४९३ ९०३५२ 





























श्थर रूसी साहित्य का इतिहास 


दराबी--उदात्त मानवीय भावनाएं जीवित और सुरक्षित हैं । यदि 
ये भावनाएं पूर्णतया विकसित नहीं हो पातीं तो यह व्यक्ति का दोष 
नहीं, यह उसका दुर्भाग्य है, उसकी व्यथा है और यह उन असह्य . 
सामाजिक परिस्थितियों का परिणाम है जिसमें कि वह पड़ा हुआ है | 


करती है कि मनुष्य मनृष्य बन सके । इसलिए उस सामाजिक विधान 
का तोड़ता परमावश्यक है जो जीवन को “निचले तले पर” पटक देता 
है । इस विचार ने इस नाटक को अत्यधिक सामाजिक महत्त्व प्रदान 
किया । 
गोर्की बड़ी कलात्मकता के साथ उस विषभमता को प्रकट करता 
है जो कि व्यक्ति के सामाजिक अधःपतन और उसके अपने उद्धार के 
स्वप्न में छक्षित होती है। प्रत्येक पात्र का अपना स्वप्न और अपना प्रयत्न _ 
है और व्यक्ति की उदारता और शक्ति में विश्वास है। यह विश्वास नताशा 
के स्वप्नों में पेपेल के फिर से आदमी बनने के प्रयत्न में और अभिनेता 
के उस चमत्कारी तगर के विश्वास में, जहाँ कि वह नीरोग हो जायगा 
प्रकट होता है। इस प्रकार नाटक के प्रत्येक पात्र की अपनी विशिष्टता 
है और प्रत्येक के साथ उसका विशिष्ट सामाजिक वातावरण है। 


सातिन का चित्र इस नाटक में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । इस नाटक के 
पात्रों में केवल वही है जिसने हार नहीं मानी तथा जो बराबर परि 
स्थितियों से यद्ध करता रहा, और जिसका मानवीय उदात्तता तथा 
जीवन से विश्वास डिगा नहीं। फिर भी गोर्की ने इस पात्र की दुबेलताओं 


में नहीं परिणत किया। गोर्की ने अपने नाठक के संबंध में स्वयं कहा है कि 











मेक्सिस गोकी..... १८३ क्‍ 


सकता है कि वे कभी आदमी थे” मानव की महत्ता की घोषणा करने 
वाले सातिन के यह शब्द गूँज उठते हैं : मानव स्वतंत्र है, मानव महान्‌ 
है, उसकी इज्जत करनी चाहिए । सान्‍्त्वना या दया द्वारा उसे नीचे न 
गिराओ ।” रा 
मानव के प्रति इस विश्वास में, मानव के पक्ष में उसकी स्वतंत्रता 
के लिए यूद्ध का आह्वान भी है। सातिन इस युद्धशीलता का 
प्रतीक है। 
लुका का चित्र द क्‍ 
इस नाठक में निरन्तर युद्धशीलता के मुख्य भाव के साथ दया या 
सान्त्वना का भाव भी मुख्य है। लुका इस दया या सान्‍्त्वना के भाव 
का प्रतीक है। वह प्रत्येक पात्र को उसके लिए बिना कुछ करे-धरे सिर्फ़ 
सांत्वना दिया करता है और उनको शान्त करता रहता है। इस प्रकार 
का दुःख हल्का करने का हल्का ढंग झूठ के सहारे ही चछ सकता है और 
लका इसी का आश्रय लेता है। इसी के सहारे वह लोगों को मोह लेता 
है । इस प्रकार की झूठी सान्‍्त्वना क्षणिक शान्ति तो चाहे दे दे लेकिन 
वास्तव में वह बड़ी घातक है। अपनी शक्ति को एकत्रित कर युद्ध के लिए 
सन्नद्ध करने के बजाय, ऐसी झूठी सान्‍्त्वना लोगों को दुर्बल बनाती है, 
उनकी शक्ति को व्यर्थ कर देती है और उनको नष्ट कर देती है। गोर्की 
ने इस संबंध में कहा है कि इस प्रकार की झूठी सान्त्वना देनेवाले लोग 
... बड़े बुद्धिमान और मभिष्ठभाषी होते हैं और इसी से वे बड़े घातक 
. भीहैं।! द 
सातिन इसी दुर्बल बनानेवाली झूठी सान्त्वना के विरुद्ध युद्ध करता... 
रहता है। वह कहता है कि “बहुत से लोग हैं जो सान्‍्त्वता देने के लिए .. 
झूठ बोला करते हैं। मैं जानता हूँ कि झूठ शमनकारी होता है, 
परिस्थितियों से समझौता करानेवाला होता है। झूठ उस कठोरता का. 
. समर्थन करता है जिसने कि मजदूर के हाथ को कुचछ दिया और जो भूख 
से मरनेवालों को दोषी ठहराता है। झूठ की जरूरत उनको है जो कम- 
जोर दिल के हैं। जो स्वाधीन हैं उनको इसकी क्या ज़रूरत। झूठ 


'कपमाअंसेकलेअा 222 निधन मन ७७७ पपलकलराउककतावधार 7 कक मरकमतशसन संत रन कसकलत नाग किन" ३ ताकत तय कमल." ० तक हक हक. 89७/ 
पे अल लक मन कमर अल - ५५७ ५७2६२ ५ पु 








जटड... झूसी साहित्य का इतिहास 


 शलामों का धर्म है और सत्य स्वतंत्र व्यक्ति का देवता है (7! 
: सत्य, कठोर सत्य, जो झूठी आशाओं तथा झूठ आत्म-संतोष को 





कोई स्थान नहीं देता, वही मनृष्य को ऊपर उठा सकता है और उसे क्‍ 


अत्याचार के विरुद्ध युद्ध करने की शक्ति दे सकता है। सातिन के शब्द 
इसी सत्य के द्योतक हैं। 

नाटक का रचना-विधान ओर भाषा 
इस नाटक के रचना विधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि 
_जीवन्त परिस्थितियाँ--जो कि उस समय और साधन के यथार्थवादी 
सजीव संबंध के अनुकूल हैं--पात्रों के पारस्परिक संबंध और संघर्ष का 
.. अभिव्यंजन करती हैं। रातरि-निवास-स्थान में रहनेवाले पात्रों के बीच 
.... जो आपसी संबंध हैं उनसे पाठक भली-भाँति परिचित हो जाता है और 
.. बह यहाँती जान जाता है कि विभिन्न पात्र जीवन के किन रास्तों से चलते... 

.... हुए इस “निचले तले पर' पहुँचे हैं। लुका के आने पर थोड़े ही दिनों में ये 
.._.._ संबंध और संघर्ष चरम स्थिति पर पहुँच जाते हैं, जो वास्का पेपेल को 
जेल में भेज देते हैं। नताशा को अस्पताल भेजते हैं और अभिनेता की 
.. आत्महत्या. करा देते हैं। नाटक बड़ी ही तीक्षण विषमताओं , बैपरीत्य _ 
. और संघर्ष पर आधारित है जिनकी तीक्ष्णता नाटक की घटनाओं से स्वतः 


स्पष्ट है। स्वयं नाटक का शीर्षक निचले तले पर' यह ध्वनित करता 













है कि विषमताएँ जीवन को विभक्त कर रही हैं, चीर रही हैं। यदि ऐसा 


._ निचला तला यह स्तर है जहाँ कि लोग ढकेल दिए गये हैं तो निश्चय ही... है 
. सच्चा जीवन भी होगा जिससे कि वे अब वंचित हो गये हैं और जिसको. 
विदवास के आधार पर फिर से प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही यह 


. जी स्पष्ट है कि जब तक मनुष्य का मनुष्य द्वारा उत्पीड़न हैं तब तक 


का यथार्थवादी आधार, ऋन्‍्तिकारी रोमांटिक महत्त्व भी प्राप्त कर लेता 

_है। सातिन का आत्म-कथन तथा दूसरे पात्रों की मानवता इस बात का क्‍ 
संकेत दे रही है कि यह विषमता न्‍्यायोचित नहीं है, इसे अवश्य बदलना 
आहिए और यह अवश्य बदलेगी। नाटक में यथार्थ जीवन का ऐसा... 









उत्पीडित व्यक्ति फिर से मनुष्य नहीं बन सकता। इसके साथ ही नाटक _ 





मैक्सिम गोकी ... श१ृ८प्‌ 


.. जोरदार चित्रण हुआ है कि वह ऐसे जीवन के प्रति निरन्तर विरोध की 
.. आवाज़ उठाए बिना नहीं रहता। 
.. नाठक के पात्रों की भाषा अत्यन्त वैयक्तिक है। प्रत्येक पात्र अपनी _ 
'मनोवत्ति तथा उस सामाजिक वातावरण के अनुरूप ही बोलता है जिसमें 
. “कि वह पला है। अभिनेता की भाषा अपने पेशे से पुष्ट है, बरोत की 
“भाषा में अतीत की स्मृतियाँ हैं, नासता की भाषा में सस्ते उपन्यासों की 
. “विशिष्टता है और हरूका की भाषा में किसानों की भाषा की झलक है। 
यह सब यथार्थवादी भाषा के उदाहरण हैं। फिर भी गोर्की ने भाषा की 
बाहरी क़रूई को इतना गहरा नहीं किया कि सब अजीब या किसी दूसरी 
दुनिया. के जीव रूगने लगें। गोर्की में सामान्य व्यापक भाषा का प्रयोग 
है और यह भाषा उनके व्यक्तित्व को मुखरित करने के साथ-साथ सबसे 
अधिक यथार्थवादी सामाजिक समस्या--कि उनके अधःपतन का कारण 
“उनका व्यक्तित्व नहीं वरन्‌ सामाजिक परिस्थितियाँ हैं जिन्होंने उनके 
व्यक्तित्व. को दबा दिया है--को स्पष्ट करती हैं। 
साटक का मसहस्त्व 
गो्की का यह नाटक एक ओर तो समाज के उस निचले तले को 
स्पष्टता के साथ प्रदर्शित करता है जो अत्याचार और उत्पीड़न पर 
.. आधारित है और जिसमें समा कर मनुष्य फिर उबर नहीं पाता और 
.. दुसरी ओर वह इस विश्वास से पूर्ण है कि मनुष्य स्वयं अपने को इस अत्या- 
.. चार से म॒क्‍त कर सकता है। यह मानवतावाद तो है किन्तु यह युद्धशील 
.. _मसानवतावाद है जो अपने रास्ते से सारी बाधाओं को दूर फंकता चलता 
.. है। गोर्की के नाटक का यह आधारभूत वस्तु-तथ्य है। यहं समाजवादी 
_ 'मानवतावाद है। यद्यपि जीवन ने इन पात्रों की कमर तोड़ दी है और 
. वे स्वयं परिस्थितियों से अधिक लड़ने में समर्थ नहीं हैं फिर भी इनका अन्त 
.. नये विचारों को जन्म देता है और पाठकों को इस निष्कर्ष पर ले जाता है 
"कि ऐसे समाज का अन्त कर देना चाहिए। यह नाटक मनष्य के अधः:पतन 
का विरोध करता है और उस झूठी भिथ्यापूर्ण सान्त्वना को भी ठकराता 
.. है जो मनुष्य को परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति नहीं देती वरन शिथिल _ 


| श्८३ ' रूसी साहित्य का इतिहास 





बनाती है। बाद में गोर्की ने स्वयं कहा कि नाटक में विद्रोह का 'सिगनल” है. 


है। सचमुच में इस नाटक का क्रान्तिकारी महत्त्व है । नाटक की 
सफलता ने जारशाही को इतना डरा दिया कि उसने आज्ञा निकाली कि 
ध्रान्तीय नगरों में इसके प्रदर्शन के लिए वहाँ के चीफ़ की अनुमति आवश्यकः 
. है और इन चीक़ों को गुप्त रूप से लिख भेजा गया कि यथाशक्ति इसके 


.. प्रदर्शन की आज्ञा न दें। यह सब होते हुए भी यह नाटक रूस में तथा देश- 


विदेश सब जगह अत्यन्त लोकप्रिय हुआ और कोई भी रोक या बाधा इसके 
सामाजिक कलात्मक प्रभाव को कम न कर सको। द 


तूफानी चिड़िया का गीत 


 गोर्की के उन विचारों की अभिव्यक्ति उन रोमांटिक रचनाओं में 
भी हुई जो १९०० के आरम्भिक वर्षों में लिखी गईं : तूफानी चिड़िया 
का गीत” (१९०१) और मनुष्य' (१९०३) द 
..... तृफ़ानी चिड़िया का गीत' में गोर्की ने काव्यात्मक ढंग से बढ़ती 
.. हुईं क्रान्ति की भावना का गीत गाया है। यह चिड़िया क्रोध से गरजते हुए. 


... समुद्र के ऊपर उड़ती हुई गाती है। शीघ्र ही तूफ़ान गरजेगा' यहइस 


गीत में कहा गया है। चिड़िया की कूक विजय का उद्धोष है 
जोर से तृफ़ान गरजे ।' ज़ारशाही ने उस पत्र (जीवन) को बंद कर _ 
- दिया जिसमें कि यह गीत छपा था। यह गीत अत्यधिक व्यापक हुआ 
. और क्रान्ति के पूर्व के वर्षों में आनेवाली क्रान्ति का प्रतीक बन गया। 


. “मनुष्य? द की 
.. यदि तुृफ़ानी चिड़िया का गीत” आनेवाली क्रान्ति का प्रतीक है 
तो मनुष्य” में उसके उच्च लक्ष्य की अभिव्यक्ति--मनुष्य की स्वतंत्रता-- 
_ हुईं है। यह कविता मनुष्य का गीत' है। मनुष्य के इस प्रतीकात्मक 
द चित्र में गोर्की बताता है कि मनुष्य को कैसा होना. चाहिए। गोर्की के लिए 
मनुष्य के सारे कार्यकलाप का लक्ष्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति 'मनुष्य' बन 


रा सके। मनृष्य की शक्ति और उसकी उच्च प्रगति के विश्वास से ओत-प्रोत 





.. यह गीत गोर्की की मानवतावाद की जोरदार अभिव्यक्ति है। सब कुछ 








85 हट औनीतडन बट शान “"ना-जजीी के ेनननवानालनानननननाज ८ + ७» - ।० ४ 
हु पर हक कल + अकबर: “ता>र+ मन परल वक०त> रन + कक. २३०7० डे: 


मैक्सिस गोंकों ््ि १८७ क्‍ 


मनुष्य में है--सब कुछ मनुष्य के लिए--आत्मा की थकान के इस दुखद 


क्षण में मैं अपनी कल्पना की पूरी शक्ति के साथ अपने समक्ष मनुष्य की. 


महानता के रूप का आहूवान कर रहा हँ--देखो वह फिर स्वतंत्र और 


उन्मक्त, गये से अपना सिर उठाए धीरे-धीरे किन्तु दृढ़ पग्ों से प्राचीन 
_ अंधविश्वासों के बीच से जा रहा है। मनुष्य के रास्ते का अन्त नहीं 


है। क्रान्तिकारी मनुष्य इस प्रकार बढ़ता चला जा रहा है--आगे और 


ऊँचे, आगे और ऊचे। 

उपन्यास की “सां? 

. १९०६ में गोर्की ने अपनी विश्वविख्यात कृति मां" प्रस्तुत की 
जिसकी रचना उसने सन्‌ १९०३ में आरम्भ कर दी थी। १९०७ में 


सोशल डिमोक्रेटिक पार्टी के अधिवेशन के समय जब गोरकी तथा लेनिन 


 लूंदन में मिले थे, लेनिन ने उसकी त्रुटियों का उल्लेख करते हुए भी इसके 
महत्त्व की चर्चा करते हुए गोर्की से कहा था कि “अब तक क्रान्तिकारी 
आन्दोलन में बहुत से मज़दूर अचेतन रूप में योग दे रहे थे। अब वे इसे 

पढ़ेंगे और लाभ उठाएँगे। यह अत्यन्त समयोषयोगी पुस्तक है *--यह 
लेनिन की टिप्पणी थी। इस भेंट के बाद लेनिन ने गोर्की को लिखा कि 
“अपनी कलात्मक प्रतिभा के द्वारा तुमने रूस के और न केवल अकेले रूस' 


के वरन्‌ समस्त संस/र--मज़ दूर आन्दोलन को बड़ा लाभ पहुँचाया है। 


आगे तुम और भी लाभ पहुँचाओगे 
उपन्यास में प्रस्तुत समस्याओं की महत्ता के कारण, चित्रांकन की 


नवीनता, कलात्मक साधन तथा यक्तियों की मौलिकता और संसार भर. 
के पाठकों पर अपनी प्रभावात्मकता के कारण गोर्की की यह कृति बीसवीं 


.. शताब्दी के आरम्भ की विश्व-साहित्य की महत्वपूर्ण पुस्तक बन गयी । इस 
पुस्तक का संसार की बहुत-सी भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है। 


माँ उपन्यास में गोर्की ने उस नयी शक्ति का पूरा-पूरा चित्रण किया 


अिकब्लननानानाा-कनत ३ ५ सा 


) रुस्क्या सवेत्स्कया लितेरातुरा, छ० इ० तिमोफेयेव, पृ० ७७। 





ज्टट रूसी साहित्य का इतिहास 


'है जो कि जीवन में तथा अत्याचारियों के विरुद्ध युद्ध में प्रकट हो गर्व थी। 
“इस उपन्यास में वे सब चित्र एक में सम्मिलित हो गये हैं जिनको उसकी 
'सर्जना ने पहले अलग-अलग प्रस्तुत किया था-+- नटखट बारूक , कनवा- 
'लोव', मेश्चान्ये! तथा ,शत्रु--रोमांटिक योद्धा नायक का चित्र, 
'मानवता के उद्धारक का चित्र, तथा स्वतंत्रता के लिए युद्ध-सन्नद्ध यथार्थ 
“व्यक्ति का चित्र। उपन्यास के केन्द्र में मज़दूर--क्रान्तिकारियों के चित्र _ 
हैं जिनमें उस समय के मजदूर आन्दोलन की यथार्थ विशेषताएँ तथा उसकी 
'व्यापकता प्रतिबिम्बित है। जिस प्रकार कि फमा गर्दयबेव' में पूंजीवाद 
का वस्तु-चित्र प्रस्तुत किया गया था इसी प्रकार मां! उपन्यास में 
.. _अत्याचारियों के विरुद्ध क्रान्तिकारी आंदोलन का प्ूरा-पूरा वस्तु-चित्र 
. अंकित हुआ। 


.. चजडपन्यास को सामग्री 
ह इस उपन्यास की मुख्य विशेषता इस बात से प्रकट होती है कि इसमें 
.._यथार्थ व्यक्ति और घटनाएँ प्रतिबिम्बित हैं। इसके मूल में गोर्की ने उन _ 
... “घटनाओं का विन्यास किया है जो निजी नोवोगोरद और सोरमोवो में सन्‌ 
... १९०१-१९०२ में घटीं (सोरमोवो में पहली मई का प्रदर्शन और उसके 
. सदस्यों के विरुद्ध अदालती कारंबाई)। पावेल ब्लासोव और उसकी... 
मां पेलागेया नीलोब्ना--उपन्यास के मुख्य पात्र सोरमोबों के प्रदर्शन- 
... कारियों (पीतर अन्द्रेयेविच जलोमोव और उसकी मा अन्ना किरीलोव्ना) 
.. के बहुत निकट हैं। फिर भी गोर्की की कलात्मकता इन व्यक्तियों तथा _ 
.. घटनाओं के साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध से सीमित न हुई। उसने कान्तिकारी 
.. युद्ध को व्यापकता का पूरा-पूरा चित्रण किया और नये क्रांतिकारी योद्धा 
.._'बोल्शेविक की रचना की। रूसी मजदूर वर्ग के प्रगतिशीरू स्तर 
. के साथ घनिष्ठ संबंध से गोकी की कलात्मक शक्ति ग्रंथित है। साथ ही _ 










और वह इस आन्दोलन की मुख्य विशिष्टताओं को संमझ सका और 








. अब गोकी की लोक दृष्टि ने उसके उपन्यास के स्तर को ऊपर उठा दिया... 








द  सैक्सिसगोकी.......... (१८९ 
उपन्यास में मज़दूर और क्रांतिकारी बुद्धिजीबी 
... इस समय का ज्वरून्त प्रइन था मज़दूर वर्ग का उत्पीड़कों के विरुद्ध 
आन्दोलन। मां” उपन्यास युग के इसी मूलभूत महत्वपूर्ण समस्या का' 
_ पूरा-पूरा चित्रण कर रहा है। इसके पात्र दो शिविरों में बँटे हुए हैं--. . 
उत्पीड़क और उत्पीड़ित--जो एक-दूसरे के जानी दुश्मन हैं और जिनका 
वर्ग संघर्ष बराबर चल रहा है। एक शिविर में तो पूँजीपति हैं और उनके” 
कारिन्दे ज़ारशाही के न्यायालय, जारशाही की पुलिस तथा जासूस और. 
उनके द्वारा धोखे में डाली गई जनता, और दूसरी ओर हैं मज़दूर,. 
माक्सवाद का मज्जदूर वर्ग में प्रचार करनेवाले क्रांतिकारी नवयुवक,. 
तथा मज्नदूरों के साथ संयुक्त किसान । 


... इन पात्रों के माध्यम से सामाजिक संघर्ष के वे महत्त्वपूर्ण प्रश्न अभि-- 
व्यक्त हुए हैं जिनको गोर्की ने अपने उपन्यास में प्रस्तुत किया है, और 
वर्ग संघर्ष के उस यथार्थ संबंध को प्रकट किया गया है जिसने कि इस समय: 
सामाजिक संघर्ष की गतिविधि को निश्चित किया। 


प्रत्येक पात्र का चित्र या चित्रांकन उपन्यास में विशिष्ट कार्य का 
सम्पादन कर रहा है। पावेल का पिता पुरानी पीढ़ी के मज़दूरों का” 
प्रतिनिधि है जिसको कि उत्पीड़न ने प्री तरह पीस दिया है। उसमें शक्ति 
थी लेकिन जीवन के प्रति उमड़ते हुए अन्दर के विरोध के अभिव्यंजन का. 
उसे कोई ठीक चेतन मार्ग न मिल सका और मदिरा पान, लड़ाई-झगड़ा 
... तथा पत्नी पर व्यंग्य कटाक्ष उसका में अन्त होता है। पावेल की मां भी 
पिता की तरह दलित और दबी है जो सबसे डरती है कितु जिसे क्रांतिकारी: 


_नवयुवकों के सम्पर्क ने आदमी बना दिया। उसने अब अपना रास्ता जान 


. लिया और अब जीवन के प्रति उसका रुख निश्चित हो गया। पावेल नयी. 
पीढ़ी का प्रतिनिधि है जो सरकार तथा पूँजीवाद के विरुद्ध चेतन रूप में 
खड़ा हो सका। रीबिन के रूप में ऋंति की ओर बढ़नेवाले किसानों की 
विशेषताएँ प्रकट की गयी हैं। ऋतिकारी बुद्धिजीवियों का मजदूर वर्ग 
.. के साथ जो संबंध था वह क्रांतिकारी आन्दोलन का महत्त्वपूर्ण पक्ष था और. 





५९० रूसी साहित्य का इतिहास 


उसका चित्रण साशा, नताशा, सोफिया आदि पात्रों के कार्यकलाप द्वारा 


“किया गया है । 

क्‍ इस प्रकार यह उपन्यास मजदूर आन्दोलन तथा क्रांतिकारी युद्ध के 
"विभिन्न क्षणों को अंकित कर रहा है। इसमें आशिक संघर्ष, मजदूरों की 
गोष्ठियों के संगठन, प्रदर्शन, सेना से मुठभेड़, न्‍्यायारूय तथा गाँवों 
में ऋन्‍्तिकारी प्रचार; संक्षेप में क्रान्तिकारी कार्य कछाप के सभी पक्षों 
की विशिष्टताओं का चित्रण हुआ है। द 
न्‍मां का अंकन 

इस उपन्यास में मां के चरित्र का विशेष महत्त्व है। इसका नाम भी _ 

भरा! है और यह मुख्यतया मां के चरित्र के विकास का इतिहास है। 

... इसके द्वारा उस मार्ग का अंकन हुआ है जिस पर चलकर छोग क्रांतिकारी 
.. “बने।पावेल की मां के चरित्र का यही महत्त्व है। 

... आरम्भ के पावेल की मां पेलोगेया नीलोग्मा ब्लासोवा बड़ी दबी हुई, 

_ डरी हुई और मौन अंकित की गयी हैं। वह अपने बारे में स्वयं कहती है 








कि “मैं क्यों जीवित रही--झ्षगड़ा-काम - पति के अतिरिक्त और , 


:कुछ भी न देखा, भय के सिवा और कुछ न जाना, मुझमें सब कुछ पिस 
गया, आत्मा मार डाली गयी, अंधी हो गयी-कुछ नहीं सुनती ।” भय का 


“उसके जीवन पर शासन है। हर चीज़ का उत्तर वह आँसुओं से देती है... 


और वह हर चीज़ को सहती रही । उपन्यास के आरम्भ में वह एसी ही 

'अंकित की गयी' है। कितु उसके साथ ही अलक्षित रूप से उसके अन्दर 

'जीवन के प्रति असंतोष धीरे-धीरे बढ़ता रहा, यद्यपि इसे वह अभी स्वयं 

नहीं समझ सकती | बादं में मज़दूर नवयुवक तथा क्रांतिकारी विचारों 
. “के सम्पर्क में आकर वह अपने को तथा अपनी स्थिति को समझ सकी और 

... उसने उस असंतोष को पहचाना जो कि अलक्षित रूप से उसके भीतर ही... 

.. भीतर उमड़ रहा था। ः 

... धीरे-धीरे उसमें परिवर्तेन होता है। अचेतन से चेतन की ओर 

. “विकसित होनेवाले इस व्यापार या चरित्र-विकास को उपन्यास के बीच 

_ “गोर्की बड़ी सुक्ष्मता से शने: शरने: प्रदर्शित करता है और दिखाता है कि 

















दिल 3 मा सर हम मम 5 सील म वी अक जज न 0 2 पी कम आर 2 


. सेक्सिस गोकों जि है. के १९१ 


वह किस प्रकार इन नवयुवकों की बातचीत को समझने लगती है, इस 
ज्ञान ने कर्म को जन्म दिया और अब वह क्रांतिकारी कार्य में अपने लड़के' 
का हाथ बटाना शुरू करती है। इसलिए नहीं कि वह उसका बेठा है 
वरन्‌ इसलिए कि वह उस लक्ष्य को समझ रही है जिसके प्रति उसका लड़का 
प्रयत्नशील है और उसे अपने बेटे के इस कार्य से सहानुभूति है। 
ह उपन्यास के अन्त में उसका रूप बिलकुल दूसरा हो जाता है। अब 
. बह सर्वथा निर्भीक है और बड़े धर्य से जोखिम कामों को पूरा करती है। 
भय पर--जिसका कि उसके जीवन पर पूरा आधिपत्य था--उसने अब 
सदा के लिए पूरी विजय पा छी और अब उसमें साहस का आगमन हुआ, 
साहस जो कि युद्ध और विजय का आधार है । इसी से, यद्यपि वाह्य 
रूप में ऋन्तिकारियों की पराजय के साथ उपन्यास की समाप्ति होती 
फिर भी पाठकों का उनकी आनेवाली विजय में पूर्ण विश्वास है क्योंकि 
ये ऋत्तिकारी निर्भीक हैं और आन्तरिक शक्ति तथा साहस से परिपूर्ण 
हैं। वे भय से आत्म-समर्पण नहीं कर देते। मां के चरित्र का यह परिवतंन 
.. आन्तिकारी आन्दोलन की प्रगति तथा विकास की महत्त्वपूर्ण मंजिल का 
. आऔतक है। 

पावेल का चित्रांकन 

. पावेल के चरित्र का उपन्यास में अत्यधिक महत्त्व है। स्वाधीनता 
. ज्रमी नायक की चरित्र-सृष्टि द्वारा गोर्की ने एक ओर तो साहित्य की 
 क्‍्लासिकल डिमोक्रेटिक या जनवादी परम्परा को आगे बढ़ाया और दूसरी 
ओर उसने नया वस्तु-तथ्य प्रदान किया जिससे कि पावेल का चरित्र 


सोवियत्‌ साहित्य के नये पाठकों का पूर्वज या प्रवर्तेक बना। पावेल के 


चरित्र का कलात्मक महत्त्व इस बात में है कि उसके अंकन में गोर्की ने 


. आीसवीं शताब्दी के आरम्भ के मजदूर क्रांतिकारी की सभी अच्छी 


: “विशिष्टताओं को प्रतिष्ठित किया और इसके साथ ही पावेल के अथक 
परिश्रम तथा दृढ़ इच्छा शक्ति को प्रदर्शित कर उसके क्रान्ति मार्ग के 
उदाहरण द्वारा अपनी यह भावना भी प्रकट की कि मज़दूर कांतिकारी 


को कैसा होना चाहिए। पावेल में गोकी के पूर्वांकित नायकों के चरित्रों . 



















में प्रतिवाद तथा अत्याचार के विरुद्ध युद्ध-सन्नद्धता को विशिष्टताओं 


: मजदूर आन्दोलन शुरू हो गया था। इसी से उसका प्रतिवाद चेतना / 


. तथा उसमें मजदूर वर्ग की स्वाधीनता के महत्त्व की पूरी अभिव्यक्ति होती 
है। जनता और पार्टी के हितों की सेवा उसके चरित्र की मुख्य विशेषताएँ. 
.._ हैं और इन्हीं से उसका जीवन संचालित होता है। ववैल के रूप में गोर्की 
ने विद्व-साहित्य में पहली बार नया चरित्र अंकित किया | मजदुर- . 
ऋन्‍्तिकारी का चरित्र, जिसमें मजदूर वर्ग की स्वाधीनता और युद्ध के - 

. आधार पर गुम्फित नये मनुष्य का तया सामाजिक आदों प्रतिष्ठित किया े 
गया। गा आज मा हि की 


लंदन में लेनिन ने कियाथा। 







श्र्२ रूसी साहित्य का इतिहास 


का सम्मिश्रण है। यदि रोमांटिक कृतियों में गोकी ने साहसी स्वतंत्रता 
प्रेमी नायकों (दांकों, सोकल) की सृष्टि की, और यथार्थवादी कृतियों 


(कनवालोव, नटखट बालक ) को प्रदर्शित किया, तो पावेल के रूप' 
में उसने संघर्ष तथा युद्ध के उद्देश्यों का चेतन अंकेन किया है। वह जानता-... 
बुझता हुआ इस संघर्ष के महत्त्व तथा उद्देश्यों को समझता हुआ इसमें. 
प्रविष्ट होता है, और पूँजीवाद तथा अत्याचार के विरुद्ध लड़ता है। 
पावेल का चरित्र मुख्यतः निर्माणशील बोल्शेविक का चरित्र है। वह 
नवींन पीढ़ी का प्रतिनिधि है और उन वर्षों में बड़ा होता है जब कि रूसः “ 
में माक्संवाद का क्रांतिकारी सिद्धान्त निर्मित हो चुका था और व्यापक' न 


अ्रतिवाद है। वह ऋंतिकारी संगठन का सदस्य है। स्वतंत्रता के युद्ध के. 
बीच उसका ज्ञान विकसित होता है और दृढ़ होता है। अनेक घटनाओं 
के बीच गोर्की इसी उभड़ते हुए आन्दोलन की गतिविधि को प्रदर्शित करता _ 
है जिसकी परिणति प्रदर्शन तथा पुलिस से मुठभेड़ में होती हैं... ० ४४३ ० 

उपन्यास के अन्त तक पहुँचते-पहुँचते पावेल अनुभवी ऋरान्तिकारी _ 
नेता बन जाता है। उसमें इच्छा शक्ति है, दृढ़ता हैं, और योग्यता है. | 








. शोर्की ने इस उपन्यास पर कई वर्षों तक परिश्रम किया। अन्तिम 


.. रूप में प्रकाशित होने के पहले गोर्की ने उसका पाँच बार संशोधन किया। _ 
 संभवतः उसते उन त्रूटियों को दूर करने का प्रयत्न किया जिनका निर्देश 





मेक्सिस गोर्को._ द जप मय १९३ 


गोर्की ने विशेष रूप से भाषा की ओर बहुत ध्यान दिया। मनुष्यों 
और घटनाओं का चुनाव करता हुआ गोर्की जीवन के समान ही उनका 
यथार्थ अंकन करता है और उन विशिष्टताओं से उनको अधिक चटकीला 
बनाता है जिनको वह महत्त्वपूर्ण समझता है और जिनके साथ उसकी 
सहानुभूति है। और इस प्रकार इन युक्तियों के ढ्वारा वह पाठकों की 
सहानुभूति को विशिष्ट पक्ष की ओर प्रेरित करता है। व्यक्ति की अपनी 
खास विशिष्टताओं का मामिक चुनाव गोर्की को व्यक्ति के सजीव अंकन 
में बड़ी सहायता देता है और पात्र के प्रति पाठक के संबंध को निरिचत 
करता है। प्रत्येक पात्र की वाणी से, उसके चरित्र, स्थिति, मानसिक 
विकास का पता चलता है। भाषा की सहायता से गोर्की पात्रों के 
आन्तरिक मानसिक विकास का सूक्ष्म संकेत देता है जिससे कि उनकी 
विभिन्न विशिष्टताओं का पता चलता है। पात्रों का परिवर्तन इस उपन्यास 
में कृत्रिम नहीं प्रतीत होता। उपन्यास की घटनाओं के विकास के 
अनुरूप पात्रों के' चरित्रांकन की विशिष्टताएँ बदलती जाती हैं और उनके 
साथ ही गोर्की इन चित्रों या पात्रों के भाषागत वैशिष्ट्य को बराबर बदलूता 
रहता है, जिससे कि चित्रण अपने को समृद्ध करता हुआ नयी-नयी 
विशेषताएं प्राप्त करता रहता है और जीवन पर अपने विकास की छाप 
छोड़ता है। नीलोग्ना तथा पावेल के अंकन में गोकी का भाषा-कौशरू 
विशेष रूप से लक्षित होता है। 


जारशाही सेंसर ओर उपन्यास #.... 
ऐसा उपन्यास जारशाही की नजरों से नहीं बच सकता था। सेंसर 
: ने इसे अत्यधिक खतरनाक ठहराया और कहा कि यह समाजवादी विचारों. 
के प्रति खुले रूप में सहानुभूति प्रकट करता है। वह संग्रह, जिसमें 
कि यह उपन्यास छप रहा था उसकी सब प्रतियाँ जब्त कर ली 
गयीं, ठाइप तोड़-फोड़ डाले गये, और स्वयं गोर्की को आठ वर्ष की कड़ी 
सज़ा देने का निर्णय हुआ यदि वह रूस में हो और यदि वह विदेश न चछा 
. गया हो। इस प्रकार यह पुस्तक अत्यन्त खंडित रूप में छप सकी, इसका 
: पूरा प्रकाशन केवल अक्तूबर क्रांति के बाद ही हो सका। 
श्३े 





... किया। 


...._ सेवक, समाजवाद के लिए लड़नेवाला, साहस, सहनशीलता और बलिदान _ 


कमर नमन निनिद लिन लक दम जम 0 2200४४/७७७७७७७७७७७॥४४७ए रहे लक बन रमन च अर “मर भर हशाजन शव 22 पक «बम 


2 रूसी साहित्य का इतिहास 





समाजवादी यथाथवाद 

केवल सेंसर की ही इस पर कुदृष्टि नहीं थी वरन्‌ इसकी उस समय 
के बुर्जुआ पक्ष के आलोचकों ने भी कटु आलोचना की। वास्तव में ये 
आलोचक इस उपन्यास के क्रान्तिकारी प्रचार की शक्ति से भयभीत 
हो गये थे। ह 

यह उपन्यास सन्‌ १९०७ में छपा था। यह समय १९०५ की क्रान्ति 
_ की पराजय के बाद का समय था जब प्रतिक्रियावादी शक्ति बहुत तीव्र 
हो गयी थी, सामाजिक जीवन और साहित्य में निराशावाद, पराजय, 
और ह्वास की भावना थी। क्रान्ति की पराजय से लोग भयभीत हो गये 
थे।एऐसे निराशा के समय में उपन्यास का प्रकाशन महत्त्वपूर्ण घटनां थी 
जिसने कि लोगों में क्रान्ति की शक्ति भर दी। स्वयं गोर्की ने अपने 
उपन्यास का लक्ष्य बताते हुए कहा कि “हमारा ध्येय जीवन की अनिष्टकारी 
दक्ति तथा अन्धकार का विरोध करने वाली आत्मा को सहारा देना 
है, गिरने से बचाना है”। इस कार्य को गोर्की ने पूरी तरह से सम्पन्न 


गोर्की की महत्ता इस बात में है कि उसने नये यूग की समस्याओं को 
समझा और उनका पूरा-पूरा अभिव्यंजन किया। इस प्रकार उसने 
साहित्य में नये नायकों का समावेश किया और उनमें समाजवादी आदशों 
को प्रदर्शित किया। समाजवाद की भावना और मेहनतकशों के साथ 
. सहानुभूति की अभिव्यक्ति ने गोकी तथा इस उपन्यास को समाजवादी 

.यथार्थवाद का अग्रदूत बना दिया। देश का उद्धार करनेवाला, जनता का 


_ की भावना से युक्त इस उपन्यास का नायक समाजवादी यथार्थवाद की 


.. विशेषताओं को ही प्रकट कर रहा है। इसके साथ ही अपने क्रान्तिकारी _ 
.... विकास के बीच जीवन का पूर्ण अभिव्यंजन समाजवादी यथार्थवाद की 
...._ अन्य महत्त्वपूर्ण विशेषता है जो इस उपन्यास में .पूरी-पूरी प्रतिबिम्बित _ 

..... हो रही है। इसी कारण, गोर्की, सोवियत साहित्य और उसकी शैली _ 





: या उपादान-समाजवादी यथार्थवाद-का संस्थापक कहलाया। अपनी पैती 


मैक्सिस गोकों.. | ः | श्र्प्‌ 


लोक-दृष्टि के कारण वह अपने समकालीनों की अपेक्षा समकालीन 
घटनाओं से ऊपर उठ सका और उनकी अपेक्षा अधिक व्यापकता तथा 
गम्भीरता से उनका सामाजिक महत्व समझ सका। जीवन के नए विचारों 

की साहित्य से जो नई माँगें थीं उनको वह समझ सका और उनका सफल 


अंभिव्यंजन कर. सका। 
अपनी स्जना में गोर्की के लेखन की इस दूसरी अवस्था का बड़ा 


महत्व है। इस युग में उसकी महत्त्वपूर्ण कृतियाँ (मां, निचले तले 
पर तथा अन्य) सासने आईं। यग के महत्वपृण प्रह्नों को गोर्की की 
क्ृतियों में अभिव्यक्ति मिली, और उसने रूसी समाज के विभिन्न स्तरों 
को प्रदर्श्षित किया--प्रोलितारियत्‌, विभिन्न वर्गों में विभाजित बुद्धि- 
जीवी रूसी बुजुआ की विभिन्न पीढ़ियाँ, रूसी गाँव, निचले तले पर, 
पहुँच हुए समाज के लोग, 'आवारा' आदि! 
 अतिक्रिया के वर्षों में ओर प्रथम महायुद्ध के बीच गोकी की सजना 
.. सन्‌ १९०५ की क्रान्ति की पराजय के बाद प्रतिक्रियावादी प्रबल 
हो गये और दमन बड़े वेग से चलने छगा। क्रांतिकारियों को कठोर दंड 
दिया गया। जेल भर गये और हज़ारों को फाँसी मिली। कम जमीन 
वाले किसानों की हारुत और भी बिगड़ गयो और मज़दूरों का काम करने 
का दिन दस या बारह घंटे का कर दिया गया । हड़ताल में भाग लेने वाले 
किसानों को काली फ़ेहरिस्त” में दर्ज कर दिया गया और उनको कहीं 
काम नहीं मिलता था। 

बद्धिजीवियों पर इसका यह प्रभाव पड़ा कि उनमें पराजय तथा क्लास 
. की प्रवृत्ति का जन्म हुआ और उनमें से बहुत से ऋान्ति से विमुख हो गये, 
 मार्क्सवाद की आलोचना फ़ैशन बन गयी। बहुत से लेखक क्रान्ति की 
आलोचना करने लगे और उसकी हँसी उड़ाने लूगें। यौन संबंधी आकर्षक 
चित्रण या दैली का चलन हुआ । दर्शन के क्षेत्र में माक्सवाद में संशोधन 
का जोर बढ़ा तथा सभी प्रकार की धामिक धाराएँ वैज्ञानिक तक का 
बाना धारण किये हुये बहने लगीं। इन सब का उद्ृश्य जनता को ऋान्ति 


. के मार्ग से हटाना था। 



















जिसमें पाँच सौ से अधिक व्यक्ति मारे गये या घायल हुये और जब इसका 


ऐसा ही होगा। 


में एक छाख व्यक्तियों से अधिक ने हड़ताल की। प्राह में (१९१२) 


के बीच एकता पैदा की और सारे देश में बोल्शेविकों के संगठनों को एक 
बोल्शेविक पार्टी में दुढ़ कर दिया। 


वाद तथा एम्पीरियों क्रिटिसिज्म' पुस्तक प्रकाशित हुईं। 


का महत्वपूर्ण काम किया। प्लेखानोव की सबसे बड़ी देन इस बात में है 


. लेखक आये। अपने छेखों में ( लड़ाई के बाद रात में” तथा अन्य ) 
_ बरोव्स्की ने ह्वासवादी साहित्य के विरुद्ध युद्ध किया । इसमें उसका 


 दिया। 


के स्थान है। इन लेखों के द्वारा लेनिन ने साहित्य के माक्संवादी विश्लेषण 






























१९६ ..... रूसी साहित्य का इतिहास 


दमन की चरम परिणति ४ . अप्रैल १९१२ के गोछीकांड में हुयी 
विरोध किया गया तो गृहमंत्री मकारोव ने कहा कि “ एंसा ही हुआ और 


किन्तु दमन का विरोध करनेवाले ऐसे लोग भी थे जो इस बात पर 
दढ थे कि ऐसा न होने पायेगा। इस गोलीकांड के विरोध में पीतरबुर्ग 


गे अखिल रूसी पार्टी सम्मेलन हुआ उसने बोल्शेविकों और मेंशेविकों 


माक्संवाद की आलोचनाओं के उत्तर के रूप में लेनिन की भमाक्स- 


साहित्य में प्रतिक्रियावाद के विरुद्ध माक्सवादी आलोचना 


. साहित्य में प्रतिक्रियावाद के विरुद्ध लड़ाई छिड़ गयी । साहित्य में. 
हूलासवादी मनोवृत्ति के विरुद्ध माक्संवादी आलोचकों ने जिहाद छेड़ 
दिया। रूस में माक्सवादी आछोचना की नींव प्लेखानोव द्वारा डाली 
गईं। इसने साहित्य के विश्लेषण में मारक्सवादी सिद्धान्तों के लागू करने 


कि उसने सामाजिक जीवन के साथ कला का जो घनिष्ठ संबंध है उसका 


पूरा-पूरा उद्घाटन और अभिव्यंजन कर दिया (कला और समाजिक 
जीवन' )। इसके बाद वरोव्स्की ( १८७२-१९०३ ) तथा अन्य 


महत्वपूर्ण योगदान है। साहित्य संबंधी प्रइनों पर लेखों के प्रकाशन 
द्वारा ज़्वेज़्या' तथा प्राव्दा' पत्रों ने भी इस युद्ध में महत्त्वपूर्ण योग 


मा्सवादी आलोचना के विकास में लेनिन के' लेखों का मौलिक 


। यह 


मैक्सिसगोर्की........ १९७ 
का उदाहरण प्रस्तुत किया तथा सामाजिक जीवन के प्रतिबिम्ब रूप में 
साहित्य का जो सैद्धान्तिक महत्व है उसका निरूपण किया। साहित्य का 
ऐतिहासिक वातावरण से जो संबंध है, लेखक के मूल्यांकन में जन-हित 
की दृष्टि या दृष्टिकोण की अनिवार्य आवश्यकता आदि के प्रश्नों पर भी 
लेनिन ने महत्त्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किये और सामान्य साहित्य के वैज्ञानिक _ 
अध्ययन के सिद्धान्तों को निर्धारित किया। अपने लेख पार्टी संगठन 
तथा पार्टी साहित्य' में लेनिन ने समाजवादी साहित्य के मूलभूत सिद्धान्तों .. 
की मौलिक स्थापना की और साहित्य में प्रतिक्रियावादी प्रवुतियों के. 
विरुद्ध युद्ध किया, यह लेख प्रतीकवादियों तथा अन्य प्रतिक्रियावादियों 
के विरुद्ध था। | द 
अतिक्रियाबाद के विरुद्ध गोकी 


... प्रतिक्रियावाद के इन वर्षों में गोर्की ने बोल्शेविक प्रेस का बड़ा साथ _ 
दिया और वह ज़्वैज़्दा' तथा प्रस्वेश्चेनिए' पत्रों में बराबर लिखता 
रहा। सन्‌ १९१२ भें ज़्वैज़्दा' में उसकी इटली की कथाएँ प्रकाशित 
हुईं। १९०८ में अपने लेख व्यक्तित्व का नाश' में उसने उन लेखकों 
पर आशक्षेप किया जिनमें प्रतिक्रियावादी प्रवृतियाँ लक्षित हो रही थीं। 
इस लेख में उसने बड़े ज़ोर के साथ देश-भक्ति का महान कला के मूलभूत 
आधार के रूप में प्रतिपादन किया और उसे क्लासिकल रूसी साहित्य 
की महत्त्वपूर्ण परम्परा बताया। प्रतिक्रियावादी लेखकों के संबंध में उसने 
कहा" कि “उनका साहित्य देश-भक्ति की भावना से शून्य है। सामाजिक 





 समस्याएँ इसकी सर्जना को नहीं उद्बुद्ध करतीं। वह ऊँचाई से फिसल 


कर दैनिक जीवन की घटनाओं में फेस जाता है। वह संसार का दर्पण 
नहीं रह जाता वरन्‌ शहर की धूल में पड़ा हुआ काँच का छोटा सा टुकड़ा 
बन जाता है | अपने इस ट॒टठे टुकड़े से वह संसार के विशाल जीवन को- 
नहीं प्रतिबिम्बित कर पाता, वरंन्‌ टूटी हुई आत्माओं के टुकड़ों को 
अतिबिम्बित करता है। द 


. 3. रुस्‍्कया सवेत्स्कया लितेरातुरा, लू० इ० तिमोफेयेव, पू० १०१॥। 








जे 













१९८ रूसी साहित्य का इतिहास 


वह कहता है कि “रूस में प्रत्येक लेखक एक दूसरे से बिल्कुल 


अछग था फिर भी उन सबको एक लक्ष्य और प्रयत्न ने एक बना दिया 


था और वह था देश का भविष्य, जनता का भाग्य और संसार में जन्म- 


भूमि के स्थान को सोचने-समझने तथा अनुभव करने का अथक 


प्रयत्त ।/ १ वह यह कहते कभी नहीं थकता कि “कलाकार देश की 
सर्वोत्तम संतान थी और है।--देश के दुर्भाग्य के समय में देश की साहस 


.. से भरी आत्मा को अवद्य ही जगाना चाहिए । 


अपनी इस समय की रचनाओं में गोर्की ने अपने इसी मूलभूत विचार 
की अभिव्यक्ति की है। १९०९ में गोर्की ने 'ग्रीष्म कहानी लिखी। 
यह क्रान्तिकारी गाँव की कहानी है। गाँव का विषय इस समय बहुत 
प्रचलित था। बहुत से रूसी लेखकों ने गाँव की दरिद्रता, दयनीयता आदि 
का चित्र खींचा है। कितु गोर्की की यह कहानी इनसे भिन्न है। इसमें 
केवल यही नहीं चित्रित किया गया है जो कि गाँव में था वरन्‌ उस शक्ति 
की भी कल्पना की गयी है जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति पर विकसित होगी। 


इसके विकास में पूँजीवाद और शासन बाधा डालते हैं। अपनी रचना 


में गोकी ने जनता की इन छिपी हुई किन्तु वास्तविक शक्तियों को उभारा 
है। इसी से गाँव के बारे में लिखी हुई रचनाओं में से केवल गोर्की की 


_ रचना प्रीष्म' ऐसी रचना के रूप में सामने आई जिसमें लेखक ऋन्ति 


के पूर्व के गाँव की जीवन्त शक्ति की चर्चा करता है। कहानी का अन्त 
इन शब्दों से होता है : “महान रूसी जनता ! तुम्हें शीघ्र ही आनेबालेः 
उत्सव की बधाई ।” इसकी नायिका वार्या रूसी नारी का चित्र है। रूसी 
गाँव में नया जीवन जगानेवाली स्पष्ट, दृढ़, हँसमुख वार्या में रूसी नारी 


की परम्परा से प्राप्त अच्छी सभी विशेषताएं हैं। 
. अकुरोव क्‍ 


सन्‌ १९०९-१० में गोककी की आपस में घनिष्ठता से संबंधित दो' 


। रचनाएँ निकलीं--छोटा शहर अकुरोव” और मतवेय कजेम्याकिन 


.._ १. रुस्कया सवेत्स्केया लितेरातूरा, छ० इ० तिमोफ़ेयेव, पु० १०१॥ 











न यथा यिमिल लक अन्‍लन 8०० कनन-+ 3 तन सिननननन+-+ न मी रन "नमन न न गत न कै जअकन>८म समर कान नल न ५५० + ० 


मेक्सिम गोकों .. १९९ 
का जीवन' । इनमें गोकी ने रूसी जीवन का दूसरा पक्ष दिखाया जिनमें 
संस्क्रति से दूर, पिछड़े हुए, छोटे शहरों का जीवन चित्रित किया गया है।. 
इसमें उन लोगों का आत्म-संतुष्ट जीवन चित्रित किया गया है जो संवेदन- 
शील व्यक्तियों के हर प्रकार की सू दरता तथा सत्य के लिए किये गए 
प्रयत्न को दबा देते हैं। अकुरोव शहर का कवि सीमा देव॒श्किन कहता 
है कि “हमारे पीछे जंगल है, आगे दरूदल, श्रीमन्‌ ! हम पर क्ृपा करो 
हमारी जी ने की इच्छा नहीं ।” इस शहर के लोग तड़पते हैं, उनकी प्रतिभा 
और शक्ति के अभिव्यंजन के लिए कोई मार्ग नहीं है। अधिकार, लिप्सा, 
स्वार्थे, प्रेम, घृणा, कठोरता की भावना से विषाक्त वातावरण के बीच 
. गोर्की ऐसी वस्तु की खोज कर रहा है और ऐसी चीज पाता है जो कि ऐसे 
.. जीवन को बदल सकती है। उसका रूसी व्यक्ति में विश्वास है जो अपने 
. मार्ग की सारी बाधाओं को दूर हटाने की शक्ति रखता है, और वह जीवन. 
के उस परिवतंन को देख रहा है जो कि समीपवर्ती क्रान्ति को अकुरोव 
में भी ला रहा है। अकुरोव के नीरस जीवन का चित्र खींचते हुए गोर्की 
.. रूस के विकास का रूप भी देख रहा है और उसके प्रकाश में उन शक्तियों 

. को दिखा रहा है जो अकुरोव में प्रौढ़ हो रही हैं। इनमें सबसे प्रथम 
देश प्रेम है। अकुरोव में नये जीवन का संचार होता है, क्रान्तिकारी 

कट होते हैं और जवानों की गोष्ठियाँ बनाई जाती हैं। मां! उपन्यास 
तथा ग्रीष्म” कहानी के समान इसका वस्तु-विषय देश के नवजीवन का 
. चित्रण ही है। 

. रूसी व्यक्तियों के संस्मण क्‍ 
... इन्हीं वर्षों में गोर्की उन महान रूसी व्यक्तियों का साहित्यिक चित्र _ 
.. प्रस्तुत करता है जिनसे कि वह अपने जीवन में मिला। इनमें करोल्येंको, 

- एसेनिन, चेखव, ब्लाक, लियो तोल्स्तोय आदि लेखकों का मुख्य स्थान 

है। इन संस्मरणों को गोर्की ने कई वर्षों में लिखा और इनमें गोर्की की 
 चित्रांत्मक कलापटता प्रकट होती है। इन संस्मरणों में गोकी ने विशेष 

.._ रूप से यह दिखाने का प्रयत्त किया कि रूसी जातीय चरित्र की विशेषताएँ 
.. किस प्रकार उसके महान प्रतिनिधियों में प्रस्फुटित हुईं, उनमें कितना 































"लि 


२०० रूसी साहित्य का इतिहास 


गहरा देश प्रेम था और उन्हें अपने देश तथा जाति पर कितना गव॑ था। 
अ्धम महायुद्ध ओर गोक्की 


प्रथम महायुद्ध के पूर्व गोकी रूस छौट आया। उसने 'लेतोपिस 
पत्र की स्थापना की जो कि शासन-विरोधी पत्र था। 
. युद्ध छिड़ने पर प्रगतिशील पार्टी ने साम्राज्यवादी युद्ध की निंदा की 
और लोगों को विद्रोह करने तथा ज़ारशाही को अपदस्थ करने को उत्तेजित 
किया। बोल्शेविक पार्टी ने क्रान्तिकारी अन्तर्राष्ट्रीयता का पक्ष लिया 
और साम्राज्यवादी युद्ध का विरोध किया। 

इस समय क्रान्तिकारी छिप कर काम कर रहे थे, मज़दूरों का प्रेस 
बंद था तथा क़ानूनी रूप से युद्ध विरोधी प्रचार करना सम्भव न था । 
केवल लितोपिस' क़ानूनो था जिसने कि साम्राज्यवादी युद्ध का विरोध 
किया। प्रथम महायुद्ध के बीच गोर्की का प्रगतिशील रूप इसी से स्पष्ट हो 
जाता है। वह सदा अन्‍्तर्राष्ट्रीयता तथा प्रजातन्त्रवाद का पक्षपाती रहा । 
साहित्यिक मोर्चे पर गोर्की युद्ध के वर्षों के बीच प्रगतिशील प्रोलितारियत 
दक्ति का संगठनकर्ता बना रहा और उसकी आवाज़ सारे संसार के 
मेहनतकशों की आवाज़ बन गयी। 

कलात्मक सजता के क्षेत्र में उसकी रचना लोगों के बीच” (१९१६) 
प्रकाशित 'हुईं। यह उसकी आत्मकथा की दूसरी पुस्तक है। 


रूस में अक्तूबर की महान क्रांति निकट आ रही थी। गोर्की की 
सर्जना का नया और अन्तिम युग शुरू हुआ। 


गोकी और बीसवीं शत्ती के आरम्भ का साहित्यिक इन्द्र 


अक्तूबर क्रान्ति के बाद की गोर्की की सर्जना के संबंध में कुछ कहने 
से पहले उस वातावरण का सिहावलोकन अत्यावश्यक है जिसमें कि 
अक्तूबर क्रांति तक उसकी सर्जंना विकसित हुई। इस युग के कठोर वर्ग- 
संघर्ष ने साहित्य के क्षेत्र में सैद्धान्तिक संघर्ष को जन्म दिया। इस संघर्ष 
. मैेंगोर्की ने समाजवादी यथार्थवाद का पक्ष लिया जो अनेक विरोधी विचार- 
थाराओं के बीच निमित हुआ।.. 0 ३ 8 कल 
-- बीखवीं झती के आरम्भ के बहुत से लेखकों ने गोर्की से प्रेरणा प्राप्त 











..'रियत लेखकों का संग्रह निकला जिसकी भूमिका में उसने लिखा के 


वह ++++०+जत तक नजर नशा किक 3५4५. कम नानक नाक कलम न “नाना ि>किज लता नाकनक०+ 


निभाना पिनिनननिना नकल नकतन जन पल नन वकमननन न नमक स्‍;;; 
* अर ।8- पर हि. 


सैक्सिस गोको..._ हा क्‍ २०१ 


की क्‍योंकि गोर्की की रचनाओं में उनको युग द्वारा साहित्य के समक्ष 
अस्तावित समस्याओं का समाधान करनेवाले सर्जनात्मक सिद्धान्तों की 
अभिव्यक्ति मिली । इसी से गोर्की उस समय के साहित्यिक जीवन का केन्द्र 
'बन गया और उसके मित्र और शत्रु दोनों का ध्यान उसकी ओर गया 
:और बहुत से लेखक उससे प्रभावित हुए। इसके साथ ही स्वतः जीवन ने 
"भी ऐसी समस्‍्याएँ लेखकों के सामने प्रस्तुत कीं जैसी कि गोर्की ने रखी: 
थीं और जीवन ने उतकों उसी निष्कर्ष पर पहुँचाया जिस पर कि गोर्की 
"पहुँचा था। |। 
... इसके साथ ही दूसरे लेखक भी थे जिनको प्रतिक्रियावादी कहा गया 
और यह कहा गया कि उनकी रचनाएँ जीवन का यथातथ्य अंकन नहीं 
करतीं और सामाजिक जीवन पर बुरा प्रभाव डालती हैं। इन लेखकों 
के विरुद्ध गोर्की का साहित्यिक इन्द्व बराबर चछता रहा। द 
. “7 जिस प्रकार अन्य क्षेत्रों में उसी प्रकार साहित्य के क्षेत्र में भी 
अक्तूबर क्रान्ति के पूर्व तीक्ष्ण सैद्धान्तिक युद्ध या संघर्ष चछता रहा। 
..ऋन्ति के आन्दोलन तथा राजनीतिक चेतता की व्यापकता ने 
मजदूर वर्ग के नौजवानों को कलात्मक क्षेत्र में भी सर्जन-उत्पादन के लिए 
: ज्ेरित किया यद्यपि यह सर्जन परिपक्व न था। सन्‌ अस्सी में मजदूर कवि 
“निचाएवं (१८५९-१९२५) अपनी रचनाएँ छपाने लगा। थोड़े समय 
बाद फे० से० इक्ल्योव (१८६८-१९३०) सामने आया। इसका गीत 
.. है, “हम लहार हैं और हमारी आत्मा जवान है।” कई पत्र भी निकले-- 
.. जैसे प्रस्वेश्वेनिए' (प्रकाशन) (१९११-१७), हमारा रास्ता (१९- 

. १३) जिनमें मज़दूर लेखकों की रचनाएँ प्रकाशित हुईं। इन्हीं वर्षो 

: में अ० नोविकोब--प्रिबोय, फे» ग्लदकोव, एन० ल्यशकोव ने अपना 
साहित्यिक कार्य शुरू किया। १९१४ में गोर्की के सम्पादन में प्रोलिता- 


“जीवन की परिस्थितियों के अत्यन्त विषम होते हुए भी रूसी मेहनत- 
. कक अपने ब्‌ द्विजीवी वर्ग का स्वतः निर्माण कर रहा है, अपनी शारीरिक 
आक्ति को मानसिक तथां आत्मिक शक्ति में विकसित कर रहा है-- _ 








श्गर... रूसी साहत्यि का इतिहास 


मेरा विश्वास' है कि प्रोलितारियत्‌ स्वतः अपना कलात्मक साहित्य निर्मित 
कर सकता है।? 
युवक श्रमिक लेखकों के विकास में बोल्शेविक पत्र ज्वैज़्दा' तथा 
प्राव्दा' का महत्त्वपूर्ण योग रहा है। ४०० से अधिक लेखकों ने इसमें 
लिखा। दो वर्षों में (१९१२-१४) प्राव्दा' में हजार कलात्मक: 
रचनाएँ और साहित्यिक टिप्पणियाँ छपीं। हु न्‍ 
.. इन युवक लेखकों ने साहित्य में नयी जीवन्त सामग्री का समावेश 
किया। प्राव्दा' में छपी कविताओं के केवल शीर्षकों से यह स्पष्ट हो 
जायगा कि यद्यपि यह आरम्भ ही था, फिर भी इस साहित्य ने जीवन 
के उस क्षेत्र को प्रकाशित किया जो कि अभी तक साहित्य में अस्पष्ट 
था। इनके शीष॑ंक थे : खान', छापाखाना”, रात की बदली”, खान 
में काम करनेवाले की मृत्यु” आदि। प्राव्दा' के हजारों पाठक थे। 
इससे इस पत्र में छपी कलात्मक रचनाओं का सामाजिक प्रभाव की दृष्टि... 
से बड़ा महत्त्व था। ह द कक के 








'अज्जल 


.._). रुस्कया सवेत्स्कया लितेरातूरा, छ० इ० तिमोफेयेव, पृ० १०८॥ 





प्रा० एस० सिराफिमोविच 


सिराफिमोविच का जीवन भी गोककी के समान बड़ा कठिन था । 
उसका पिता जल्दी ही मर गया और परिवार दीन-हीन हो गया । परिवार 
की सहायता के लिए उसे तीसरे दर्जे से ही काम करना पड़ा । जिमने- 
ज़ियम का स्कूल समाप्त करने के बाद वह पीतरबुर्ग यूनिवर्सिटी में 
पढ़ने आया । यहाँ उसकी लेनिन के बड़े भाई अलेक्सान्दर ईलियच 
उल्यानोव से भेंट हुई जिसे जार अलेक्सान्दर तृतीय की हत्या के 
प्रयत्न के संबंध में फाँसी का दण्ड मिला। सिराफिमोविच ने क्रांतिकारी 
घोषणा पत्र लिखा जिसमें उसने इस हत्या-प्रयत्न की व्याख्या की थी ! 
. घोषणा पत्र लिखने के कारण वह गिरफ्तार किया गया और तीन वर्ष 
के लिए दूर श्वेत समुद्र के तट पर मेजेन भेज दिया गया । वहाँ उसने 
लिखना शुरू किया और १८८८ में उसकी पहली कहानी छपी | १९०१ 
में उसका पहला संग्रह निकला । उस समय के प्रसिद्ध लेखकों ने इस 
लेखक की बड़ी प्रशंसा की । १९०८ में मास्को आकर वह गोर्की के 
संग्रह ज़्नानिये' के प्रकाशन में सहयोग देने लगा । 
... सिराफिमोबिच ने अपनी रचनाओं में उस व्यक्ति का चित्र खींचा 
है जो कि जीवन की कठोर परिस्थितियों के नीचे दब जातां है और उनकी 
“बलि चढ़ जाता है। स्विचमैन कहानी में नायक रेल की पटरी पर 
दब कर मर जाता है और उसके परिवार को मुआविज़ा के रूप में तीन 
रूबेल दिये जाते हैं। खरगोश कहानी में मजदूर अपनी मरणासन्न 
पत्नी से मिलने के लिए बिना टिकट सस्‍्टीमर पर चढ़ जाता है। वह 
पकड़ लिया जाता है और अधिकारी उसे सजा के रूप में नियत स्थान 
पर नहीं उतरने देते और आगे ले जाते हैं। मज़दूर पानी में कूद पड़ता 


है और डब जाता है द 
सिराफिमोविच की इस प्रकार की बहुत सी कहानियाँ हैं जो किसानों 












कै नरक "तन लता जन ननब टच" ०२बा५ 2७००४ 
तल जक कषणन 5 का ५8७५ +क नल भा ९ 7००७3:७ 3४३८-०५ ५७०९ शक8_-७०3३४०-४५॥ ४५७० +०३०७४४८०४३६--कै- २०-3० 





"कक 'देसीकाफक:: पवेऑफ0२ पक न-> ना 


ं 


श्ग्ड रूसी साहित्य का इतिहास 


तथा मजदूरों की परिस्थिति का चित्रण करती हैं, जिनमें उनकी निर्धनता, 
निराशा तथा बेबसी के करुण चित्र खींचे गये हैं। द 
गोर्की के समान सिराफिमोविच भी इस बेचैनी और तड़पन का 
कारण दूंढता है और इसका स्रोत उसे वहीं मिलता है जहाँ कि गोकीं 
को । इस सारी विषमता का मूल अधिक से अधिक धन इकट्ठा करने 
की इच्छा और प्रयत्न में है जिसने लोगों में ज़हर भर दिया और उनके 
मानत्रीय .स्वभाव के विकास में बाधा डाली है । समुद्र' कहानी 
में समुद्र में दो मछुआ परिवारों का संघर्ष दिया गया है। दो भाइयों 
ने दुसरे परिवार के जाल से मछलियाँ चुराईं। दूसरे परिवार ने उनका 
पीछा किया। झगड़े में नावें डूब गईं । दो (प्रत्येक परिवार में से एक- 
एक ) उलटी हुई नाव तक तैर कर आ जाते हैं। उनमें मानवीय भावना 
जगती है और वे एक दूसरे की मदद करते हैं। बातचीत के बीच एक 
दुसरे से पूछता है कि 'भाई के साथ उसने कितने की मछलियाँ चुराईं ?' 
दूसरे ने जवाब दिया कि करीब छःह सौ की ।' यह सुनकर वह उस 
पर झपटता है और दोनों डूब जाते हैं। 
. लड़की' कहानी में मां अपनी बेटी को कष्टमय जीवन से बचाने 
के लिए पन्द्रह हजार का अपना बीमा कराती है और मर जाती है। लड़की 
रुपया पाती है, शादी करती है और आराम से रहती है। लड़की के 
_ पति को यह शिकायत हैकि मां ने तीस हज़ार का बीमा क्‍यों नहीं 
_ कराया ? मां के बलिदान का यह परिणाम ! रा डा 5 
पेस्की' कहानी अपूर्व है। पनचक्की का बूढ़ा मालिक एक जवान 
काम करने वाली से अपने साथ शादी कर लेने को कहता है। वह शीक्र 
ही मर जाएगा और पनचकक्‍्की उस औरत को मिल जायगी । वह राजी 
हो जाती है किन्तु बूढ़ा मरता नहीं। वह स्वयं बूढ़ी हो रही है। अच्त 
. मैं वह बूढ़े को ज़हर दे देती है। अब वह एक जवान काम करने वाले 
. से अपने साथ रहने को कहती है और पनचक्की की वसीयत उसके नाम 
करने का वायदा करती है। वह आदमी साल भर उसके साथ रहता 
: है, फिर ऊब जाता है और कुल्हाड़ी लेकर उस पर झपठता है। वह 


० 



























आ० एस० सिराफिमोविच._ २०५ 


यह कहती हुई चिल्लाती है कि उसने वसीयत फाड़ डाली है ॥ वह 


कुल्हाड़ी फेंक देता है | इसके बाद वह दोनों अच्छी तरह रहने 


लगते हैं । 


अपनी कहानियों में सिराफिमोविच उस शक्ति की चर्चा करता 
है जो कि लोगों को इस तड़पन से बचा सकती है और आत्मा को कलषित 
करनेवाली धन-संग्रह की भावना से मक्‍्त करती है। यह शक्ति कान्ति 


है। १९०५ की क्रान्ति से संबंधित कहानियों में लेखक इसी (“क्रान्ति ) 
का उल्लेख करता है (“रात के बीच बम ) 


१९०५ की क्रान्ति की पराज़य के बाद के वर्षों में लिखे गये 'स्तेप' 


का शहर' उपन्यास का बहुत बड़ा सामाजिक और राजनीतिक महत्त्व था। 


इसमें लेखक ने यह कहा कि मज़दूर वर्ग खत्म नहीं हो गया और 


. उसका दूसरा अभियान दूर नहीं है । 


. कऋन्ति के बाद सिराफिमोविच की सर्जना का विकास हुआ । क्‍ 
. १९२४ में उसकी कहानी लौह धार' प्रकाशित हुई जो सोवियत साहित्य. 


की महत्त्वपूर्ण या क्लासिकल रचना बन गयी । 
कृषक लेखक 


किसानों में उत्तंजना, जो कि बीसवीं शती के आरम्भ में सारे 
देश में थी, मजदूर वर्ग का क्रांतिकारी प्रभाव, इन सबने श्रामों की राज- 
नीतिक चेतना में योग दिया और साहित्य में कृषक स्तर के लेखकों 


का आविर्भाव हुआ । 


. गाँवों की सामाजिक विषमता, उत्पीड़न, ग़रीबी, असंस्क्ृति, नशाखोरी 
इन सबने किसान लेखकों पर कुछ ऐसा प्रभाव डाला कि उन्होंने सत्य पर... 
पर्दा नहीं डाला वरन्‌ जीवन की उस व्यथा और तड़पन का चित्रण ल्‍« 
किया जिसे किसान सह रहे हैं। इनकी सर्जना प्राकृतिक रूप से यथार्थ 
और क्रान्तिकारी थी--किंसी गम्भीर चिन्तन का परिणास न थी । 
इनके लिए यही पर्याप्त था कि यह अपने जीवन के बारे में कह सके कि 
पाठक यह समझने रगे कि आगे इस तरह जीना असम्भव है--और 
ऐसे जीवन को खत्म करना है। कभी-कभी इनके चित्र व्यापक नहीं 





रा ाणण॥्ल्‍नए७्शणएणणएाणाान॥्ए०ाआाणणणाणणाणाणणाणा० ७ णाणणाार भार शक 












२०६ रूसो साहित्य का इतिहास 


होते थे । इनके यथार्थवाद में गहराई नहीं होती थी और यह अपनी 
सामग्री में परमावश्यक का चयन नहीं कर पाते थे और उनमें अभि- क्‍ 


व्यंजकता कम थी, फिर भी उनका ऋतित्व प्रकृतिवाद ( नेचु रलिज्म) से 


हटकर यथार्थवाद की ओर उनन्‍्मुख था । अपने मूल रूप में यह सर्जना 
युग के आधारभूत प्रइनों की ओर संकेत कर रही थी, जीवन के सत्य से 
रंजित थी और उन्हीं क्रांतिकारी निष्कर्षों की ओर जा रही थी जहाँ 
कि गोर्की पहुंच चुका था। 

इन किसान छेखकों में एम० पदियाचेव (१८६६-१९३४) का 
अच्छा स्थान हैं। उसकी रचनाएं (मजदूरों के बीच”, मास्को के मजदूर 


के घर में मतभेद ) क्रांति के पूर्व के गाँवों के जीवन का स्पष्ट चित्र 


प्रस्तुत करती हैं। वे यथार्थ जीवन से सिक्‍त हैं। झोपड़ी में उसने कैसे 
अपनी पुस्तक मदूज़रों के बीच' लिखी इस बारे में उसने स्वयं लिखा है-- 
"मेरे पीछे बछड़ा जग गया और मेरी कमीज़ चबाने लगा। चूल्हे पर लेटा 


.... हुआ मैं छोटे से लैम्प के प्रकाश में लिखता था, और कभी रोता था । 


ऋांति के बाद भी यह लेखक लिखता रहा । उसकी आत्मकथा मेरा 


क्‍ जीवन' कलात्मक रचना के रूप में प्रकट हुई जिसमें उसने अपनी जीवन- _ 
गतिविधि के बारे में विस्तार के साथ लिखा है। द 


अ० एस० नेवेरोवा की गाँवों की कहानियों (१८ ८६-१९२३ ) 


 'पदियाचेव और वलनोव की कथावस्तु के समान हैं (अवदोतिन का जीवन. 
... “बाबा इवान') । किन्तु इस लेखिका के पास अपनी विषय-वस्तु भी है-- 
..._ाँव के बद्धिजीवी विशेषतया शिक्षक आदि का जीवन । उसमें क्रांति 
. 'केपूर्व के गावों के अशिक्षित जीवन की कथा है। इसकी रचनाओं का 
_ अधिकांश क्रांति के बाद के समय से संबंधित है और गाँव में गृह युद्ध 
.... 'का चित्रण करता (“बत्तश् हंस, मार्याबोल्शेविका', ताशकंद' ) है। नेवे- 
... रोवा ने इनमें यह चित्रित किया है कि गाँव किस प्रकार अपने नये जीवन. 
“का निर्माण शुरू करते हैं। द 


|. ० बेरेसायेब 


वे वेरेसायेव (१८६७-१९४५) दूसरे रास्ते से यथाथैवाद की ओर 











ता जद: क० नर डएज०% कस सके नम «४१ २०म ३३ 3 3 अकनक 76, डललकेमिए रो अंग ० ५. कर तेनतम॥ अरममीनान हवा» मन 





आ० एस० सिराफिमोविच..._ २०७ 


पहुँचा । उसकी पहली कृति का नाम ही अत्यन्त सांकेतिक है--बिना 
रास्ते के! । इसमें उसने सन्‌ नब्बे के रूसी बुद्धिजीवियों के विचार संघर्ष 
का चित्र प्रस्तुत किया है। सन्‌ १८९६ की पीतरबूर्ग के बुनकरों की 
हड़ताल ने उस पर बड़ा प्रभाव डाला और वह क्रांति की ओर उन्मुख 
हुआ । इस समय से वह क्रांति की ओर बढ़ते हुए बुद्धिजीवियों के विचार 
और उनकी हिचकिचाहट का लेखक बन गया । | 

. क्रान्ति के बाद वेरेसायेव ने पुश्किन पर पुस्तक लिखी और वह 
आचीन कवियों का अनुवादक बना । 








नाना रजत कनननानाना नानक पर  लनग न नकल क नल तननिन न ननननना मनमानी न कक करन कमर + हा मनन 4 लक ५ अत कग >लक न्‍यावकषगकात“शराप फल 
'द “ टन त कलकाननन्‍ननेननाता नए लानत न नतन*+ कनीननना नमन २ फनी नरक क+न न का डलच राजद पः कि कल 
(५ ननललेकननलंत नेक ररिापनैनननत ० पक ीिनानकनतान कली निकाल एन +५४०० रह ह 








...... गोर्की और मायांकोब्स्की 


प्रगीत प्ुक्तक में यथाथवाद्‌ *ख 
प्रबंध-काव्य या कथा-काव्य में, गीत-मुक्तक की अपेक्षा, यथार्थ 
का अंकन सरल है क्योंकि उनकी कथावस्तु पात्रों का व्यापक चित्रण 
मो करती है और उसमें यथार्थ वास्तवकिता के अभिव्यंजन की पूरी-पूरी 
..... सम्भावना है। प्रगीत मुक्तकों की स्थिति जटिल और सूक्ष्म है क्योंकि 
हा न उसमें कोई कथावस्तु होती है और न उसमें व्यापकता से अंकित चरित्र- 
५... चित्रण । फिर प्रगीत--मुक्तकों का लेखक यथार्थ जीवन का चित्र कैसे 
....... ४५प्रस्तुत करे ५ कं 
..... प्रगीत-मुक्तकों में जीवन का अंकन सीधा-सीधा नहीं होता वरन 
.. अनुभूतियों के मध्यम से होता है और इन अनुभूतियों के द्वारा हम उस' 
.. . व्यक्ति की कल्पना करते हैं या उस व्यक्ति का चित्र सामने आता है 
जो कि इनकां अनुभव कर रहा है। फलूतः प्रगीत मुक्तक हममें एक 
....  निदिचत प्रकार के व्यक्ति की कल्पना उद्बुद्ध करते हैं जिसकी अनुभूतियाँ' 
|... जीवन के निदिचित वातावरण द्वारा प्रभावित और अभिव्यंजित हुई हैं । 
|. इस प्रकार हमारे सामने एक निश्चित प्रकार का पात्र-मक्तक काव्य का. 
नायक-आता है जो विशिष्ट ऐतिहासिक यू ग में स्थित कवि की सर्जना 
और ऐ तिहासिक वातावरण की अभिव्यक्ति है। और चूँकि ये कवि भिन्न- 
भिन्नयगों द्वारा निर्मित होते हैं और उन भिन्न-भिन्न यगों का अंकन करते 
हैं इसलिए उनकी विशेषताएं भी भिन्न होती हैं, एक सी नहीं होतीं । 
यथाथवाद का निर्धारण करते हुए एंगल्स ने कहा है कि यह 
सामान्य वातावरण या परिस्थिति में सामान्य पात्र या मनोवत्ति का 
चित्रण है। इसलिए कहा जा सकता है कि यथार्थवादी प्रगीत मकतकः 
जीवन द्वारा उद्बुद्ध और आहूत मानवीय अनभतियों के माध्यम से उसकी 
(जीवन की ) सामान्य विशिष्टताओं के बीच जीवन का सच्चा प्रतिबिम्ब 



















गोकी और मायाकोव्स्की २०९. 


प्रस्तुत करता है । इस प्रकार सामान्य परिस्थितियों के बीच सामान्य 


अनू भूतियों का चित्रण करते हुएं प्रगीत मुक्तक॑ जीवन का वास्त्रविक 
प्रतिबिम्ब प्रस्तुत कर सकता है.। इन्हीं अनुभूतियों के अनुरूप हम निरिचित 
एतिहासिक वातावरण या परिस्थिति के बीच व्यक्ति या पात्र की कल्पना 
. करते हैं। जितनी ही गहराई और व्यापकता से इनका चित्रण होती है 


उतनी ही महत्त्वपूर्ण उसकी रचना होती है । 


प्रत्येक कवि की रचना अपने यूग से घनिष्ठता से संबंधित है। इसी क्‍ 


प्रकार सोवियत संघ में नयी ऐतिहासिक परिस्थितियों के बीच प्रगीत 
मुक्तक ने नया रूप प्राप्त कर लिया। उसमें ऐसी अनुभूतियों का चित्रण 
होता है जिसमें बड़े आवेश के साथ सोवियत नागरिक का अपने देश 
के साथ एकक्‍्य प्रस्तुत किया जाता है। इसमें, समाजवादी देश में रहनेवाले 
. समाजवादी व्यक्ति की अनुभूतियों का यथार्थवादी अंकन हुआ है। इसे 
- समाजवादी मुक्तक काव्य कहा जा सकता है। 


समाजवादी मुक्तक काव्य की रचना में मायाकोव्स्की अक्तुबर 
क्रांति के पहले से ही प्रवत्त था । 

. मायाको व्स्की पर गोर्की का अभाव 

गद्य के क्षेत्र में गो्की सर्जना के नये सिद्धान्त और रूप पहले ही 

स्थिर कर चका था। उसने नये व्यक्तियों या पात्रों का साहित्य में समावेश 


किया, और क्रान्ति का रूप प्रस्तुत किया जिसकी पृष्ठभूमि में बीसवीं 

. शती के आरम्भ की सामाजिक विकास की गतिविधि स्पष्ट हो गयी 

.. उसने पुरानी व्यवस्था की बुराइयों का चित्रण किया और क्रान्ति द्वारा... 
उसके हटाने- की अनिवायंता बताई और देश प्रेमी, वीर, साहसी तथा 


बलिदानी नायक की सष्टि की । काव्य के क्षेत्र में इस नये आदर्श की 


.._ स्थापना की आवश्यकता अभी तक बनी हुईं थी। काव्य के क्षेत्र में यह 


काम मायाकोव्स्की द्वारा हुआ । 


बीसवीं शती. के आरम्भ में रूसी काव्य में प्रतीकवाद का प्राबल्य 
. था। यह धारा यथार्थवाद की विरोधिनी थी और व्यक्तिवादिता को 
3 अं द 








 नमनदजीज पननभिन जा नतीय 5 । 
पु कमशक्ञारकगरभपग पाकर ०. कक ;कककलानत "मम अमन्‍ ००० पाक पक १ मटका गाए आम कक ता तमनमम इ+ ॥ ४१ कप कलकाल ४ 8५-+ न नी भलकत+ >सकमन्‍ध कक तन घातनपा अत ला 


२१० रूसी साहित्य का इतिहास 


बढ़ावा देती थी । संसार की वास्तविकता से हटाकर यह कवियों को स्वप्न 
के संसार की ओर से ले जाती थी जिसका वास्तविकता से कोई 
संबंध न था। इस धारा के बहुत से छोगों ने गोकी की कट आहो- 
चना की। 


इसी प्रतीकवादी धारा के श्रेष्ठ कवि-ब्लाक तथा बूस्येव-प्राचीन 
रे व्यवस्था का निराकरण करते हुए और आनेवाली क्रांति की चर्चा करते 

४... हुए भी क्रांतिवादी आरम्भ के प्रदर्शक उन नये लोगों के विशिष्ट 

द तथ्यों को ठीक-ठीक हृदयंगम न कर सके, जिनके बिना युग का वास्तविक 
यथार्थवादी चित्र प्रस्तुत करना असम्भव था । यह काम मायाकोवस्की 
ने किया । नवीन समाजवादी प्रगीति मुक्तक की सृष्टि मायाकोव्स्की 

द्वारा हुई, जिसने कि काव्य के क्षेत्र में सर्जना के नये सिद्धान्त स्थापित 
किए ।/ क्‍ 
द उलदीमिर मायाकोव्स्की तीन बार (१९०८, ९, १०) जेल गया 
... और जेल में बैठ कर उसने इस बात का अनुभव किया कि नवीन विषय- 

.. वस्तु की अभिव्यक्ति के लिए प्राचीन साहित्यिक रूपों को हटाना 
आवश्यक है। उसने कहा कि “आनेवाली क्रान्ति की भावना दढ़ 
करूँगा । वह इसलिए वस्तु-विषय के संबंध में, क्रांति के संबंध में 
विचार कर रहा है, प्रश्न प्रस्तुत कर रहा है ? द 

 गोर्की, युवक मायकोव्स्की का प्रिय छेखक था । क्रांतिकारी 
आन्दोलन तथा बोल्शेविक पार्टी के संबंध से मायाकोव्श्की क्रान्ति की 
निकटता का अनुभव कर सका और गोर्की के विचारों तथा भावों को 
अहण कर सका। हे 

... गोर्की का मायाकोव्स्की की ओर उन्मुख होना आकस्मिक न था। 

.._मायाकोक्स्की के साहित्यिक आरम्भ से ही वह उसकी ओर बड़ा ध्यान 
.. देता रहा। सन्‌ १९१५ में जब मायाकोव्स्की पर बुर्जुआ आलोचना ने. 

 आशक्षेप करना शुरू किया तो गोर्की मायाक्रोव्स्की की रक्षा के लिए आगे - 

बढ़ा । १९१५ में मायाकोव्स्की गोर्की से मिछा और उसे अपनी रचना 








गोकों और सायाकोव्स्की की २११ 


६ पतलन में बादल” ) सुनाई । गोर्की ने मायाकोव्स्की को अपने पत्र 
“ लेतोपिस 'में सहयोगी के रूप में रख लिया। १९१६ में गोकी की सहायता 
से मायाकोव्स्की को कविताओं का संग्रह प्रकाशित हुआ और १९१८ में 
उसकी बड़ी कविता युद्ध और शांति . छपी । 
गोर्की मायाकोव्स्की की ओर इसलिए आक्ृष्ट हुआ क्योंकि उसकी 
पैनी दृष्टि ने मायाकोव्स्की की प्रतिभा को पहचान लिया था और उसे 
मायाकोव्स्की में उस डिमोक्रेटिक रोमांटिक कवि का रूप मिला जिसकी 
वह प्रतीक्षा में था । गोर्की ने कहा था कि “रूस को महान्‌ कवि की 
आवश्यकता है । पुश्किन की तरह महान कवि चाहिए। डिमोक्रेटिक 
रोमांटिक कवि आवश्यक है ।” इसी से जब अपनी सर्जना के पहले युग 
में मायाकोव्स्की फ़्यूचरिस्ट” (भविष्यवादी ) कहे जाने वाले कलाकारों 
और कवियों (बुल्यक भाई, रब्लेबनिकोव आदि) की रूपवादी या फ़ार्म- 
. लिस्ट भावनाओं और रूपों की ओर अ,क्ृष्ट हुआ और उसका क्रांतिकारी 


. 'भविष्यवाद-- फ़्यूचरिज्म--वह काव्य धारा थी जिसने प्रथम 
_महायुद्ध के पूर्व कुछ वर्ष योरोप और रूस में बड़ी व्यापकता प्राप्त की । 
फ़्यूचरिस्ट काव्य सें नये सृष्ठा बनना चाहते थे और सर्जना के नये रूप 
प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील थे । नाम एक होते हुए भी पादचात्य 
 योरोप (विशेष रूप से इटली में व्यापक) और रूस के फ़्यूचरिझुम में बड़ा 
. भेद था। पद्िचम में फ़्यचरिए्म ने बुर्जुआ नवयुवकों की उम्र साम्राज्यवादी 
भावना को प्रकट किया। इसने युद्ध की सराहना की, मशीनवाद की घोषणा 
की, प्राचीन सांस्कृतिक विरासत के प्रति घणा प्रकट की और कला के. 
रूपवादी सिद्धान्त को आगे बढ़ाया, इसके मल में उग्र बर्जआ व्यक्ति- 
 बादिता थी। १९०९ में पेरिस में प्रकाशित अपने मैनिफ़ेस्टो में इतालीय _ 
: फ़्यूचरिस्टों के नेता मेरिनेती ने लिखा : “हम युद्ध का सम्मान करना 
चाहते हैं--जो कि संसार को सज्ञाई है--और महिलल्‍ूओओं के प्रति घणा 
की प्रशंसा करना चाहते हैं। पुस्तकालयों को जला दो । पानी की धार 
को लहरों से इधर मोड़ दो जिससे कि संग्रहालयों के भवन पानी में ड्ब 





























श्श्रः रूसी साहित्य का इतिहास 


आधार कुछ धूमिल पड़ गया उस समय भी गोर्की आश्वस्त बना रहा 
क्योंकि जीवन के प्रति मायाकोव्स्की का जो क्रांतिकारी रुख था उससे 
वह भली-भाँति परिचित था। इसी से उसने लिखा कि “ठीक बात तो यह 
है कि कोई फ़्यूचरिज़्म' (भविष्यवाद ) नहीं है। है केवल कवि, ब्लदी- 
मिर मसायाकोव्स्की--बड़ा कवि । 


मायाकोव्स्की के आरम्भिक विचार ब 
मायाकोव्स्की का साहित्यिक कार्यकलाप १९०९ में शुरू हुआ । 


उसका कहना है कि जेल में बेठे हुए उसने कविता की पूरी कापी लिख 
डाली कितु वह कापी उससे छीन ली गयी और खो गयी । 


.. उसकी पहली कविताएं फ्यूचरिस्टों के संग्रह”! (सामाजिक रुचि 
को थप्पड़) में छपी । १९१२ से १९१७ तक, क्रांति के पहले, उसकी 
कई महत्त्वपूर्ण कृतियाँ सामने आई-पतलन में बादल” (१९१५) , आदमी 


या मनुष्य (१९१६), युद्ध और शाल्ति' (१९१६) । 


जाँय, प्रसिद्ध नगरों को मिट्टी में मिला दो।” यह एक प्रकार से उभड़ते 
हुए फ़ासिब्स को ही घोषणा थी, स्वयं इसका नेता मेरिनेती प्रधान 
फ़ासिस्ट कार्यकर्ता बन गया था और स्तालिनग्राद घेरने वाले इतालीय 
सैनिकों के बीच वह १९४२ में स्वयं मौजूद था। 

संस्कृति की सभी सम्प्राप्तियों का निराकरण करते हुए फ़्यूचरिस्टों 
मे साहित्य के क्षेत्र में विचारों और वस्तु-तत्व को समाप्त करने की कोशिश _ 
की ओर इस प्रकार साहित्य को द्ाब्दों का व्यक्तिवादी खिलवाड़ बनाना 
चाहा जो कि केवल उसके सृष्टा के ही समझ में आवे। उन्होंने शब्द की: 
स्वतंत्रता की घोषणा की और दब्दकार के लिए पर्ण स्वतंत्रता की 
साँग की । दि 7 ले हा 5 द 
रूसो फ़्यूचरिज्स ऊपरी समानताओों के होने पर भी परिचमी 
परदूचरिस्स से बिल्कुल भिन्न प्रकार का है। प्रथम महायुद्ध के पूर्व रूस. 
में यह घारा प्रतीकवाद के बाद प्रकट हुई। रूसी फ़्यूचरिस्टों में भी जीवन 



























गोकीं और मायाकोव्सक्की २१३ 


अपनी आरम्भिक कंविताओं में मायाकोव्स्की यद्यपि फ्यूचरिज्म' 

की ओर झुका फिर भी वह आरम्भ से ही' अपनी रचना में जीवन के 
महत्त्वपूर्ण प्रश्नों को उठाता है, और उसकी' कृतियों में मानवतावादी 
विषय-वस्तु मनृष्य की तड़पन की गूँज-सुनाई देती है । मायाकोव्स्की 
जानता है कि मनृष्य' की इस तड़पन का सारा अपराध इस पीले कीड़े' 
 रूबेल या सिक्‍कते पर है। मायाकोव्स्की की उत्पीड़क और उत्पीड़ित 
की इस भावना में गोर्की का स्वर स्प्रष्ट है। द 


गोर्की के समान ही, मायाकोव्स्की की आरम्भिक रचनाओं में 
सामाजिक विषमताओं से विभाजित संसार का यथाथ्थंवादी चित्र उसके 
विरुद्ध किए गए क्रांतिकारी रोमांटिक विरोध और प्रतिवाद के साथ घुल _ 
मिल जाता है। इससे गोर्की के साथ मायाकोव्स्की का आन्तरिक विकास 
निर्धारित होता है, इसका अर्थ मायाकोव्स्की की मौलिकता का निराकरण 





"के प्रति असंतोष था कितु उसकी ठीक-ठीक अभिव्यक्तित उनकी शक्ति के 
बाहर की चीज्ञ थी और बे वास्तविकता के विरुद्ध युद्ध करने में अक्षम 
थे। इसी से जीवन के प्रति विद्रोह उन्होंने व्यंग्य और समकालीन संस्कृति 
के निराकरण के रूप में प्रकट किया । 


.. जीवन की अपण्ंता या अपर्थाप्तता के विरुद्ध जो प्रतिवाद इन 
_फ़्यचरिस्टों ने किया वह बुर्जुआ व्यक्तिवादिता के रूप में था। इसी से 
यद्यपि यह बाहरी रूप में बर्जआ स्तर के विरुद्ध आक्रमण था फिर भी 
मूलतः वे इसी के प्रतिनिधि बने रहे । द 
इन फ़्यूचरिस्टों ने जो कुछ लिखा वह फार्मेलिज्म', रूपवाद ही 

था। इसमें कोई सन्‍्देह नहीं कि फ़्यूचरिजष्म में जारशाही रूस के विरुद्ध _ 
 प्रतिवाद ध्वनित हो रहा था, किन्तु यह प्रतिवाद केवल नकारात्मक _ 
- शव और उनके पास कोई एसी योजना न थी जिसे कि उस व्यवस्था का 
. स्थानापन्न बना सकते जिसका कि वे मज्ञाक उड़ाते थे । इस प्रकार रूसी 
 ग्रधचरिक्ष्म केवल बुद्धिजोवी कलाकारों के एक हिस्से का विद्रोह था 

जो प्रधान सामाजिक आन्दोलन की धारा से अलूय था। 





888002000/. (000 2 ५५४४ ४४०००५,७,५४३५७७३१५/७३५ ५७७७७॥७७॥७७७ ७७ 















२१४ . रूसी साहित्य का इतिहास 


कदापि नहीं है। मायाकोव्स्की को रचनाओं में मनुष्य की तड़पन का 
करुण विषय विशेष रूप से विकसित हुआ और सामाष्य' _ रोमांटिक 
रंगों या व्याख्या के बीच ऋष्ति का विषय प्रस्तुत किया गया। कितू 
'उनमें क्रांति का वह ठोस रूप नहीं है जो कि गोकी की खास विशेषता 
 है। यह केवल व्यक्तिगत विभिन्नता है और इससे उस सामाष्य' निष्कर्ष. 
में कोई अन्तर नहीं पड़ता कि उस व्यापक साहित्यिक आन्दोलन 


में, जिसका अगुआ गोकी था, मायाकोव्स्की का अपना महत्वपूर्ण 
स्थान है । रा 





हे "5" किक्नी लक «पालन तन» ता >नलनन-लननान-न मम 6 आ ००. ० 


पिन - न कलम तक तर ++०न भने। जज कक जिओ 


बीसवीं शताब्दी का आलोचनात्मक यथार्थवाद 


बीसवीं शती के आरम्भ के साहित्यिक विकास का चित्र प्रस्तुत कर ने 
के लिए, आलोचनात्मक यथाथ्थंवाद की परंपरा से संबद्ध लेखकों के कृतित्व 
का संक्षिप्त परिचय' अत्यावश्यक है। 

आपस में भेदों के होते हुए भी यथार्थवादी लेखक, जो गोर्की के निकट 
थे उन्होंने अपनी कृतियों में जीवन के मुलभत प्रश्नों को उठाया और युग 
की मूलभूत विषमताओं की ओर पाठकों का ध्यान आक्ृष्ट किया । 
इसी में उनके यथार्थवाद की' नयी ऋरान्तिकारी विशेषता थी । 

बीसवीं शती ने अब स्वतः जीवन के नये कऋ्रान्तिकारी योद्धा नायक के 

सृष्टि-चित्र की उपयुक्त सामग्री प्रस्तुत की । ऐसे सृष्टि-चित्र के बिना भी 
. जीवन के आलोचनात्मक चित्रण का महत्त्व बना ही' रहता किस्तु तब वह 
जीवन की मुख्य समस्याओं को न छू सकता और न उनको प्रस्तुत ही कर 
सकता । वह अप्रधान प्रदनों तथा असंबद्ध एकांगी चित्रण से सीमित हो 
जाता | वह निस्संदेह सच्चा चित्रण प्रस्तुत करता किन्तु लेखक के दृष्टि- 
कोण की संकीर्णता या अनुदारता चित्रण में व्यापकता न आने देती । 
यथार्थवाद अब पर्ण को न ग्रहण कर बीच ही में रास्ते में रुक गया 
था और विवरण तथा व्यक्तिगत चित्रण की कला में परिवर्तित हो गया 
था । इस प्रकार आलोचनात्मक यथार्थवाद व्यापकता खोकर अत्यन्त _ 
संकुचित हो गया था। यह एक प्रकार से संकुचित यथार्थवाद' था जो 
बाहर से तो उन्नीसवीं शती के आलोचनात्मक यथार्थवाद के निकट 
था किस्तु वास्तव में उससे दूर हट गया था क्योंकि नयी परिस्थितियों में 
_ उसकी पुनरावृत्ति ने उसे हीन और संकुचित बना दिया । ह 
.. ६० बूनिन, अ० कुप्रिन, एन० अच्द्रेयेव इस संकुचित आलोचनात्मक 
. यथार्थवाद के प्रसिद्ध प्रतिनिधि हैं। अपनी प्रतिभा तथा भाषागत कौशरू 
के कारण इन लेखकों का बीसवीं शती के आरम्भ के साहित्य में महत्त्वपूर्ण. 














॥]॒ 









० «- अत न था कम तब जी केक नानक, ६: -०ट० 





नेक पलक सकल" तिरीण. कक क नागा रतीिकलीण--+7%*+ 





२१६ ... हसी साहित्य का इतिहास . हा 


स्थान था। गोर्की बूनिन की प्रतिभा पर मुग्ध था। एक समय इन लेखकों 
ने गोर्की के साथ सहयोग किया किन्तु उनका साहित्य में जो कार्यकछाप था. 
उसके कारण सोवियत आलोचक' उसको महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं देते । 
वियत आलोचकों का कहना है कि सर्जना में सबसे प्रधान है जीवन की. 
महत्त्वपूर्ण बात भी चर्चा करना और यह चीज़ इन लेखकों में बहुत कम 
है। ये लेखक बहुत अच्छा चित्रण करते हैं किन्तु गौण बातों का। 
गोर्की ने अपने कार्यक्छाप के आरम्भ में लिखा था कि “हमारे चारों ओर 
जीवन उफन रहा है। नयी चेतना जग रही है, नपी' समस्याएं सामने आ रही 
हैं, नया व्यक्ति उठ रहा है। यह नया व्यक्ति पाठक है जो हमसे जीवन के. 
मूलभूत प्रइनों का उत्तर माँग रहा है। वह जानता चाहता है कि सत्य 
कहाँ है। न्याय कहाँ है, कहाँ दोस्तों को दूँढ़ना चाहिए और कौन दृश्मन _ 
है । आलोचनात्मक यथार्थवाद के प्रतिनिधियों ने इन प्रश्नों के बारे में 
_प्राठकों से कुछ न कहा। वे क्रान्ति को न समझ सके और न उन नये लोगों 
को समझ सके जिनको जीवन प्रस्तुत कर रहा था। वे अपनी' ही विषय- 
वस्तुओं में व्यस्त हैं जो कि उन्हें अच्छे लंगते हैं। उनकी क्ृतियों में यूग 
का अंकन नहीं मिलता। उनकी सर्जना पूर्ण विकास न प्राप्त कर सकी 
क्योंकि उनकी अपूर्णताएं उनके व्यक्तित्ववाद और प्रतिक्रियावादी लोक- 
दृष्टि से संबद्ध हैं तथा क्राब्तिकारी आंदोलन और बीसवीं शती के 
आधारभूत रूसी जीवन से उनके विच्छिन्न रहने के कारण हैं । गोर्की ने 
इस आलोचनात्मक ग्रथार्थंवादी लेखकों को कट आलोचना की और उस 
आलोचना का अभिप्राय यही था कि देश के भाग्य और भविष्य से इन 
लेखकों की कोई दिलचस्पी नहीं है। 3 3 ह 
हू० अआ० बूनिन अल 5 2 अंग आन मे १ के 26 
बूनिन (जन्म सन्‌ १८७०) आलोचनात्मक यथार्थवाद का सबसे 
महत्त्वपूर्ण प्रतिनिधि है। अक्तूबर क्राध्ति करे बाद बूनिन रूस छोड़कर विदेश 
चला गया। विदेश में रहते हुए उसने कुछ महत्त्वपूर्ण न लिखा और यह 


इस बात का संकेत है कि देश से नाता छट जाने प्र लेखक की. सर्जना 
किस प्रकार ह्वास होता है। उसका दृष्टिकोण उसके 














बीसवीं शताब्दी का आलोचनात्मक यथार्थवाद २१७ 
सामाजिक स्थिति से बहुत संकूचित हो गया था। यह ज़रमींदारी या 
सामन्तेवादी संस्कृति से घनिष्ट रूप से संबंधित था और इसी से उस 
संक्राप्ति को ठीक से न समझ सका जिसके भार से जमींदार दबे जा 
रहे थे।. . +. 

अपनी कहानी. अंम्तोनोतीय सेव" में वह ज़मींदारों के फ़ार्म को उस 
'संसार के समान बताता. है जो निर्धन हो गया है, जो कट चुका है और वह 
अब नष्ट हो रहा है, जिसके बार में आज से पचास वर्ष बाद केवल हमारी 
कहानियों से ही जाना जा सकेगा ।. दूसरी कहानी' सूखी घाटी” में वह 
इसके बारे में बड़े आवेश के साथ कहता है--- फ्वास साल में ज़मीन के 
ऊपर से ऊँचे वर्ग का निशान मिट गया । । 
जमींदारी' या सामन्‍्तवादी जीवन के नाश के चित्र ने बूनिन की दृष्टि 
... से उसको ओझल कर दिया जो कि वास्तव में जन्म ले रहा था और विक- 
.  'सित हो रहा था। इसी से उसकी सर्जना में उदासी का रंग है और 
... निराशा तथा अकेलेपन का भाव है। उसके प्रगीत मकक्‍्तकों का नायक भी 
. निराशा और ऊब से भरा हुआ है। वह लिखता है “मैं एकाकी सदा 
. सदा ।” यह एकोकीपन का भाव उसके प्रगीत मकतकों का मुख्य भाव है। 
. बूनिन अपनी तड़पन और व्यथा का बड़ा स्पष्ट और जोरदार चित्र 
खींचता है किप्तु सबसे बड़ी बात यह है कि बूनिन नये जीवन की इस समृद्धि 
को नहीं, समझ पाता जो कि उसके चारों ओर उपज रही है। नये 
संसार की बेचेनी, उसके प्रयत्न, उसके विचार और उसके जोश और खशी 
. का अभिव्यंजन उसके प्रगीत मुक्तुक का नायक न कर सका। यही उसकी 
. सबसे बड़ी कमी है। : । द 
. अ० ईं० कूप्रिन क्‍ जे अल 
..._ अपनी सार्वजनिक विशेषताओं में कूप्रिन ( १८७०-१९३७ ) 
.. बूनिन के निकट है। अपनी कहानियों में कूप्रिन ने अपने चारों ओर की 
.... यथाथेता का अंकन किया ।  ज़ारशाही फ़ौज का जीवन (द्वष्द्द युद्ध, तल, 


१. रुस्क्या सवेत्स्कया लितेरातूरा, ल० इ० तिमोफेयेव पू० १२२ । कप 





२१८ रूसी साहित्य का इतिहास 


] 


ड्ढा, थामा), मजदूरों का उत्पीड़न पूँजीवाद का शोषण (मोलख) 
मनुष्य की आत्मिक समृद्धि (गम्ब्रीनूस) वह इन सबको देखता है और _ 
इनका चित्रण करता है। इस दृष्टि से उसमें वूनिन की अपेक्षा विविधता 
ओर स्पष्टता अधिक है। फिर भी बूनिन में भाषा-सौष्ठव और प्रवन्ध- 
पढुत्ता अधिक है। कूप्रिन की अपनी सीमा इस बात में है। यद्यपि वह नये 
जीवन के उभार को लुक्षित करता है फिर भी जीवन की अपूर्णताओं का. 
_ अंकन उस तीक्ष्णता तक नहीं पहुँच पाता कि वह अपने निराकरण की रे 
शक्ति से पाठक को किसी नये सत्य की प्राप्ति या अनुभूति की ओर प्रेरित. 
करे जिसकी ओर लेखक उसका आ्वान कर रहा है। द 
एल्न० अन्द्र येव 
. आरम्भ में अन्द्ेयेव और गोर्की के बीच बड़ी गहरी मित्रता थी किस्तु' 
.. बाद में दोनों के रास्ते अछग हो गये और वे एक दूसरे से दूर चले गये। . 
... उस मित्रता का कारण यह था कि अद्देयेव की कहानियों में गोर्की के समान' . 
ही' मानवतावादी रंग था। उसकी पहली ही कहानी' में छोगों को उसकी 
भतिभा के दर्शन हुए । उसकी आरम्भिक कहानियाँ सामान्य, छोटे. 
आदसमियों से, उनके पुख-ढु:ख से संबंधित हैं। शराबी गरास्का को उत्सव में... 
..._ शहर का. पुलिसमैन दावत पर बुलाता है और उसकी आवभगत करता 
.. है। उसमें मानवीय भावना जगती है और वह खुशी से रो पड़ता है क्योंकि 
उसका पूरा नाम छेकर जलाया गया। रसोइए का लड़का (बे रगामोत और क 


.. ।राहका) जो कि बराबर रसोई के धुएं में बड़ा हुआ पहली वार बड़े मकान- 


(दाचा.) में आता है, प्रकृति का सौन्दर्य उसे बदर देता है. (मकान में' 


.... प्येतृका'। उसकी ऐसी छोटी-छोटी और हृदयस्पर्शी कहानियाँ गोर्की 
... ओर चेखव की कहानियों की विबय-वस्तु के निकट थीं । इसी से छोग पूछा; 
.. करते थे कि अष्द्रेयेव” उपनाम से कौन लिख रहा है--गोर्की या चेखव। 






..._ अन्देयेब को जीवन की अपर्याप्तता की गहरी अनुभूति थी और वह 
.. इस पर विजय पाने का रास्ता खोज रहा था। यही इन दोनों की मित्रता - 
.. का कारण था। किन्तु जहाँ गोर्की ने अपना रास्ता सामाजिक युद्ध के बीच, है 
. काति के बीच, मनुष्य की स्वतन्त्रता में पाया, अच्द्रेयेव दूसरी ओर 








बीसवीं शताब्दी का आलोचनात्मक यथार्यवाद. २१९ 


व्यक्तिवादिता की ओर चला। उसने स्वतः मनुष्य में, उसके अच्दर किसी 
. बहुमूल्य वस्तु को पाने की कोशिश की जिससे कि उसका जीवन से मेल हो' 
जाय और जीवन बदल जाय । इसकी असफलता अनिवार्य थी' क्योंकि 
मनुष्य को सामाजिक अत्याचार से मुक्ति दिखाए बिना उसका आत्मिक 
परिवर्तन असंभव है। इसी' से उसकी खोज असफल रहती है और उसे 
केवल गहरी निराशा ही मिलती है । वह अपनी रचनाओं में जीवन संबंधी 
प्रश्न प्रस्तुत करता है और इसी से उसकी ओर उस समय के समाज का 
ध्यान गया, किन्तु अपने को किसी नई यथार्थवादिता तक ऊपर न उठा सकने 
के कारण, उस शक्ति को न देख सकने के कारण जो कि संसार का नया 
निर्माण कर रही है, वह अन्य आलोचनात्मक यथार्थवादी लेखकों के समान, 
यथार्थवाद से दूर चला गया और प्रतीकवाद के समीप आ गया। उसकी 
क्ृतियों में मनुष्य के प्रति विश्वास नहीं है और न इस बात का विश्वास है 
_ कि उसमें नवजीवन के निर्माण की शक्ति है। उसकी कृतियाँ मनुष्य से 
उसकी विश्वासशक्ति को छीन कर उसे निस्सहाय, निराश और खोखला 
बना देती हैं। मनुष्य के लिए- उद्धार का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि वह 
उसे सामाजिक जीवन से बाहर खोजता है।इस प्रकार उसने अपनी 
महत्त्वपूर्ण सर्जना में महत्त्वपूर्ण प्रश्न प्रस्तुत किए-किन्तु जीवन के मूलभूत 
विकास से अलग हटकर वह उनका समाधान न दे सका। इसी से वह 
कांति को न समझ सका और उसने क्रान्तिकारियों का मज़ाक बनाया।. 
इसी से गोकी और अछ्देयेव की मित्रता का अच्त हो गया । 
निस्संदेह अन्द्रेयेव में कल्पंता थी, मौलिक प्रबन्ध-पट्ता थी, अभि- 
...._ व्यंजन शक्ति थी किन्तु जीवन के सत्य से अलग हो जाने के कारण उसकी 
.. प्रतिभा सीमित और संक्चित हो गई। 
...._ इस प्रकार आलोचनात्मक यथार्थवादियों ने, बीसवीं शी में क्लासिक्स 
. लेखकों के समान, जीवन के मूलभूत प्रश्नों को नहीं उठाया और न समृद्ध 
विकसित चरित्रों की सृष्टि की, यद्यपि इसमें कोई सन्देह नहीं कि उनकी 
रचनाओं का अपना आकषंण है । 
क्रान्ति के पूर्व अन्य लेखक जो आलोचनात्मक यथार्थवाद से संबंधित _ 





कह ... रूसी साहित्य का इतिहास 


थे उनमें अ ० तोल्स्तोय, एस० सेगेंयेवर्त्सेंस्की, एम० प्रीश्विन आदि हैं। 
अपने देश के साथ आगे बढ़ते हुए क्राम्ति के बाद इन लेखकों ने 
महत्त्वपूर्ण रचनाएं प्रस्तुत कीं जिनकी विषय-वस्तु देशभक्ति से ओत- 
प्रोत थी । द द 


क्‍ साहित्य में हास' को ्रवृत्तियाँ 


उच्नीसवीं शती के अन्त में पत्पनेवाली सामाजिक विषमताओं की 

...तीक्षणता ने जीवन में भी तीन्र सैद्धान्तिक युद्ध छेड़ दिया । एक ही प्रकार 

.. की सामाजिक प्रवृत्तियों की व्याख्या लेखकों की अपनी सामाजिक तथा 

'सैद्धान्तिक स्थिति के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार की हुई बढ़ती हुई क्रांति 

. ते डिमाक्रेटिक या जनवादी लेखकों को क्राण्ति की' ही विषय-वस्तु से संयुक्त 

. नये यथार्थवाद को अपनाने में सहायता की । इसके साथ ही यह भी हुआ. 

... कि कुछ लेखक, जो यथार्थवादी तो थे किप्तु जो समय की नयी माँगों को 

..... अपनी सर्जना में स्थान न दे सके, वे जीवन से दूर चले गये और गौण तथा... 
. अप्रधान पक्षों की व्यंजना में लग गये। किन्तु ऐसे लेखक भी थे जो बढ़ते 

... नये सामाजिक संघर्ष से भयभीत हो गये। वे केवल जीवन के यथार्थ चित्रण 

 'से विरत ही न हुए वरन्‌ उस्होंने यथार्थवाद की कट आलोचना की और _ 

/ ऋलात्मक्‌ सर्जना के लिए दूसरे रास्तों की खोज. की माँग की। द 


१९०५ की. कांत्ति के बाद बुर्जुआ सामन्‍्ती रूस की.कलछा और साहित्य _ 
.... में विषमता की अवस्था प्रकट हुई ज़ो सन्‌ १९१७ तक बनी रही । इस 
.. साहित्य ते जिसमें कि बुजुआ. वर्ग .का ऐतिहासिक अन्त झलक रहा था. 
._. यथार्थवादी परंपराओं को ठुकरा दिया और उन्हें स्वीकार नहीं किया। 
... इस नवीनधारा का नाम 'दिकादेन्तवाद', या ह्ासवाद ( फ्रान्सीसी शब्द 
.. “दिकारासंहास) या मा्डनिज़्म' (माडनें-तवीन) नवीब्तावाद पड़ा। 
... “दिकादेल्त' शब्द (या क्वासवाद) अत्यन्त प्रचलित था, क्योंकि इस धारा 
.. कै प्रतिनिधियों ने जिन विचारों को आगे बढ़ाया, वे सामान्य साहित्य की _ 
... दृष्टि से इतने दूर या अछग थे कि वे संस्कृति के कास की साक्षी रूण 


कक 
04. 


सेजना, के परिणाम प्रतीत होते थे। बाद में, इस क़ारणं कि.यह ६४ 


छः 











































बीसवीं दताब्दी का आलोचनात्सक यथार्थवाद.. २२१ 


कलात्मक सर्जना में, प्रतीकों के महत्व. और उपयोग पर बड़ा जोर 
देती थी, इसे प्रतीकवाद कहा जाने छगा। 
इसके सामाजिक तथा राजनीतिक स्थिति के मूल में बुर्जुआ सामच्तवादी 
 ह्वासमयी विचारधारा थी। प्रतीकवाद की एक विशेषता योरोव के 
लेखकों और सभी प्रकार के पच्छिमी मतवादों के सामने सिर झुकाना 
था । इसमें पक्षपाती कला के क्षेत्र में कास्मोपालितनिज्ष्म' के नाम पर 
देश-भक्ति-विरोधी और पश्चिम की गूलामी का भाव भर रहे थे। रूसी' . 
साहित्य की स्वतस्त्रावादी परंपराओं से अलग हट जाने के कारण ही' 
प्रतीकवादियों में देशप्रेम के भाव का ह्वास हुआ । द 
प्रतीकवाद की मुख्य विशेषताएं थीं : चरम कोटि की व्यक्तिवादिता,. 
सामाजिक जीवन से संबंध विच्छेद, जो कला कला के लिए' सिद्धान्त में " 
. प्रकट हुआ, सामान्य रूप में वास्तविकता का अस्वीकार तथा यथार्थता 
के विरुद्ध छेखक के अपने स्वप्न या कल्पना के संसार की प्रस्थापना । ये" 
स्वप्न ऐसे नहीं थे जो जीवन को उस नयी शक्ति को देख लेते जो कि जीवन ' 
का पुननिर्माण करती हैं वरन्‌ किसी दूसरे अभौतिक संसार के विचार या 
स्वप्त थे जो इस संसार के दुःख-दर्द से अनभिज्ञ थे। प्रतीकवाद के मूल में ' 
एक प्रकार का द्वेत है--दो प्रकार के संसार की कल्पना, भौतिक संसार. 
और दैवी संसार । भौतिक संसार इस दैवी संसार का प्रवेश द्वार है। 
.... इस रहस्यवादी धार्मिक आधार ने प्रतीकवादियों के रोमांटिक रूप-रंगः 
... को निश्चित किया। यह रोमांटिसिज़्म प्रतिक्रियावादी था ज़िसने साहित्य. 
. को महत्वपूर्ण सामाजिक समस्याओं से दूर हटा दिया और सांकेतिकः 
रूप में यह कहा कि महत्त्वपूर्ण बात जीवन को बदलने के लिए संघर्ष करना. 
. नहीं है, वरन्‌ उस दैवी सुन्दर संसार की आशा जगाए बैठे रहना है. 
. जिसका स्पर्श ही बहुत है और तब त्क चाहे इसे पृथ्वी पर जीवन 
कितना ही गहित क्‍यों न रहे । रा पड 
प्रतीकवादियों के दृष्टिकोण से कला का कार्य भौतिक संसार की. 
.. अभिव्यक्ति के बीच आदर्शवादी दैवी संसार की झलक देखना है और इस: 
झलक को प्राठक के सामने प्रस्तुत करना है। उन्होंने प्रतीक को अनन्त" 





क्‍ रए्२र रूसी साहित्य का इतिहास 





का द्वारोदधाटन' और अशाश्वत का सामयिकता में प्रकाश बताया, अर्थात्‌ _ 
जीवन का ऐसा अभिव्यंजन जिसमें लेखक द्वारा प्रस्तुत भौतिक संसार का _ 
अभिव्यंजन जीवन में छिपे हुए और दैवी आरम्भ के बारे में सोचने को _ 
बाध्य करता है । द 
रूसी प्रतीकवाद के विकास में पच्छिमी योरोपीय प्रभाव के अतिरिक्त 
रूसी दार्शनिक, रहस्यवादी और कवि ब्लदीमिर सलण्येव (१८५३- 
१९००) का भी बहुत बड़ा हाथ था। उसकी कविताओं में संसार की 
दोहरी-दैतपूर्ण-कल्पना की विषय-वस्तु अंकित थी जिसे कि प्रतीकवादियों 
ते ग्रहण कर लिया। वास्तविकता की अभिव्यक्ति स्वयं अपने में प्रतीक 
- बादियों के लिए दिलचस्प या रुचिकर न थी वरन्‌ वह इसलिए थी कि वह 
. इनको उसके पीछे छिपी हुई रहस्यपूर्ण झलक को देखने का अवसर देती थी, . 
जिसे कि केवल कवि ही देख सकता था या समझ सकता था । द 
फ प्रतीकवादियों ने यथार्थ वादी गोर्की-साहित्य की कट आलोचना की । 
... “उनके पत्र तराजू' में लेनिन के लेख पार्टी संगठन और पार्टी साहित्य 
... की भी बड़ी तीन्र आलोचना हुई। इससे उनका क्रान्ति विरोबी पक्ष स्पष्ट _ 
हो गया। ह द हा द 
..._बीसवीं शतती के दूसरे दशक के आरम्भ में एक और प्रतिक्रियावादी 
चारा भी प्रकट हुई--अक्मेइज़्म' ( गुमिल्योव अर्मातोवा आदि ) 
 अतीकवादियों के समान इस धारा के कवि भी रूसी साहित्य की देश- 
भक्ति की परंपरा से दूर हट हुए थे और उन्होंने क्राप्ति पर कीचड़ 
.. “उछाला। कला को उन्होंने आनन्दपूर्ण हस्तकौशल” बताया और अप्रिय.... 
..._ वास्तविकता से बचने के लिए अपनी तुच्छ, नगण्य, व्यक्तिगत अनुभूति में... 
.. डरण का लेने प्रयत्न किया ।.. ह 
.. अतीकवाद के विरुद्ध ा . 
हर माक्सवादी आलोचना और विशेष रूप से गोर्की ने प्रतीकवाद के... 
.. “विरुद्ध बराबर संघर्ष. किया। गोर्की को प्रतीकवाद में हानिकारक असोमा- . 
: “जिक प्रवृत्तियाँ दिखाई पड़ीं जिनके विरुद्ध लड़ना अनिवार्य था। उसने... 
“उस समय के रूसी बुर्जुआ साहित्य का वर्णन इन दब्दों में किया है-- 















मा ली कल 33% लक लक 2 2722 मम 2 मल 8 आल 2 3 वन कटी अब ता 2 कील मल अल 2. 22 2 अल की कक जम 






















बीसवीं शताब्दी का आलोचनात्मक यथार्थवाद.. २२३ 


४सन्‌ १९०७-१९१७ तक का समय उत्तरदायित्वहीन विचारों की पूर्ण 
स्वेच्छाचारिता का समय था और साहित्यकारों की सज॑ना की स्वतन्त्रता. 
से परिपृर्ण था । इस स्वतन्त्रता की. अभिव्यक्ति सामान्यतया सभी: 
प्रकार के पच्छिमी प्रतिक्रियावादी बृर्जुआई विचारों के प्रचार में प्रकट 
हुयी । सामान्यतया १९०७-१९१७,का दशक रूसी बुद्धिजीवियों के 
इतिहास का अत्यन्त लज्जाजनक दशक है। प म 
इस प्रकार बीसवीं शती की अक्तूबर-क्रान्ति के पहले तक के साहित्य _ 
प्र गोर्की. की छाप और छाया है। वह समाजवादी साहित्य के नवीन 
कलात्मक साधन--समाजवादी यथार्थवाद--का आधार निर्मित कर 
'रहा है और वह उन सबके विरुद्ध संघर्ष कर रहा है जो इस साहित्य के 
विरुद्ध हैं और जीवन के सत्य को विक्ृत कर रहे हैं। उससे प्रेरणा पाकर 
बहुत से लेखक इस संघर्ष के सत्य और साधन--'क्रान्ति' के निकट 
.. आए । इस सामाजिक यथार्थवाद का जन्म और विकास, प्रतिक्रियावादी 
धाराओं के विरुद्ध संघर्ष, लेखकों का क्राध्तिकारी नवनिर्माग---इन सबका 
सोवियत साहित्य के, विकास में बड़ा महत्व. रहा है और इन सब में 
गोकी का बड़ा योग रहा है। 


इन वर्षों में साहित्य के सामने सवंथा नयी समस्याएं थीं । नायक 
अब ऐसे मनुष्य को होना चाहिए जो कि युद्धशील हो, जो मनुष्य के सुख 
..._ के लिए उन सबके विरुद्ध युद्ध का आह्वान कर सके जो अत्याचारी हैं, और 
. “उसी प्रकार देश प्रेम को कास्तिकारी देश प्रेम होना चाहिए जो प्रोलितारि- 
यत को ज्ञार तथा पँजीवाद से मृक्ति दिलानेवाले स्वाधीनता-यद्ध का रूप 
. धारण कर सके | इसी प्रकार वह यथाथंवाद का उद्घाटन उसकी 
 गत्यात्मकृता के बीच करे, उसका दिग्दशन कास्ति के प्रकाञ्न में हो । 
... इस प्रकार समाजवादी यथाथंवाद का विकास और इसका उन 
“सबसे संघर्ष, जो कि समाजवादी आददों के विकास में बाधा डाल रहे हैं-- 
यह उन्नीसवीं शती के अन्त और बीसवीं शती के आरम्भ के साहित्यिक _ 





१०-रूस्कया स्वेत्स्कया लितेरातूरा, एल० इ० तिमोफेयेव, पू० १२७। 











मूछ विचार अभिव्यंजित हुआ यद्यपि वाह य रूप में अन्य विचारधाराएं 


वस्तुओं और चित्रणों की ओर जाता है जिससे कि वह उनको पूर्ण तथा 























श्ए्८.... रूसी साहित्य का इतिहास 
जीवन का मूलभूत स्वरूप है। इसी में उस युग के साहित्यिक विकास का 


बहुत थीं और उनके लेखक भी संख्या में बहुत थे। 
इस प्रकार बीसवीं शती के आरम्भ में सोवियत सनाजवादी साहित्य 
की नींव डालनेवाले लेखक सामने आते हैं। जिनका नेता और 
संचालक मैक्सिम गोर्की है । आर 
- गोर्की की सर्जना सोवियत साहित्य के विकास के मलभत प्रश्नों को 
समझाने की कजी है। 
अक्तूबर क्रान्ति के बाद गोर्की की सजना 
अक्तूबर ऋन्‍्ति के बाद समाजवादी कला के विकास में गोर्की का 
हत्वपूर्ण योगदान रहा है। उसके अनुभव, कलात्मक संगठन शक्ति तथा. 
उसके सर्जनात्मक कार्यकलाप ने सोवियत लेखकों को बहुत प्रभावित किया 
और उन्हें बड़ी प्रेरणा दी । उसकी छोकबश्रियता का अनुमान इसी से छूगाया' 
जा सकता है कि १९१८ से १९५१ के बीच उसकी कृतियों के १८२५ 
संस्करण निकले और सोवियत्‌ संघ (तथा विश्व की प्रायः सभी भाषाओं: 
में) की प्राय: ७१ भाषाओं में अनुवाद हुआ तथा बहुत से शहरों 
संस्थाओं आदि के नाम गोर्की के नाम पर रखे गये " 


ऋष्ति के बाद गोर्की की सजना ने विशेष रूप-प्राप्त किया | उसमें 
एक प्रकार का समन्वय हुआ । वह एक बार फिर अपनी मूलभूत विषय- 






समन्वित रूप में अंकित कर सके। इस प्रकार वह ऐसी कृति प्रस्तुत करता 
है जिसमें वह पूर्णता के साथ पूंजीवाद की विषय-वस्तु का उद्घाटन करता 
है (आरतामोनोवों का व्यापार या काम ) क्लिमसमगिन का जीवन में 
रूसी बुद्धिजीवियों का भाग्य, क्रान्ति के पूर्व के चालीस' वर्षों का कलात्मक 
इतिहास और मजदूर वर्ग के नेता का चित्र है। 'मेरे विश्वविद्यालय या 
यूनिवर्सिटियाँ,' के रूप में उसने आत्मकथा की अपनी त्रयी पूर्ण की । 
१९२४ में उसने लेनिन के संबंध में अपना संस्मरण प्रकाशित किया। 
स्‍्मरणों के बीच इसका महत्वपूर्ण स्थान' है । लेनिन का 















बीसबीं शताब्दी का आलोचनात्मक यथार्थवाद शश्प्‌ 


अंकन गोर्की ने बड़ी सृक्ष्मता और गहराई से किया और कई वर्षों के बीच 
इसकी. रचना की । संस्मरणात्मक साहित्य में इसका विशेष स्थान है और 
सोवियत साहित्य की यह एक अनुपम कृति मानी जाती है। इसमें क्रान्ति 
के नेता लेनिन का, व्यक्ति तथा राष्ट्रीय नायक के रूप में उसकी विशि- 
ष्टताओं का बड़ा वास्तविक तथा सजीव चित्र प्रस्तुत्त किया गया है। 


आरतमोनोवों का व्यापार या काम! 

१९२५ में गोकी का नया उपन्यास आरतमोनोवों का व्यापार 
या काम! प्रकाशित हुआ। जिसमें एक व्यापारी परिवार की तीन 
पीढ़ियों का इतिहास प्रस्तुत किया गया और इस रूप में रूसी बूर्जुआ 
के पूर्ण क्लास की संक्षिप्त कथा प्रस्तुत की गयी। गोर्की ने एक ही 
परिवार के सौ वर्षों की कथा लिखने की अपनी इच्छा लेनिन के 

सामने प्रकट की थी। इसी प्रकार तोल्स्तोयः से भी उसने कहाथा 
. कि वह एक व्यापारी परिवार की तीन पीढ़ियों को जानता है जहाँ ह्वास 
यथा अधःपतन के नियम ने बंडी बेदर्दी से अपना काम किया है। इन दोनों 
ने गोर्की का समर्थन किया और उससे ऐसा उपन्यास लिखने को कहा ॥ 
यह उपन्यास गोर्की के इसी विचार और इच्छा का परिणाम है। 

इस उपमभ्यास में गोर्की ने पूँजीवाद की समस्या को उसकी पूर्णता के 
साथ प्रस्तुत किया और उसकी मानवतावादी आलोचना की । पूँजीवादी 
समाज में मानवीय व्यक्तित्व केसे विकसित हो सकता है ? यह प्रश्न गोर्की 
की क्ृतियों में कई बार उठायां जा चुका है। किन्तु इस उपन्यास में वह _ 
. इस प्रदन पर विचार केवल मानवीय जीवन को एक घटना के आधार 
पर (जैसे कि च्येलकश में) नहीं करता था या एक व्यक्ति के जीवन का 

निरीक्षण करते हुए (जैसे फमा गदयेव में) नहीं करता वरन्‌ कई पीढ़ियों 
के विकास के बीच इसका दिग्ददन कराता है कि परिवार के. प्रस्थापक 
बाबा से लेकर पोते तक के पूजीवादी समाज के बीच व्यक्तित्व का केसा 
विकास होता है। इसमें गोर्की उत्पीड़ितों के बारे में इतना नहीं कहता . 
क्योंकि वह तो स्पष्ट ही है वरन्‌ यह दिखाता है कि दूसरों के उत्पीड़क _ 
स्वयं किस प्रकार अधःपतन या ह्वास के शिकार हो रहे हैं। किस प्रकार. 


9 ण्‌ 












आदत छूट जाने के कारण, विकास की अपनी शक्ति खो बैठता है। स्वयं 


परिश्रम की भावना 


मृल्यवान है, जो कुछ सूंदर है, जो कुछ महान्‌ है, उस सब का निर्माता 


::८4७ पर: राग: 
कप तह फल कक ्षानलन भर गक कप तक 


श्श्द... रूसी साहित्य का इतिहास 


उनके व्यक्तित्व का अधःपतन हो रहा है और अब वे सच्चे अर्थ में 
नृष्य' नहीं रह गये हैं। उनका काम' या पूंजीवादी व्यापार” अब उनका 
मालिक बन गया है । वास्तव में वे व्यापार का संचालन नहीं कर रहे. 
हैँ वरन्‌ व्यापार अब उन पर हावी है और उन्हें मनुष्यता से दूर अधःपतनः 
की ओर ढकेले लिये जा रहा है। इसमें गोर्की प्रदर्शित करता है कि किस 
प्रकार मनृष्यः अपनी महानता खो बंठता है और धीरे-धीरे दूसरों 
मेहनत पर जीवित रहने के कारण, परिश्रम और प्रयत्न की 





परिश्रम न कर सकने के कारण उसका विकास रुक जाता है क्योंकि विकास 
परिश्रम से ही, परिश्रम के माध्यम से ही होता है। 


गोर्की की दृष्टि में परिश्रम क्‍ ही सब कुछ है क्‍ । जीवन में जो कुछ 


परिश्रम ही है। मनुष्य को उदास बनाने वाला और संसार को बंदल 
देनेवाला यह परिश्रम ही सूत्र रूप में उसकी सर्जना में गुम्फित है। ऐसे 
परिश्रम से विरत होने पर मनुष्य खोखला हो जाता है, जीवन की यथार्थ. 
भावना को खो बठता हैं और उसका ह्वास हो जाता है। यही इस उप- 
न्यास का मुख्य भाव है। और इससे अनिवार्य रूप से यह निष्कर्ष निकलता है 
कि क्रांक्ति मतृष्य तथा परिश्रम को मुक्त करती है और त्तब परिश्रम बर- 

स गुलामी की निशानी न होकर सर्जंना का रूप धारण करता है, पृथ्वी 
को सजावट तथा मनुष्य के उपयुकत जीवन के संगठन का कारण बनता है। 

.. परिश्रम की यह गोकीय भावना इस उपन्यास के वस्तु-विन्यास के 
उद्घाटन को क्‌ जी है। वंश के प्रस्थापक ईल्या का जीवन कठोर परि- 
श्रम का है। उसमें सर्जनात्मक शक्ति है और दृढ़ इच्छा है। ढलती 
उम्र तक वह परिश्रम से विरत न हुआ । इस परिश्रम ने उसके चरित्र को 
कई मूल्यवान्‌ विशिष्टताएं दीं और उसने अपने परिश्रम से जीवन में 
अपना स्थान बना लिया । किन्तु पूँजीवादी समाज का ऐसा संगठन है कि 
एक की बढ़ती या उन्नति का मतलब है दूसरों का उत्पीड़न, दूसरों क 
















है 


















हे अननाननएनननलनननननणनन नही जन मी पक ननन+नतन-नाक कलम नी खनन नननतान नाना नननन-नननन + नतिनानन लिन भा नाल नागिन न निभानयिभिलरभिनननन न++«+मन+& ५ नाक ताप यार भर 5 मत क का + “एक ए हज फन की ज वइटघाकयहर जप प० कर 


बीसवीं शताब्दी का आलोचनात्सक ययायंवाद २२७ 


. अपने आधीन बनाना, दूसरों को गूलाम बनाना। उसकी जो विशिष्टताएं 

हैं उनका उपयोग वह अपने स्वार्थ तथा जनता के उत्पीड़न के लिए. 
करता है | वह इसलिए जनता के लिए खतरनाक बन जाता 
है क्योंकि उसकी योग्यता का प्रयोग जनता के विरुद्ध होता है।. 

.. चीरे-धीरे उसका धंधा बढ़ता है और वह दूसरों को नौकर रखता है 

किन्तु उसका जीवन के सर्जनात्मक आधार--परिश्रम से, संबंध टट 
जाता है, और उसकी आत्मा इस धंधे की गुलाम बन जाती है, वह पराये. 
परिश्रम पर जीवित रहता है और उसकी इंसानियत नष्ट हो जाती है। 


दूसरी पीढ़ी द 
द फिर भी उसमें थोड़ी इंसानियत बची रहती है । लेकिन उसके बच्चों 
पर उसके धंधे या कारबार का कुप्रभाव पड़ता है और उनकी आत्मा खोखली 
हो जाती' है। आरम्भ में इन लड़कों में थोड़ी बहुत मानवता है क्योंकि 
. आरम्भ में उनका भी कठोर जीवन बीता और जनता से उत्तका संबंध 
. बना रहा। कितु धंधा बढ़ने के साथ-साथ ये गुण शिथिल और दु्बल हो 
. जाते हैं। उपन्यास के आरम्भ में ये कोमल और सरल व्यक्ति हैँ कितु 
_ आद में इनका चरित्र गिरने रूगता है। पीतर का चरित्र धूमिल होने;लगता 
है । उसकी पत्नी नताल्या का भी यही हाल होता है। जब वह हाथ में 
 रबेल लेती है तो उसका कोमल चेहरा कठोर हो जाता है.और उसके 
. - ओठ भिंच जाते हैं। इसी प्रकार पीतर ऊबत्ता है, शराब पीने लगता है 
. “ और खोखला हो जाता हैं। यही' हाल अलेक्सेई और भिकीता का भी है। 
उनकी मानवीयता समाप्त हो जाती है और धंधे को छोड़ कर वे और 
कुछ नहीं सोच पाते । उपन्यास के आरम्भ में यही छोग़ बड़े सरलू और 
. कोमल थे । इस प्रकार अपने जीवन के अन्त तक आरतमोनोवों, -के 
_ - परिवार की दूसरी पीढ़ी का ह्ास हो जाता है। कह 
तीसरी पीढ़ी " हे 
तीसरी पीढ़ी का तो आरम्भ ही ह्वास के बीच होता है। पीतर और 
.  नताल्या गल्या के जीवन के आरम्भ में तो कम से कम कुछ था, किन्तु इनके 
. बच्चे तो आरम्भ से ही खोखले हैं। यलेना ततियाना, याकोव आदि में कुछ 


के 











कट : रूसी साहित्य का इतिहास 


नहीं हैं। अरतमोतोबों का वंश समाप्त हो गया । तीन पीढ़ियों के धंछे 
ने इन लोगों की शक्ति, प्रतिभा, मानवीयता को चूस लिया जो कि उनको 


.. जनता के बीच रहने से प्राप्त हुई थीं। आरम्भ में वे जनता के ही व्यक्ति 


थे और जनता के सभी गुण उनमें थे। बाद में धनी होने पर उनका . 
यह संपर्क टूट गया और धीरे-धीरे उनकी जन-विश्येषताएं लुप्त हो गयीं . 
और यह परिवार किसी के लिए आवश्यक न रह गया और नष्ट हो . 
गया। उपन्यास इसी का प्रदर्शन है और यही इस उपस्यास का मुख्य भाव है। _ 
इसका यह भी मुख्य संदेश और भाव है कि पूँजीवाद का नाश अनिवार्य है ' 
क्योंकि यह मनुष्य को मनुष्यता से गिरा देता है। क्‍ हि 
इससे यह न समझना चाहिए कि मनृष्य का क्वास अवश्यम्भावी और 
अनिवार्य है। वह अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा दम घोंटनेवाले' वाता- 
बरण के विरुद्ध क्रान्ति कर, क्रान्ति की शक्ति द्वारा इस घेरे से निकल 
सकता है। अपने प्रयत्नों द्वारा इस धंघे पर विजय प्राप्त की जा सकती 
है कितु इसके लिए इससे अपने को अछग करता आवश्यक है। पीतर, 
_ नताल्या आदि दुबल व्यक्ति थे, इससे वे इसकी धारा में बह गये और 
उन्‍होंने अपनी मानवीयता को गँवा दिया। 
... किस्तु नन्‍हा ईल्यां इस घेरे को तोड़ डालता है । जनता से जा मिलता 
.. है और स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेता है। इस प्रकार नन्‍्हा ईल्या के. 
. रूप में गोकी यह प्रदर्शित करना चाहता है कि बूर्जुआ वातावरण 


.. में पला हुआ व्यक्ति भी अपने को विकसित कर सकता है। किन्तु इसके 


लिए उसमें त्याग और दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। उसे अपने घेरे को त्याग 
. कर बाहर जाना पड़ेगा | पीतर का दूसरा लड़का ईल्या गोर्की के इसी 
. विचार को प्रकट करता है कि बुर्जुआ वर्ग के श्रेष्ठ लोग जनसम्पर्क-हीनता 
के. कारण अपने वर्ग का नाश अनिवार्य समझकर इससे बाहर चले' जाते 
हैं और पूर्ण मानव बनने का अवसर पाते हैं। ईल्या ने वह किया जो 
. फमा गर्देयेव न कर सका और यह उसकी व्यक्तिगत विशिष्टता और दृढ़ 

इच्छा शक्ति का प्रमाण है क्योंकि वह परिवार, परिस्थिति, व्यक्तिगत 





4... .. संबंध, संस्कार आदि के विरुद्ध होतें हुए भी जनता से मिल जाता है। 





क्र 











8 6 नभिनिनतजीन>नन>न तन +- मल नह ........ .................. 


बीसवीं शताब्दी का आलोचनात्मक यथार्थवाद. २२९ 


तीखन व्यात्नोव 


तीखन के माध्यम से गोर्की ने धंधे के प्रति जनता के संबंध को प्रकट 
किया है। वह किसान है और हर परिस्थिति में किसान बना रहता है 


और इस धंधे का कभी समर्थन नहीं करता, वह जनता की आत्मा के रूप में 
प्रकट होता है। वह सदा इस परिवार के साथ रहता है और इसके काये- 
कलापों का मूल्यांकन करता रहता है। वह प्रत्येक महत्त्वपूर्ण घटना के 


समय प्रकट हो जाता है और उपन्यास में जो भी घटनाएं घटती हैं उनकी 


मीमांसा करता है । | द 

पूरा उपध्यास पूंजीवादी व्यवस्था की आलोचना है। विषय-वस्तु 
में इस उपन्यास से मुल रूप में भाव साम्य रखनेवाले गोकी के दो नाटक 
ईगर बुलिच्योव” तथा दस्तिगायेव', और दूसरे हैं जिन्हें गोर्की ने 
१९३२-३३ में लिखा । 


क्लिमसप्‌गिन 
. १९२७० में गोर्की ने अपनी सबसे बड़ी कृति क्लिमससमगिन का जीवन 


। 


(चालीस वर्ष ) प्रकाशित करना शुरू किया। उसने इसे कथा (पोवेस्त) 


कहा, किस्तु इसके चार भाग हैं और गोर्की इसे पूर्ण न कर सका। इसमें 
बहुत से वर्षों की कथा है और समकालीन आलोचना इसको एपोस” कहती 
है और इसे महाकाव्य का गद्यात्मक साहित्यिक रूप मानती है। 
.._ गोर्की ने रूस-के सामाजिक विकास के चालीस वर्षों का जीवन 
(१८७० के अन्त से १९१७ तक) चित्रित करना चाहा और उसको 


उसकी पूृर्णता तथा विविधता के साथ अंकित करना चाहा । इसे रूसी 
जीवन की एनसाइक्लोपीडिया कहा जा सकता है। इसमें देश की महत्त्व- 
पूर्ण मंजिल और घटनाएं प्रदर्शित की गयी हैं। १९०५ की क्रान्ति, प्रथम _ 
महायद्ध, लेनिन का १९१७ में पेत्रोग्राद में आगमन, इन घटनाओं की 
पृष्ठभूमि में उन्नीसवीं शती के अन्त और बीसवीं शती के आरम्भ के 
विचारों का संघर्ष प्रदशित किया गया है । यह कथा कानिकिल के. 
रूप में है और पात्रों तथा घटनाओं को क्लिम का विकास एकता 


भ्रदान करता है। 





शनि न न लेप थी किट फीकी जिम कीन रब मम रद 20225 अल मम 82727 77036 2०७ -०००»५५०००-+०-+ न 
पकाने पर 2 कीसकरल- भावोती कान हैक) ५७०-क। "(७3३ हीकात मकर (५५७ १०१ जल जज पकल “गज * ० * न 





श्३० . रूसी साहित्य का इतिहास 



















गोर्की एक समय अपनी इस कथा को खोखली आत्मा का इतिहास 
कहना चाहता था और वास्तव में क्लिम का चित्रण बुर्जआई खोखली' 
आत्मा का इतिहास है, जिसे केवल अपने से ही प्रेम है। यह उसी हास 
का परिणाम है कि जिसे गो्की अरतमोनोवों के काम में' प्रदर्शित 
में प्रदर्शित कर चुका है। भेद इतना ही है कि अरतमोनोव मिल्कियत. 
बारे आदमी हैं और क्लिमसतृगिन बुद्धिजीवियों का प्रतिनिधि है, वकील: 
है और शासक वर्ग की सेवा करता हुआ खोखला हो जाता है। उसका 
जीवन में अपना कोई उद्देश्य नहीं है। वह क्रान्तिकारियों से संबंधित है 
फिर भी उनसे घृणा करता है। वह लेनिन से भी घृणा करता है। लेनित 
के आगमन के साथ उसकी मत्य हो जाती है। केनिन के स्वागत में उमड़ती _ 
ई भीड़ में वह मर जाता है। यह इस बात का प्रतीक है कि क्रान्ति ने. 
बह सब नष्ट कर दिया जो मनुष्य को क्लास की ओर ले जा रहा था, जो 
उसके रास्ते में बाधास्वरूप था और जो जर्जर प्राचीन को बनाए रखना 
. चाहता था। क्लिम के चित्रण के मूल में वह संघर्ष है जो कि मनुष्य के 
विकास को रोकता है। 
गोकी केवल नकारात्मक चित्रण से ही संतुष्ट नहीं होता वरन्‌ उस 
शक्ति का चित्रण भी करता है जो मनृष्य का उद्धार करने वाली है और 
यह है उमड़ती हुई क्रान्ति की शक्ति। इसमें उन पात्रों का भी चित्रण 
हुआ है, जो रूसी क्रान्ति के संचालक हैं और जो नथी शक्ति और वेशिष्ट्य 
के प्रतीक हैं। कुतुज्ञोक ऐसा ही पात्र और प्रतीक है। उसके व्यक्तित्व. 
का विकास जनहित के यद्ध में होता है और इसी से उसकी प्रतिभा प्रस्फूटित 
होती है और पूर्ण विकास प्राप्त करती है। वह क्रान्ति का अनुभवी नेता 
है और क्रान्ति की ओर दृढ़ विश्वास के साथ बिना किसी हिचकिचाहट 
के अग्रसर होता है। जे हा 
निकट आती हुई क्रान्ति की भावना इस कथा का मूल आधार है जो 
. इस पूरी रचना और उसकी सर्वेधा विभिन्न घटनाओं और पात्रों को एकता 
. प्रदान करती है। हम है 
. क्लिमसंमृगिन का जीवन” यह वहत्‌ सामाजिक ऐतिहासिक गद्य. 








बीसवीं शताब्दी का आलोचनात्मक यथार्थंवाद २३१ 


महाकाव्य है, एपोस' है जिसमें उन्नीसवीं शती के अन्त और बीसवीं 
के आरम्भ के रूसी जीवन के विकास की विभिन्न मंजिलें--विचार संघर्ष, 
घटनाएँ आदि--बड़े ही कलात्मक ढंग से प्रस्तुत की गयी हैं। इसी में 
इस रचना का रूसी साहित्य में महत्त्व है । 
पत्रकार ओर प्रचारक गोर्की 
गोर्की के कार्यों की विविधता तथा अनेकरूपता ने उसको केवल 
साहित्यिक लेखक ही न बना रहने दिया। सामाजिक जीवन तथा 
ऋततिकारी क्रियाकलापों से घनिष्ठ रूप में संबद्ध रहने के कारण उसे 
अनेक विषयों पर क़रूम चलानी पड़ी। इसी से गोर्की कलाकार होने के 
साथ-साथ पत्रकार और प्रचारक भी है और इस रूप में उसका महत्त्व कम 

. नहीं है। देश के जीवन में समय-समय पर होनेवाली सामाजिक राजनीतिक 

घटनाओं पर उसकी लेखनी महत्त्वपूर्ण विचार प्रकट करती रही और 

. लोगों में प्रेरणा तथा स्फूर्ति भरती रही। उसकी चार सौ से अधिक 

. कलात्मक क्ृतियाँ हैं। दस हज़ार पत्र हैं और चौदह सौ के क़रीब उसके 

. लेख हैं। पत्रकारिता का यह काम उसके साहित्यिक कार्य के साथ-साथ 
. चलता रहा। 

निज़्मी नोवोगोरद से करल्पें्कों के सुझाव पर वह समारा आया 
और वहाँ के स्थानीय पत्र में वह रेखाचित्र लिखने लगा। इसी पत्र में 
उसकी कलात्मक कृतियाँ भी छपीं। इन लेखों में उसने दबे-पिसे अधिकार- 

 हीन लोगों--दफ़्तर में काम करनेवाले, दूकान पर सामान बंचनेवालों 

.. का पक्ष लिया। 

. १९०५-१९०६ में उसने बहुत से राजनीतिक लेख लिखे और विदेशों 
द्वारा जार को क़र्ज़ दिए जाने की निदा की। अमेरिका की यात्रा के बाद 
. उसने बहुत से लेख लिखे और वहाँ के बुर्जुआ समाज के दुर्गुणों का उद- 

. घाटन किया। प्रतिक्रियावाद के वर्षों में उसने व्यक्तित्व का नाश” लेख 

लिखा जिसमें रूसी लेखकों को जनसेवा तथा देश-भक्ति के लिए उद्बोधित 

- किया। अक्तूबर कान्ति के बाद उसकी पत्रकारिता का और भी महत्त्व 

. बढ़ा। गहरा देश-प्रेम, समाजवाद का स्वागत, बुर्जुआ समाज की कृतियों 





उन्‍न्‍नेलर अहम करल+ ल्‍ उभर] किम ०२ सके का 3प कसारक ५२४०5 या ५४७५० पल 3 २० नली कल ऊना पा पक ज नल का लव न न पे नजदीक; 
अर नल मॉल । पे १ 4परल++स+ समान तन _ नम “ ४५ 


शमी 0 न 


श३ए...... रूसी साहित्य का इतिहास 


का उद्घाटन, शांति का समर्थन और लड़ाई छेड़नेवालों के प्रयत्नों की 
निदा, नव-जीवन के निर्माताओं के परिश्रम की प्रशंसा, ये उसके लेख के 
मूलभत विषय हैं।... 
सोवियत संघ की क्रान्ति के बाद उसने पूरे देश की यात्रा की। इस 
यात्रा के बाद उसने सोवियत संघ निर्माण की ओर” तथा हमारी _ 
संप्राप्तियाँ पत्र निकाले जिनका उद्देश्य समाजवादी निर्माण की सफलता 
का चित्र प्रस्तुत करना था। द 
... समाजवाद की प्रतिष्छा में योग देने के साथ-साथ उसने फ़ासिज्म पर 
निर्मेम आक्रमण किया क्योंकि वह जानता था कि फ़ासिज़्म की बब॑रता 
शताब्दियों की संस्क्ृति तथा मानवीय सम्प्राप्तियों को नष्ट कर देगी। 
जीवन भर वह फ़ासिज्म के विरुद्ध आन्दोलन का संचालन करता रहा। 
. : इस प्रकार उसकी पत्रकारिता भी विविधता से विभूषित है। वह 
. संदा सावधान रहा और हर प्रकार के सामयिक और सामाजिक प्रश्नों का 
. उत्तर देता रहा। 
द गोर्की शब्द का महान्‌ शिल्पी, जीवन का सूक्ष्म ज्ञाता, मानव में अडिग 
विश्वास रखनेवाला था। उसकी सर्जना ने रूसी जीवन का प्रा-पूरा 
. अभिव्यंजन किया और नवीन आदश तथा नवजीवन की प्रतिष्ठा और 
. निर्माण में पूर्ण योग दिया। गोर्की देश-भक्त था, गोर्की मानवता का योद्धा 
. और मानवता का प्रेमी था। 








.ए.७णण शरण रु अजीज अर नदशनीमिनिननिनिनील 
भर ै सर १७00७॥॥७७७॥७७॥७७ए७॥७७्७७७७७७७०७०७७४७०००८८०००० “१० 7 


२. गृह-युद्ध के समय का साहित्य तथा जन 
ग्रार्थिक व्यवस्था का नव-निर्माण 


[ १९१८-१९२७ ] 


अक्तूबर १९१७ से लेकर फरवरी १९१८ के बीच सोवियत शासन 

बड़ वेग से सारे देश में फेल गया। फिर भी उसे शांति के साथ विकसित 
होने का अवसर न मिला क्योंकि जितनी ही सोवियत नव-व्यवस्था जनता 
के बीच व्यापक हुई उतना ही अधिक अपदस्थ शोषक वर्ग ने उसका जी 
जान से विरोध किया। साम्राज्यवादी रॉष्ट्रों की सेनाओं ने देश पर 
आक्रमण कर दिया और इवेत गार्डों का विद्रोह भी शुरू हो गया । विदेशी 
हस्तक्षेपकर्ताओं का समर्थन पाकर प्रतिक्रियावादी क्रान्ति के विरुद्ध अपनी 

_ सेनाओं का संगठन करने लगे। गृह-युद्ध शुरू हो गया। 


इस प्रकार विदेशी हस्तक्षेप और गहयुद्ध की अत्यन्त विषम और 
भयानक परिस्थिति के बीच सोवियत राष्ट्र का जन्म हुआ और जन्म लेने 
के साथ ही उसे अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए प्राणों की बाज़ी लगाकर 
लड़ना पड़ा | परिस्थितियों के कारण शांतिपूर्ण वातावरण के बीच देश का 

_ निर्माण असंभव था। फलत: राष्ट्र युद्धशील साम्यवाद' की नीति चलाने 
को बाध्य हुआ। इस समय का नारा था--सब कुछ क्रान्ति की विजय 
के लिए!। सारे देश का जीवन क्रान्ति की विजय के लिए चालित युद्ध 
के आधीन कर दिया गया। सारा देश फ़ौजी कैम्प में परिवर्तित हो गया 
और अनेक कठिनाइयों के बीच--भूख, ठंढ, नष्ट आथिक जीवन और 
चयद्भ तथा प्रतिक्रियावादियों की तोड़-फोड़ की नीति के बीच--सोवियत 
आसन को विजय मिली। विदेशी हस्तक्षेपकर्त्ता देश के बाहर निकाल फेंक 
दिए गये और द्वेत गार्डों का विद्रोह कुचल दिया गया। अब समाजवादी 
ऋान्ति का अपना महत्त्वपूर्ण कार्य--देश के पुनरुत्थान तथा नव-निर्माण 


है 





सश्८ रूसी साहित्य का इतिहास 


का कार्य--शुरू हुआ। जनता समाजवादी संस्कृति के निर्माण में लगी 8 
अतीत की सांस्कृतिक सम्प्राप्तियाँ पूरे समाज की संपत्ति बन गयीं और 
सारी जनता को सुलभ हो गयी। ज़ारशाही से मुक्त की गई जनता को 
सोवियत शासन तथा कम्यूनिस्ट पार्टी समाजवादी संस्कृति तथा शांति- 
मय निर्माणकारी कार्य की ओर ले चली। ० 
अक्तूबर क्रान्ति ने साहित्य के सामने नयी समस्याएँ प्रस्तुत कीं। अब 
यह आवश्यक था कि सोवियत लेखक जन-समूह के क्रियाकलाप को 
प्रतिबिम्बित करें, उसके समाजवादी निर्माण के' आदर्शों को अभिव्यक्त 
करें और नव-जीवन निर्माण के मार्ग को अपनी भावनाओं से प्रकाशित 
करे। द पा 
फिर भी सोवियत साहित्य के निर्माण का काम शून्य में नहीं शुरू 
... हुआ। इसके पहले रूसी क्लासिक साहित्य मानवतावादी साहित्य की 
.. परंपरा आरम्भ कर चुका था। इन्हीं सर्जनात्मक सिद्धान्तों के सोवियत 
. युग ने प्रोलितारियत साहित्य का माध्यम बनाकर क्रान्तिकारी वस्तु-तत्व 
.. से सिक्‍त कर दिया। सोवियत साहित्य के विकास तथा गतिविधि को 
संचालित तथा निश्चित करनेवाले थे--माक्संवाद लेनिनवाद की शिक्षा, 
. साहित्य की पार्टीवादिता के विषय में लेनिन की शिक्षा तथा कम्यनिस्ट 
पार्टी के क्रियाकलापों का अनुृभव। इसी प्रकार गोकी की रचनाओं में 
धीरे-धीरे कम्यूनिस्ट”' का चित्र उभरा और मायाकोव्स्की ने अपनी 
.. प्रतिभा कम्यूनिज़्म और सोवियत काव्य की सेवा में अपित कर दी। 
हे गृह-युद्ध के मोच पर जवान सोवियत लेखक अपने देश की रक्षा के 
. लिए और अपने नवीन आदर्शों की प्रतिष्ठा के लिए लड़े। गह-युद्ध के अन्त 
. पर इन लेखकों के अनुभव साहित्य में अभिव्यक्त हुए। इन लेखकों में 
. मुख्य हैं--शोलोखोव, ग्लादकोव, अस्त्रोव्स्की, पुरमानोव, फदेयेव,. 
: लिओनोव मलछीशिकन तथा अन्य । । इन लेखकों की कृतियों में सोवियत: 
.. कला के सर्जनात्मक सिद्धान्तों का विकास हुआ। द 
.. .॑. इस प्रकार अक्तूबर क्रान्ति के बाद सोवियत साहित्य या नये साहित्य 
रे का का नया रूप अ्रस्तुत हुआ। गृह-युद्ध और समाजवादी नव-निर्माण इस 


की. 


नौ 


हए॑॑॑एणणणणशणणणणणणणआ७ अमल -तनिकीनिशीलनिनननिवनिवविशिनि मिली (तप वाकत तर अरे 3 बशदाबाक। 2४७४४७४४०४०७ 
* 'ह नज (.2००७०- “पल सततवकसा आर ->+ ४ स्मशमहाताशदष" 
हि ४ ि 2७७७७७॥/७७॥७७७७७७०७७॥७७७०००७३७७७४आक्ा0:2 ::70 7: अप 


मह-युद्ध के समय का साहित्य... र३े५. 


साहित्य की मुख्य विषय-वस्तु के रूप में प्रकट हुए और देश में रहनेवाली' 
सभी जातियों की मित्रता पर आधारित देश प्रेम की भावना का नया रूप. 
सामने आया और उसे नया महत्त्व प्राप्त हुआ। 
अक्तूबर क्रान्ति ने लेखकों से सबसे पहले यह प्रइन पूछा कि वे देश के. 
जीवन के इस महत्त्वपूर्ण क्षण में किस ओर हैं, किसके साथ हैं ? माया-- 
_ कोव्स्की ने लिखा कि “क्रान्ति में हिस्सा लूँ या न लूँ मेरे लिए प्रश्न ही नहीं 
उठता। क्रान्ति मेरी है।' इसी प्रकार गोर्की के अपने बारे में कुछ न कहने 
. पर भी उसका पक्ष स्पष्ट ही है। इसी प्रकार क्रान्ति के प्रति अन्य लेखकों 
का रुख, सिराफिमोविच, शिइकोीव, शगिन्यान, असेयेव, एसेनिन थोड़े 
बाद में अ० तोल्स्तोय भी, स्थिर था। यह सब क्रान्ति के तरफ़दार थे। 


..... किन्तु कुछ लेखक क्रान्ति से तस्त और भयभीत थे। अपना देश छोड़ 
. कर विदेश चले जाने वाले प्रवासी रूसी लेखक इन्हीं में थे। इनमें से कुछ 
.. अपने जीवन के अन्त में स्वदेश लौट आए (क्प्रिन, स्कितालेत्स, अलेक्सी 
. तोल्स्तोय। बूनिन, बलमोन्‍्त, अन्द्रेयेव प्रवासी लेखक ही बने रहे)। देश 
में रह जानेवाले लेखकों में भी बहुत ऐसे थे जो कि सहसा क्रान्ति को न 
समझ सके। बाद में उनके विचारों में धीरे-धीरे परिवर्तन हुआ और 
फिर वह क्रान्ति को समझ सके और उसके पक्ष में हो गये। फिर भी उनकी 
भावना क्रान्ति के सामाजिक आधार तथा समस्याओं के सम्बन्ध में स्पष्ट 
न थी। एसे लेखकों को रूसी में सहचारी पपृतचिक' कहा गया। . 
हि इस प्रकार क्रान्ति के आरम्भिक वर्षों की साहित्यिक परिस्थिति 
.. विविधता और विषमता से पूर्ण “थी। अपने को प्रगतिशील कहनेवाले'..._ 
.. साहित्यिक संगठनों में कुछ ए से थे जो नवीन समाजवादी कला के रूप और 
. संगठन को ठीक-ठीक नहीं समझ पा रहे थे। फ़्यूचरिस्ट' (या भविष्य- 

.. वादी) ऐसे ही थे। अतीत की संस्कृति के प्रति उनके विचार संहार-- 
कारी थे। इसी प्रकार प्रोलेत्कुल्त” (सर्बहारा संस्कृति के समर्थक) 
वाले अतीत की संस्क्रति का निराकरण कर रहे थे। पार्टी नियमन संगठन 
... में न बँधकर और उससे मुक्त वे अपना स्वतन्‍त्र अस्तित्व चाहते थे और _ 

... यह चाहते थे कि शासन उनके कार्यकलाप में हस्तक्षेप न करे। कज्नित्स 





२३६ रूसी साहित्य का इतिहास 


साहित्यक संगठन के विचार भी प्रोलेत्कुल्त के निकट थे। इस प्रोलेत्कुल्त 


का संगठन प्रान्तों में भी था और नवयुवकों पर उसका बड़ा व्यापक प्रभाव... 
था। सोवियत शासन तथा कम्यूनिस्ट पार्टी ने साहित्य तथा जनता पर 
उसके प्रभाव को घातक माना और उससे उसका संघर्ष हुआ। लेनिन 

ने प्रोलेत्कुल्त पर आक्षेप किया। उसके प्रतिक्रियावादी रूप की आलोचना 


की ओर स्वतंत्र नहीं, बरन्‌ कम्यूनिस्ट पार्टीवादी साहित्य की रचना को 
आवश्यक और अच्छा बताया। 


इस प्रकार सोवियत साहित्य का विकास आरम्भ से ही कई प्रकार _ 
की विचारधाराओं से युद्ध और विरोध के बीच हुआ। इनमें से राजनीति 


से तटस्थता बर्जतआई व्यक्तिवादिता' तथा अतीत के सांस्क्ृतिक उत्तरा- 


'धिकार के निराकरण का सिद्धान्त सोवियत कलात्मक लक्ष्य के सर्वथा 
प्रतिकूल थे। सोवियत करा तथा साहित्य ने इनके: उन्मूछन का पूरा- 
प्रा प्रयत्त किया। द 


गह-यूद्ध की विषमता और गंभीरता के बीच स्वाभाविक ही था कि 





सोवियत साहित्य प्राचीन उत्पीड़क व्यवस्था का विरोध और नवीन 


समाजवादी व्यवस्था की स्थापना और समर्थन करता। इस विरोध और 
समर्थन से ही सोवियत साहित्य का मूल स्वरूप निर्धारित होता है। जीवन 
और साहित्य में इस नवीन व्यवस्था की स्थापना जनता के यद्ध और आत्म- 
बलिदान द्वारा संभव हुईं। साहित्य जनता की चेतना से पूंजीवादी 
संस्कारों 'के' उन्मूलन और समाजवादी भावना के बीज-वपन का सतत्‌ 


- “.. अ्रयत्त करता रहा। फलतः सोवियत साहित्य प्राचीन पूँजीवादी व्यवस्था 
- - की सभी प्रकार की प्रच्छन्न और प्रकट विचारधाराओं का विरोध करता 


रहा जो समाजवादी संस्कृति और कला के निर्माण में बाधा डाल रहे थे। 
कल्पनावाद, रूपवाद (फ़ार्मलिज़्म), फ़्यूचरिज्म (भविष्यवाद) साहित्य 


:.. अतीकवाद, सौन्दय॑वाद, प्रोलेत्कुल्ल आदि का जो विरोध हम सोवियत 


'हिल्य के प्रत्येक युग में देखते हैं उसके मूल में यही भावन। है किये 


.. विचार-धाराएँ पूँजीवाद का प्रच्छन्न रूप हैं और समाजवादी विकास के. रा 
..._ लिए अत्यन्त. घातक हैं। इन धाराओं का विरोध कर सोवियत साहित्य ने... 











गृह-युद्ध के समय का साहित्य... २३७ 


समाजवादी करा और समाजवादी संस्कृति के विकास का पथ प्रदशस्त द 


किया। 


इस प्रकार राजनैतिक और विचारात्मक संघर्ष के बीच सोवियतः 
साहित्य की मुख्य विशिष्टताएँ निर्मित और दुढ़ हुईं | यथार्थता का उसके 
क्रान्तिकारी गत्यात्मकता के बीच अभिव्यंजन, क्रान्ति के समर्थक सिपाही 
और योढ्वा के रूप में सोवियत व्यक्ति का चित्रण, क्रान्ति का मानवता 


के इतिहास की महत्त्वपूर्ण मंजिल के रूप में चित्रण, क्रान्ति-विरोधियों के. 


_ विचारों और कारनामों का पर्दाफ़ाश करना और उनको देशद्रोही 
जनहित घातक बत।कर उनकी आलोचना। द 


क्रान्ति के आरम्भिक वर्षों कौ कविता 
कविता इस समय के मुख्य साहित्यिक रूप या प्रकार के रूप में प्रकट 
हुई। फिर भी इसका रूप प्रा-पूरा सुव्यवस्थित नहीं था क्‍योंकि जो 
_नवीनताएँ अभी-अभी जीवन में प्रकट हुई थीं और उनके संबंध में जो 
संस्कार बन रहे थे वे अभी तक पूरे-पूरे हृदयंगम नहीं किये जा सके थे 
अपनाए नहीं जा सके थे। लेखकों ने इन भावों को मोर्चे पर या तत्संबंधी- 
कार्यों के बीच प्राप्त किया था। अभी वह अनुभव भी प्रौढ़ नहीं हो सका 
_ था जिससे कि नवीन जनता और उसके आपस के नवीन संबंधों को व्यापक, 
विशद रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता। स्वतः इन वर्षों का असामान्य 


रोमांटिक रूप काव्य की ओर प्रेरित कर रहा था और जीवन को कुछ-कुछ 


आत्मपरक भावात्मक रंगों से रंग रहा था। आन्दोलन की व्यापकता 


..  ने--जिसने कि जीवन में गहरा परिवर्तन उपस्थित कर दिया--काव्य 
.. तथा साहित्य को रोमांटिक भावना से रँंग' दिया। स्वतः प्रोलेत्कुल्त' . 


और कज़्नित्स' के बहुत से कवि क्रान्ति का उसकी स्थल विशेषताओं 
से हीन भावात्मक तथा सूक्ष्म चित्रणं करते रहे थे। 


इन वर्षों में सोवियत काव्य क्षेत्र में ये कवि आए-अ० बेज़िमेन्स्की 


द क्‍ एम० गलोदनी, वे० काजिन, वे० अलेक्सन्द्रेव्सी तथा अन्य | इन सब में. 
 सोबियत साहित्य के विकास की दृष्टि से तथा नवीन व्यक्ति के चित्रण 


की दृष्टि से मायाकोव्स्की की सर्जना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। अपने नाठकों, 








न न मा मम मा मा ली मल मी लीन न न कलम मिल अमर कलल 


“००2८: ---+-7+- 7 0०77-77“ 75: 7०27०: :- 0: 


श्३ट .. रूसी साहित्य का इतिहास 


कविताओं तथा प्रचारपत्रों में “क्रान्ति इसी शक्ति और उसके सामाजिक 
सार तत्व को उसने अभिव्यक्ति दी। उसकी इस समय की कविताओं में 


उसका गहरा रोमांटिक रंग स्पष्ट है। 
देम्यान बेदनी 

इन वर्षों में देम्यान बेदनी का क्रियाकलाप व्यापक रूप में विकसित 
हुआ। उसका प्रचारात्मक महत्त्व है। उसकी सर्जना ऋान्तिकारी विचारों 
से परिपूर्ण पी। लेनित और स्तालिन ने उसकी कविताओं को बड़ा ऊँचा 
स्थान प्रदान किया। केनिन ने उसकी सर्जना के संबंध में कहा “उसकी 


सर्जंना वस्तुतः प्रोलितारियत्‌ की है। वह श्रमिक वर्ग के अत्यन्त निकट 
है जो उसे अच्छी तरह समझ लेगा।' गृह युद्ध के वर्षों में उसने कविता की 
तीस पुस्तकें लिखीं जिनका बड़ा व्यापक प्रचार हुआ। उसके गीतों 
कथाओं, कविताओं के द्वारा जन-समाज के, विशेषतया किसानों के बीच 





नक्रान्तिकारी विचार बड़े सजीव रूप में फैले और इसी में उसका महत्त्व 


है। १९२३ में वह छाल झंडे के आर्डर से पुरस्कृत हुआ। 
देम्यान बेदनी ने अपनी सारी शक्ति सोवियत जनता के शान्तिमय' 
निर्माणका री परिश्रम के चित्रण में लगाई। वह छोटे से छोटे तथ्य को' 
भी समाजवादी समाज के निर्माण की दृष्टि से आंकता है और उसे महत्त्व 
देता है। इसी से वह नवीन की ओर बड़े ध्यान से उन्मूख होता है। उसकी 
कविता में व्यंग्य भी बहुत है । 
अपनी रचनाओं में उसने सभी प्रकार को समकालोन घटनाओं पर 
पनी लेखनी चलाई। साहित्यिक रूपों की विविधता, विषय-वस्तु की 
समद्धि, क्राष्ति की यथार्थता का अंकन, व्यंग्य की प्रतिभा, रूसी भाषा 
का अच्छा ज्ञान यह सब उसकी सम्प्राप्ति के मूल में है और इन सबने उसे 
बड़ा लोकप्रिय बना दिया। एक समय' स्तालिन ने उसकी आलोचना भी 
की थी क्योंकि स्तालिन के अनसार वह रूस की अतीत की. संस्क्ृति को 
ठीक तरह से न समझ सका था। द्वितीय महायुद्ध के समय भी उसकी वाणी 
बराबर सुनाई देती रही। उसने स्तेपान ज़्वग रोदनी” प्रबन्ध काव्य 
भी लिखा। इसी प्रकार उसके काव्य मुख्य सड़क की' भी बड़ी चर्चा 









































_ गृह-पुद्ध के समय क्रा साहित्य... २३९ 
रही | इसमें उस असंख्य प्रोलितारियत्‌ का वर्णन है जो मुख्य सड़क 
पर विश्व-इतिहास के प्रांगण में अब मार्च कर रहा है, जिसके साथ 
ऋषत्ति चल रही है और जिसके पर की धमक से ऋन्ति के शत्रु हताश 
5 हो रहे है| 
याकोबलेबिच त्र सोव 


प्रतीकवादियों के समदाय से ऋष्ति की ओर अपने मन से आनेवाले 
कवियों में ब्रसोव और ब्लाक बड़े प्रसिद्ध हैं। ब्रसोव के संबंध में गोर्की ने 


लिखा था कि “यह रूस में सबसे सुसंस्क्ृत लेखक है।” ब्रूसोव कवि, गद्य द 


लेखक, अनुवादक, विद्वान, अनेक रूपों में हमारे सामने आता है। वह 
'सारे जीवन रूसी संस्कृति की सेवा में लगा रहा और सोवियत शासन ने 
“उसका आदर संम्मान भी बहुत किया। 

आरम्भ में ब्रसोव के काव्य में व्यक्तिवादिता, रहस्यवाद तथा अन्य 
संसारों की खोज के नाम में यथार्थत्ता से विरक्ति, बड़े ज्ञोर के साथ अभि- 
व्यक्त हुईं। इसके काव्य में प्रतीकवाद को सभी विशेषताएँ थीं किन्तु 


'उसको ऐतिहासिक तथा सामाजिक दृष्टि की व्यापकता ने देश की. 


वस्तु स्थिति' उसे समझा दी और वह क्रान्ति का पक्षयाती बन गया। 


बह उन लोगों का प्रतिनिधि था जो कि शासर्क वर्ग में बढ़े किन्तु 


जिनमें जनता से मिल जाने की शक्ति और हिम्मत थी। 
द सामाजिक कार्यकलाप के साथ उसका सर्जनात्मक कार्य भी चलता 


'रहा। उसके कई कविता संग्रह निकले। क्रान्ति के बाद उसकी सर्जना 


. की मुख्य विषय-वस्तु स्वदेश रही और वह अपने देश की महानता और 


.. "भव्य भविष्य के विषय में लिखता रहा। वह क्रान्ति के महत्त्व को ठीक _ 
... तरह समझ गया था और उसका विश्वास था कि क्राष्ति वह घटना है जो 
.. देश को महानता की ओर ले जायेगी। उसकी कविताओं में सोवियत 
.. देश-भक्ति की मूलभूत विशिष्टताएँ बड़ी सुन्दरता के साथ अभिव्यक्त हुईं 
. हैं। देश-भक्ति की भावना, प्राचीन संस्कृति से गहरी सहानुभूति, 


ब्फ 


.. आचीन पर नवीन व्यवस्था की विजय का अडिग विश्वास ब्रूसोव की इस _ 
समय की कविताओं की मुख्य विशिष्टताएँ हैं। बरूसोव उच्च साहित्य 





3 





$. हर ३ रद 
६+ सटीक प० ६८५५८ पर सपल्‍ाा८ पाल 2८८5फ 2५६43: ९३८ ०५१४०१: कं थपरनििसरइत पपेसमञ पड पका यमप+ ८ ++« ८ अपर ७५४३४ किक 


मम मा 


कद 'मरासहरत्रकटपइलप कट 


च्यदठ 


स्वत उासंटर 























एड रूसी साहित्य का इतिहास 


कला इंस्टिच्यूट का रेकक्‍्टर था और १९१९ से कम्यूनिस्ट पार्टी का 
सदस्य भी। 
अलेक्सान्द्र अलेक्सान्द्रोविच ब्लॉक (१८८०-१९२१५) द 
जब ब्लॉक की मृत्यु हुई तो मायाकोव्स्की ने उसके बारे में यह लिखा 
“ब्लॉक की काव्यात्मक सर्जना से पूर्ण यह युग है। ब्लॉक का समकालीन 
काव्य पर बहुत बड़ा प्रभाव है। क्रान्ति के पूर्व के महान्‌ कवि के विषय 
में कहे गये ऋान्‍्ति के महान कवि के ये शब्द सर्वेथा उचित हैं। अत्यधिक 
काव्यात्मक संवेदना, उच्च काव्य कौशल, सत्यानूभूति, देश-भक्ति इन 


सब ने उसकी सर्जना को रूसी काव्य के इतिहास में अभूतपूर्व बना दिया 


और आज भी उनके कारण उसके काव्य का महत्त्व बना हुआ है। 

रूसी संस्कृति के महान्‌ व्यक्तियों के समान बूछॉक ने संपूर्ण हृदय से 
क्रान्ति का स्वागत किया और उसका गायक बना। उसकी बारह 
कविता ऐसी ही है। उसने कहा कि “सारे शरीर से, पूर्ण हृदय से, सारी: 
चेतना के साथ क्रान्ति को सुनो। हे 

उसकी रचनाओं में बारह का अत्यधिक महत्त्व है। क्रान्ति के: 
वेग तथा उन दिनों की प्रचण्ड गति और प्राचीन के अनिवाय नाश, भविष्य 
के पूर्ण विश्वास का पूरा-पूरा आभास इस कविता से मिल जाता है। बारह 
अध्यायों की यह कविता जीवन के विविध पक्षों के चित्रों से संयुक्त है और 


फिरभी इसमें उद्देश्य की एकता है। इसमें ईसा मसीह का बारह व्यक्तियों . 

के आगे-आगे चलना क्रान्ति की पवित्रता में ब्लाक के अडिग विश्वास 

... को प्रकट करता है। इस कविता में यथार्थवाद से विषय-वस्तु के माध्यम 
से कवि की क्रांति की भावना प्रकट हुई है। उसी भावना को उसने अपने 


लेख बुद्धिजीवी और कान्ति' में प्रकट किया है। उसने कहा कि “क्रास्ति' 


... बर्फीलि तूफान की तरह है जो अपने साथ नवीन और अप्रत्याशित को 
.._ लाती है वह बहुतों को धोखा देती है। वह अपने भँवर में बहुतों को पंगु 
.. बना देती है और अयोग्य को सूखे तट पर पहुँचा देती है । किन्तु उससे 
उसकी धारा की दिशा नहीं बदछती और न वह गंभीर घोष, जो इससे 
... “पैदा होता है। यह घोष हर हालत में सदा महान्‌ के बारे में होता है।” 

















गृह-युद्ध के समय का साहित्य... 3 हडर 


सोवियत आलोचकों ने इस कविता की आलोचना यह कह कर की : 
कि जीवन का केवल रोमांटिक दृष्टिकोण से ग्रहण सच्चाई तथा ईमानदारी 


से युक्त होते हुए भी अपने में पूर्ण पर्याप्त नहीं है और ईसा के चित्र के 


कारण ऋरान्ति के उद्देश्य को वह यथार्थता नहीं मिल पाती है जो कि जनता 


के सामने स्पष्ट थी। उसकी सर्जना क्राध्ति का यथार्थवादी अंकन नहीं 
कर सकी और इससे एकांगी है। फिर भी क्रान्तिकारी रोमांटिसिज्म 
का सत्य और शक्ति ने उसे जीवन के सत्य से परिचित करा दिया और 
उसने इसका अंकन इतनी ईमानदारी से किया कि उसका सारे रूसी 
काव्य में बड़ा महत्त्व है। 


- एस० एसेनिन (१८९०-१ २०) 
एसेनिन जटिलताओं और िषमताओं से युक्त कवि है। गोर्की ने 


उसके बारे में लिखा कि 'सेरगेई एसेंनिन आदमी नहीं वरन्‌ प्रकृति द्वारा . 


.. केवल काव्य के लिए गढ़ा गया माध्यम है--संसार के सभी प्राणियों के 
प्रति प्रेम के प्रदर्शत के लिए। उसे अपने देश और अपने देश की प्रकृति 
.. सेवैसा ही प्रेम था जैसे बच्चे को अपनी माँ से होता है। उसकी प्रगीतात्मक 
प्रतिभा की पूर्ण अभिव्यक्ति रूसी प्रकृति के चित्रण और प्रेम-गीतों की 


हा : सुक्ष्मता में हुईं। उसने मानवीय भावनाओं के संसार की बड़ी गहरी सरल 


. और सूक्ष्म अभिव्यक्ति प्रस्तुत की। आनन्द, उल्लास, देश के प्रति प्रेम, 
प्रेम और शोक, तथा देश की प्रकृति का सटीक अंकन एसेनिन की अपनी 
विशेषता है। फिर भी जीवन तथा परिस्थिति की विषमताओं का उसके 
ऊपर का प्रभाव भी पढ़ा। वह पुरानी दुनिया का पूरा-पूरा परित्याग नहीं 


& .. कर सका और सामाजिक जीवन के प्रति उसका रोमांटिक दृष्टिकोण बना... 
_ रहा। यद्यपि वह देश के उफनते हुए नये जीवन में हिस्सा लेना चाहता 


.. है फिर भी वह जीवन को ठीक-ठीक हृदयंगम न कर सका और उसमें 
.._ ह्लासकारी प्रवृत्ति का उदय हुआ। अत्यधिक रसिक जीवन और काव्य 
. में रसिकता का मादक समर्थन इन सबने मिल-जुलकर एसेनिन के नाम 
. को -रसिकता का पर्याय बना दिया। मदिरा की जल्पना और मदिरालूय 
के कोलाहल की विषय-वस्तु ने इसके काव्य को कुछ पंकिल कर दिया | 

४ अर 





< 222 2258: 3%४:-%585:5&52585%25 54552 6#-%86:%7502 72550: ८ सेट दे कशिक के ४ ये 5 कक पटक पटाने ज 7 कलर भ नर सिललत पलपल ना *2टियधनन पे हटिलन परनलानवपकान< 


23 प्तकाइफतभकसलकटताता कट ० 5 


के. ४ ०3. जय कप एन 
मा 8 2040225-28006: 0220-5० 


वविषय-वस्तुएं अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण हैं और आपस में इतनी घनिष्ठता से . 
संबंधित हैं कि एक दूसरे से अलग नहीं को जा सकतीं। क्रान्ति से पहले 


में मिलती हैं और क्रान्ति के बाद जनता के स्वतन्त्र हो जाने पर इनको नया 
ही महत्त्व प्राप्त हुआ और यह मुक्त जनता के नवीन लक्ष्यों के प्रति क्‍ 








कह . अंकन और अभिव्यंजन गृह-युद्ध के युग के साहित्य में मिलता  है। 
.... नवीनता की सामग्री और सामाजिक संबंधों की जटिलता से--जिसके 
. बीच लेखकों ने रचना कौ--(नयी विषय-वस्तु से संयुक्त) सोवियत 


र्डर रूसी साहित्य का इतिहास 


मास्को में वह इसी राग-रंग में डूब गया। 
फिर भी रूसी प्रकृति तथा स्वच्छ और आलोकपूर्ण प्रेम के उसके 


उत्तम प्रगीत सदा जीवित रहेंगे। इन वर्षों में नाट्य साहित्य का भी... 


विकास हुआ। रंगमंच पर अधिकतर (रोमांटिक तथा क्रास्तिकारी 


रंग लिए हुए) क्लासिकल नाट्यकृतियाँ बड़ी छोक-प्रिय रहीं। किन्तु... 
इनके साथ ही यथार्थता का अंकन करनेवाली नाट्यक॒तियों का भी विकास 


हुआ। इन्हीं वर्षों में विश्नेव्सकी का नाटक-रचना के क्षेत्र में प्रवेश हुआ। . 


इन्हीं वर्षों में लनचास्की, विल्लबेलात्सेरकोव्स्की, आरस्की, नेवेरोव आदि 


के नाटक सामने आये। 
गृह-युद्ध की विविधता और पारस्परिक विरोधी परिस्थिति के बीच. 


ही सोवियत काव्य की विशेषताएँ प्रस्फुटित होने लगीं। इन्हीं वर्षों में... 
मूलभूत विषय-वस्तु, समस्याएँ तथा चित्रण लक्षित और प्रस्तुत किये जाने... 
. लगे जिनको कि सोवियत साहित्य के आगे आनेवाले युगों में विकसित 
किया गया । गृह-युद्ध के वर्षों के साहित्य ही में नये नायक का जनता के... 
उद्धारक, क्रान्ति के योद्धा का चित्र उभरने लगा था और सर्जनात्मक 










परिश्रम उसका विषय-वस्तु बन गया। परिश्रम क॑/ विषय-वस्तु के साथ 
ही शांति क। विषय-वस्तु भी साहित्य में प्रविष्ट हुईं। सोवियत शासन का. 
आरम्भ ही शांति की घोषणा से हुआ था। परिश्रम और शांति की. 








यह विषय-वस्तुएं गोकी, मायाकोव्स्की, सिराफिमोविच आदि की सर्जना 







अथक प्रयत्न का द्योतक बन गयीं। 
... प्राचीन और नवीन का यद्ध तथा छाऊछ सेना की विजय-इन सबका 






बी 5 


गृह-युद्ध के समय का साहित्य... रड३ 


साहित्य के रूप-गठन का प्रभावित होना स्वाभाविक ही था। 
इसके साथ ही अब साहित्य में समाजवाद का विचार, नये नायक 
का अंकन--समाजवाद के योद्धा तथा जीवन को उसके क्रान्तिकारी विकास 
के बीच प्रतिबिम्बित करने का प्रयत्न प्रबल होने लूगा यद्यपि यह अंकन 
और प्रतिबिम्ब अभी अपनी आरम्भिक अवस्था ही में था। गह-यद्ध के 
इन्हीं वर्षों में समाजवादी यथार्थवाद के विकास की परिस्थितियाँ भी 
निमित होने छगीं। 


इसके साथ ही साहित्यिक जीवन को संगठित करंने का कार्य भी चलने 


लगा। इस क्षेत्र में गो्की का काम बड़ा महत्त्वपूर्ण है। उसने लेखकों को 
एकत्रित किया और नयी प्रतिभाओं के विकास में बड़ी सहायता दी। बहुत 
से सोवियत-लेखकों को उससे प्रेरणा और प्रोत्साहन मिला है। गोर्की 
से १९१८ में अखिल विश्व-साहित्य-प्रकाशन संगठित किया जिसने कि 
. विदेशी लेखकों की सर्वोत्तम कृतियों का अनुवाद किया। इन्हीं वर्षों में 
..नाचार्स्की भी विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में काम करता दिखाई पड़ता 
है और उसकी कृतियाँ (नाटक, लेखं आदि) सामने आती हैं। इस 
प्रकार गृ ह-युद्ध के वर्षों में ही सोवियत साहित्य के चारों ओर ऐसी प्रतिभाएँ 
एकत्रित हो गई जिन्होंने आगे चलकर शक्तिशाली सांस्कृतिक आन्दोलन 
को आगे बढ़ाया जिससे कि देश का सामाजिक, साहित्यिक जीवन 
..युष्ट हुआ। 
 जन-आधशथिक व्यवस्था के पुननिर्मोण तथा पुनस्थापन की ओर 

..._गृह-युद्ध समाप्त हुआ और देश में पुनरनिर्माण का काम शुरू हुआ। 
सब कुछ क्रान्ति के लिए' का नारा सब कुछ राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के 


.._ लिए' के नारे में बदल गया। मोर्चे से सोवियत-लेखक लौटे और वे लड़ाई , 
. के अपने अनुभव तथा साहसपूर्ण कार्यों की कथा कहना चाहते थे। इन्हीं 


. वर्षों में समाजवादी व्यक्ति की नयी विशिष्टताएँ प्रस्फटित और विकसित 
. हुई। गृह-युद्ध की करुणा और रोमांटिसिज़्म की जगह पुनननिर्माण के ठोस 
 कॉर्य ने ले ली। .. 


इन सबसे साहित्य में नयी प्रवृत्तियों और नये छेखकों का उदय हुआ। 





पल मम अल मम 


न ली म.: 


की जल जल, हर शनिलद + की 4 


यूग का अभिव्यंजन करने छगा और स्वत परिवर्तित होंने लगा। अब 
कविता के साथ गद्य के प्रकार--कहानी, कथा, उपन्यास भी प्रस्तुत 


प्रेम और परिश्रम के प्रति उसके नये दृष्टिकोण का अंकन किया। साथ 


 अभिव्यंजन किया।. सन्‌ १९३० के वर्षों के साहित्य में मायाकोव्स्की का 


हुआ था कम्यनिस्ट पार्टी का बर्जाआ विचारधारा के प्रति सतक रहना 
स्वाभाविक ही था। यह और भी अनिवाय॑े था क्योंकि कम्यूनिस्ट पार्टी 
. नवयवकों के ऊपर इसके प्रभाव को अत्यन्त घातक समझती थी। इसलिए 


के साहित्यिक संघर्ष में खुल कर हिस्सा लिया। चूँकि शासन का अधिकार 






















श्डंड रूसी साहित्य का इतिहास 


साहित्य के विकास का वया युग शुरू हुआ। सावियत-साहित्य समाजवादी 
निर्माण के प्रधान शस्त्र के रूप में प्रकट हुआ और वह देश के जीवन के नये. 


किये गये। पत्र भी निकलने छगे (पुस्कक और क्रान्ति--१९२० , 
प्रेस और क्रान्ति ११२१) और इससे प्रकाशन-कार्य और भी बढ़ा॥ _ 
साहित्यिक जीवन नये रास्ते पर चलने लगा। 


इन वर्षों के साहित्य में दो विषय-वस्तु प्रमुख हैं। गृह-युद्ध की विषय- 
वस्तु. (सन्‌ १९२० से): और विनाश के बाद देश के पुनर्निर्माण में शांति- 
पूर्ण परिश्रम या सर्जना की विषय-वस्तु (ग्लारकोव का उपन्यास सीमेंट 
तथा अन्य लेखकों की कृतियाँ )। इस नथी सजीव, अनेक रूपात्मक सामग्री - 
का उपयोग करते हुए सोवियत-साहित्य ने नये सोवियत-व्यक्ति के निर्माण 
और उसके विकास का चित्र प्रस्तुत किया और उसके नये आदर्श तथा. 


मे सोवियत नागरिक के गहरे देश-प्रेम का भी इस साहित्य ने नये रूप में 


कृतित्व इस दृष्टि से विशेष महत्त्व रखता है। उसके मुक्तक प्रगीतों में नये 
नायक का स्पष्ट चित्र उतरा है और उनमें विकास के मार्ग की बाधाओं 
को दढ़ता से कुचल देने के प्रयत्न का स्पष्ट अंकन है। 


कलात्मक साहित्य क्र क्षेत्र में पार्टी की राजनीति 


नवीन राजनीतिक आथ्थिक व्यवस्था की ओर संक्रमण के समय जब 
कि प॑जीवादी और ब्‌र्जुआ वर्ग की विचारधारा का पूरा-पूरा अन्त नहीं 














कम्यनिस्ट पार्टी और उसके नेताओं ने प्राचीम और नवीन विचारधारा . 


गृह-युद्ध के समय का साहित्य... श्डप 


अब उन्हीं के हाथ में था इसलिए उन्होंने साहित्य को प्रा-पूरा पार्टीवादी _ 
. बना दिया। प्रेस, प्रकाशन तथा साहित्य-संबंधी प्रश्नों पर पार्टी के ग्यार- 
_हवें, बारहवें और तेरहवें सम्मेलन में बड़ी बहस हुई और प्रतिक्रियावादी 
साहित्य के विरुद्ध संघर्ष तथा समाजवादी साहित्य की रचना का निश्चय 

_ हुआ। पार्टी के ग्यारहवें सम्मेलन (१९२२) के प्रस्ताव में कहा गया 
कि सम्मेलन प्रतिक्रियावादी साहित्य के प्रभाव को रोकना और नवयुवकों 
की कम्यूतिस्ट शिक्षा को आवश्यक समझता है। पार्टी के बारहवें सम्मेलन _ 
(१९२३) ने यह कहा कि सोवियत रूस में कलात्मक साहित्य की 
सामाजिक शक्ति इतनी बढ़ गई है कि पार्टी के लिए अब साहित्य के 
संचालन और निर्देशन के प्रइन पर विचार करना ही होगा और उसे अपने 


 ह्वाथ में लेने का संकेत किया। 
ह साहित्य के विकास के संबंध में कलात्मक साहित्य के क्षेत्र में पार्टी 


. के नीति-प्रस्ताव में (१८ जून १९२५) बहुत कुछ कहा गया। उसमें 


.... यह कहा गया कि जैसे वर्गीय समाज में वर्गीय संघर्ष नहीं रुकता उसी प्रकार 


. साहित्यिक मोर्चे पर भी यह संघर्ष बराबर चलता रहता है।. वर्गीय समाज 
.. में तटस्थ कला न होती है और न हो सकती है, यद्यपि कलात्मक साहित्य 
का या कला का वर्गीय रूप राजनीति की अपेक्षा अत्यधिक अनेक रूपात्मक 


... होता है। सोवियत-साहित्य के विकास के लक्ष्य को निर्धारित करते हुए 





प्रस्ताव में कहा गया कि उसे धीरे-धीरे लेखकों को प्रोलितारियत्‌ विचार- 
धारा के रास्ते पर ले जाना है और लोगों को सावधानी के साथ धीरे-धीरे 
कम्यूनिस्ट विचारधारा की ओर अग्रसर करना है। प्रस्ताव ने अनेक _ 


साहित्यिक विचारधाराओं के बीच स्वतस्त्र प्रतियोगिता की बात कही... 


... और यह कहा कि सोवियत-साहित्य को ऐसा कलात्मक रूप प्राप्त करना 
.._ चाहिए कि वह छाखों-करोड़ों की समझ में आ सके। कम्यूनिस्ट पार्टी 
.. के इस प्रस्ताव का सोवियत-साहित्य के विकास पर बड़ा गंभीर प्रभाव पड़ा 
और इसने उसके संगठनात्मक रूप को निर्धारित किया। द 
. साहित्य में वर्ग-संघष , 


. सांस्कृतिक क्रान्ति के रूप में प्रकट होनेवाले इस सोवियत-साहित्य..._ द 








7 कक घी के माप 2 203 की विन 5 कु 















 हुआ। क्रान्ति के पहले गोर्की पर इस विचारधारा ने जो आशक्षेप किया 


एसोशिएशन ) था। इसके सदस्य होलोखोव, सिराफ़िनोविच इत्यादि 
. संघर्ष की परिस्थितियों में यह संगठन विचारात्मक संघर्ष के अखाड़े बन 
.. दी कि लेखक को राजनीति से अलूग रहना चाहिए। “ेरिवाल' ग्रूप 


... ने कलाकार की समाज से स्वतन्त्रता की माँग: की, कला में चंतन्यज्ञान 
. का निराकरण किया और सर्जना के क्षेत्र में प्रातिभुज्ञान (इन्ट्यूशन) 









श्४ंद रूसी साहित्य का इतिहास 


का आदशवादी विचारधारा से विरोध और संघर्ष अवश्यम्भावी था और 


था उसकी चर्चा की जा चुकी है। क्रान्ति के बाद भी यह इन्द्र चलता रहा 
कितु अब परिस्थिति बदल गयी थी। अब वे सोवियत-लेखकों पर सीधा _ 
आक्षेप नहीं कर सकते थे। बुर्जुआ प्रेस बंद कर दिये गये थे। अब कई. 
साहित्यिक गोष्ठियाँ प्रकट हुईं जिसमें साहित्य संबंधी अनेक वाद प्रचारित 
किये गये, जिनमें कुछ सोवियत साहित्य के दृष्टिकोण के प्रतिकूल थे । इस _ 
प्रकार सेरापीयोनोव भाई” का ग्रूप या समुदाय १९२१ में सामने आया 
जिसने साहित्य और सामाजिक उत्तरदायित्व के संबंध को आवश्यक नहीं _ 
ठहराया और साहित्य को राजनीति से मुक्त कहा। यह 'मतवाद स्पष्ट 
ही लेनिन की साहित्य की पार्टीवादिता' के विरुद्ध था और कम्यूनिस्ट 
पार्टी और प्रेस दोनों में इसकी कट आलोचना की गयी । 
इसी समय अन्य साहित्यिक समुदाय और संगठन भी प्रकट हुए। 
इनमें से कुछ ने लेखकों को क्रान्ति के प्रति अपने संबंध को निश्चित करने 
में और यथार्थता के निकट आने में मदद दी। इनका संगठन कम्यूनिस्ट 
पार्टी के प्रस्ताव के आधार पर हुआ था और इनमें बड़े-बड़े लेखक थे। 
छेफ' (कला में वाम पक्ष ) समुदाय के साथ मायाकोव्स्की संबंधित था। 
लेत्स्कि' (रचनाकारों का साहित्यिक केन्द्र) के साथ ई० सेल्वीन्स्की 
वे० इन्वर थे। पेरिवाल' ग्रूप में प्रीश्विन, अग्नेव इत्यादि थे किन्तु 
सबसे बड़ा साहित्यिक संगठन “राप” (प्रोलितारियत्‌ छेखकों का रूसी 


थे। इन संगठनों से सोवियत-लेखकों का फेडरेशन बना किस्तु वर्गीय 


गये। 'पेरिवाल ग्रूप ने यह कहा कि सामान्‍्यतया श्रसिक-वर्ग के हितों 
की रक्षा करने वाला प्रोलितारित्‌ साहित्य नहीं हो सकता और यह शिक्षा 


_गृह-युद्ध के समय का साहित्य . ए४७ 


. तथा अबौद्धिकता (इर्रेशनलिज़्म) की दुहाई दी। लेफ समुदाय के | 


लोगों ने तथ्य का साहित्य” का सिद्धान्त प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा 
कि लेखक को झठ या मन-गढ़न्त से बचना चाहिए और जीवन में विद्यमान 
तथ्यों का उपयोग करना चाहिए। जिस लेखक की रचना में मिथ्यात्व 
का समावेश रहता है उसकी सर्जना का सामाजिक महत्त्व शिथिल पड़ 


जाता है। कला कला के लिए प्रतिक्रियावादी सिद्धान्त भी प्रस्तुत किया _ 


. गया जिसके द्वारा कृति के रूप पर जोर दिया गया और उसके वस्तु-तत्व 
(विचार, समाज आदि) की उपेक्षा की गयी। संक्षेप में इन सब सिद्धान्तों 
का विरोध या संघर्ष सोवियत की पार्टीवादिता से था, सोवियत-साहित्य 
केइस मूल दृष्टिकोण या सिद्धान्त से था कि वर्ग-युद्ध समाज में तटस्थ या 
वर्गशून्य साहित्य न होता है और न हो सकता है तथा लेखक की सर्ज ना 
जनहित के लिए होनी चाहिए और जो कुछ वह जनता को देता है उसकी 
पूरी-प्री सामाजिक तथा राजनीतिक जिम्मेदारी उसः लेखक पर है। 


है किन्तु अब शासन और अधिकार कम्यूनिस्ट पार्टी के हाथ में था और _ 
. उसने अपने दृष्टिकोण के अनुरूप साहित्य का संचालन नये मार्ग पर किया । 


. इस विचारात्मक संघर्ष से सोवियत-साहित्य और पृष्ट होकर निकला |) 
उसने सोवियत-लेखकों की सर्जनात्मक प्रतिभा के आधार-रूप समाजवादी 
यथार्थवाद की शिक्षा या सिद्धान्त को विकसित किया और जनता को 


... समाजवाद और साम्यवाद की भावनासे सिक्‍त करने का अपना 
. लक्ष्य स्थिर किया। उसने स्व-आलोचना को भी बढ़ावा दिया 
जिसने लोगों की ग़लूतियों को प्रदर्शित कर उनकी प्रतिभा के विकास 


में सहायता दी। 


इस प्रकार कम्यूनिस्ट पार्टी ने सोवियत-साहित्य के आरम्भ से ही _ 


उसका संचालन किया जिससे कि एक ओर उसका संगठनात्मक रूप स्थिर 


. हुआ और दूसरी ओर उसे निश्चित विचारात्मक दिशा मिली गृह-युद्ध 
. के यूग से आरम्भ कर पार्टी-नेतृत्व सोवियत-साहित्य के प्रत्येक यूग के ._ 
. विकास के लिए आवश्यक सेद्धान्तिक तथा संगठनात्मक मार्ग प्रदर्शित 


करता रहा। 





कर. पक 2-७० - ८ दर +-ंकनन- ०१०५ एन आफ भा क की क--ब+म का लमल<- २ 2 है 5 0 कट 


फलपनलककन+>णनय तप: +नइन्‍सकतनल डिएपि८ एएनट + ०: 


पतन लइु रथ 
















- समसिभ कक" अ+ "बम पिसतान 7 7०" 














... में श्रमिक लाल झंडे के पुरस्कार से। सोवियत-शासन के बीच उसकी 





.-.- डैलिन के यहाँ मेहमान” १९४६) आदि प्रकाशित हुईं। 
| चौदघार (१९२७ (. हे व 


.._ है जो सोवियत-साहित्य की क्लासिक बन गई । इसमें क्रान्ति का. 
.. जन-रूप प्रदर्शित किया गया है और यह दिखाया 











२४८ रूसी साहित्य का इतिहास 
ग्रह-युद्ध का चित्रण | 


गृह-युद्ध सारे देश में फैल गया और जनता की शक्ति, साहस तथा 
बलिदान ने बड़े परिश्रम से विजय प्राप्त की। इससे स्वाभाविक ही था 
कि गृह-युद्ध को विषय-वस्तु साहित्य में व्यापकता प्राप्त करती' । फलत: 
हमें सोवियत साहित्य के प्रत्येक युग में गृह-युद्ध को अंकित करने वाली 
- कृतियाँ मिलती हैं। कविता और गद्य-साहित्य के' सभी रूपों में इसकी 
चर्चा लेखकों ने की है। काव्य : मायाकोव्स्की , बेदनी, तीखनोव आदि, 
गद्य : सिराफ़िमोविच, इवानोव, फोर्मानोव; नाटक : त्रिन्योव । गृह- 
युद्ध के चित्रण की अनेकरूपता के बीच कुछ एकता भी है। यह सबसे 
पहले जनता के सामूहिक चेतन आंदोलन या प्रगति के रूप में है फिर युद्ध 
के बीच निर्मित होनेवाले जननायक की समस्या है और अंत में क्रान्ति 
तथा गह-युद्ध का संचालन और नेतृत्व करनेबाली पार्टी की समस्या है। 
जस्तुत: यह समस्याएँ सब एक दूसरे में घुली मिली हैं। केवल लेखक का. 
किसी एक ओर विशेष झुकाव इनमें से किसी को विद्ेष महत्त्व दे देता है। 
आ० एस० सिराक्षिमोविच की सजना शी 
अक्तूबर क्रान्ति के आरम्भ से ही सिराफिमोविच बोल्शेविक प्रेस 
(इज्वेस्तिया) के काम में लगा रहा। मोर्चे पर युद्ध-समाचारदाता के. 
रूप में (प्राव्दा) वह काम करता रहा और उसका कृतित्व भी चलता. क्‍ 
रहा | लेनिन ने उसके कार्य की बड़ी प्रशंसा की | ७० वर्ष की आयु में वह : 
लैनिन के पुरस्कार से विभूषित हुआ (सन्‌ १९३३) । और सन्‌ १९४३ 












कई कृतियाँ (जवान फ़ौज' १६४३, दो मौत' १९२६, 'चमत्कार' १९२३, 


 कितु ऋन्ति के बाद की. उसकी सबसे महत्त्वपूर्ण कृति 'लौहधार' 





या गया है कि किस प्रकार _ 





जिला असम >ाधाधबड ५ :पकुकयञ 4३० पपमप का धदाथ59९ 292 फ वसा > १ ढनचपुएनमरवन< न "रवपथ- 





गृह-युद्ध के समय का साहित्य... रढ९ 


चार्टी के नेतृत्व में क्रान्ति जन-आन्दोलन बन गयी और किस प्रकार 


जनता की शक्ति ने अपने मार्ग की सभी बाधाओं को कुचछ दिया और 
सभी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की। संक्षेप में यंही इसको कथा- 


वस्तु है 
जन-समह को यह शक्ति सहसा नहीं प्राप्त हो जाती । लेखक 


अदर्शित करता है कि किस प्रकार अनवरत युद्ध के बीच उसका संगठना- द 
'त्मक रूप शुरू होता है और यह भीड़ जनशक्ति बन जाती है और इसका: 
"नेता वही है जो जनता से आया है और उसके रास्ते पर चलता है। 


यह जनसम ह ही इसका नेता है। उसके व्यक्तित्व का विशद्‌ चित्रण 
नहीं मिलता । कजूख का चित्रण वास्तव में बहुत ही संक्षिप्त हुआ है। 


'इसी प्रकार अपने सामान्य अर्थ में इसका कोई कथानक नहीं है। नायक 

स्वतः जनसमूह है और उसकी गतिविधि पर कथानक या वस्तु-विधान 

.. निर्मित होता है फिर भी लेखक सारे उपन्यास में घटनाओं या परिस्थितियों 

. को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि उनसे पात्रों का स्पष्ट चित्र सामने 
. आ जाता है। अछेक्सेई और आनका के बीच का दृश्य ऐसा ही है। 


ऐसी ही इसकी भाषा है। इसमें पात्रों की व्यक्तिगत भाषा नहीं 


है जिससे कि उनके स्वभाव का आभास मिल सके। इसमें जनसमह 
'की ही भाषा मिलती है, उसी का समवेत गान है और उसी की भाषा के 


अनेक स्वर मिलते हैं और उसी की प्रवत्तियों की अभिव्यक्ति मिलती है। 


... “लेखक की भाषा बड़े यथार्थवादी ढंग से जीवन की घटनाओं का चित्रण 
करती है और उसमें रोमांटिक वाणी का रंग भी मिल जाता है। वाणी' 
की सक्षिप्तता की कमी वर्ण्य-वस्तु के प्रति रोमांटिक संबंध की शक्ति... 

से पूरी हो जाती है। उपन्यास यथार्थ सामग्री पर आधारित है। सन्‌ - 
. १९१८ में तमान की फ़ौज (जो इवेत गार्ड और विद्रोही कज़ाक कुक 
से घिरी हुई थी) के आक्रमण की घटना-फिर भी उसमें व्यापक सामग्री 
. “का उपयोग हुआ है जिससे कऋ्रान्तिकारी युद्ध की व्यापकता का आभास 
मिलता हैं। यह लौहधार' समाजवादी यथार्थवाद पर आधारित सर्जना 
ज्की अभिव्यक्ति का उदाहरण है। इसमें जीवन का चित्रण उसके ऋन्ति- 























२५० .._ रूसी साहित्य का इतिहास 


कारी विकास के बीच हुआ है और कम्यूनिस्ट नायक का--ठोस नायक 
. का-चित्र प्रस्तुत किया गया है। ३ $ ४ 


_ फुस्मानोव का चपायेव (१९२३) 


 दे० फुरमानोव (१८९१-१९२६) की रचना चपायेव” सिराफि- 
परैविच की रचना की अपेक्षा गृह-युद्ध के अन्य प्रश्नों से संबंधित हैं।इस 

सुचना का छक्ष्य जन-तायक का चित्र प्रस्तुत करना है जो कि क्रान्ति के 
वर्षों में समाजवाद के योद्धा और प्रस्थापक के रूप में हमारे सामने 
आया ।  जई हम है 
उपन्यास छोहधार' की अपेक्षा यह बड़ा भी है और सच्ची यथार्थ है 
सामग्री पर आधारित है। फुरमानोव छाछसेना के (पलकोवनिक ) 
कमांडर फूँजे के अत्यन्त निकट था। १९१९ में उसे कलचाव के विरुद्ध 
युद्ध में मौचे पर भेजा गया जहाँ वह डिवीजन का 'कमिसार' (कमिश्नर ) 
बनाया गया, इसका कमांडर चपायेव” था। फुरमानोव ने इसमें द 

-चपायेव के' जीवन और मृत्यु की कथा प्रस्तुत की है । वह स्वयं. 
क्लीचकोव के नाम से इसमें भाग छेता है। आओ 
चपायेव के रूप में फुरमानोव ने जन-नायक की बहुत सी विशिष्टताओं 
का सजीव अंकन प्रस्तुत किया है और यह प्रदर्शित किया है कि क्रान्ति ने... 
किस प्रकार इसको सुदृढ़ बनाथा । लेखक ने चपायेव का वैसा ही चित्र 


मो 


अंकित किया है जैसा कि वह जीवन में था। इस चित्र का महत्त्व केवल... 


इस बात में नहीं है कि यह जन-नायक का चित्र है वरन्‌ इसमें नयी परि- 


.. स्थितियों के बीच इस नायक का विकास क्रम भी भ्रदक्षित है चूँकि वह 
.. देश को सेवा में रूगा हुआ है इसलिए उसकी विशिष्टताओं का महत्त्व 


और भी बढ़ जाता है। उसकी विशिष्टाएँ-दृढ़ता, सहनशीलता, साहस 


. आदिनयुद्ध के बीच और भी विकसित होती हैं और वह और भी ऊँचा क्‍ 
45 शा न द 

.__ चपायेव ऋन्ति के पहले ही से सच्चा सिपाही था किन्तु जार की 
... सैता में ऐसे आदमी का कोई मूल्य न था जो प्रभुवर्ग का न हो (लौह-. 
:. धार में कजूख के साथ भी यही हुआ) और उस समय उसके सामने कोई 








 गृह-युद्ध के समय का साहित्य. 4 & 


ऊंचा लक्ष्य भी न था। अक्तूबर-ऋ्रान्ति ने यह सब बदल दिया और लोगों 
के समक्ष, उच्च लक्ष्य और आदर्श प्रस्तुत किया, देश तथा जनता का 
आनंद--इस' लक्ष्य ने अपनी उत्कृष्ट विशिष्टताओं को विकसित करने 
का पूरा-पुरा असर दिया । चपायेव का भी विकास हुआ । चपायेव के 


. रूप में हमारे सामने धीरे-धीरे एक प्रतिभाशाली, कुशछू सेना-संचालूक 


का उदय होता है। युद्ध में वह शांत और अडिग रहता है और सिपाहियों 
को जोश से भर देता है। उसमें अद्भुत वाक्शक्ति है। सिपाही उसकी 
बात सुनकर मग्ध हो जाते हैं। नाचने और गाने की भी उसमें अच्छी 
प्रतिभा है। इन सब मानवीय गणों के आधार पर उसका सैनिक प्रभाव 
आधारित है। इसके साथ ही उसका अंकन उसकी सारी दुर्बलताओं 
और अपूर्णताओं के साथ किया गया है । उपन्यासकार ने इस पर पर्दा 
नहीं डाला है वरन्‌ यह दिखाया है कि चपायेव किस प्रकार क्लीचकोव 
के प्रभाव में इसको धीरे-धीरे दूर करता है। 

.. सन्‌ १९२० के आरम्भ के साहित्य में प्राप्त कम्यूनिस्टों के उत्तम 
चित्रों में से क्लीचकोव का चित्र एक है। इसमें क्रान्ति के बीच पार्टी के 
नेतृत्व और शैक्षिक महत्त्व को प्रदर्शित किया गया है। क्लीचकोव के 


प्रभाव में चपायेव का विकास इसी महत्त्व का प्रतीक है। सारा उपन्यास' 


पार्टी के संचालन से ग्रंथित है और यह नेतृत्व ऐसी सुविधाएं प्रस्तुत' 
करता है जिसमें चपायेव के समान देशभक्त निर्मित होते हैं और अपनी 
मानवीय शक्ति को विकसित करते हैं । 

चपायेव का यह चित्र लोकप्रिय जन-नेता का चित्र बन गया। इसने 


द्वितीय महायुद्ध में लोगों को देश-रक्षा के लिए सब कुछ करने को तय्यार, 
तत्पर बना दिया और उनमें अपूर्व आत्मिक शक्ति भर दी । इसी में इस' 


. रचना का कलात्मक महत्त्व है । 


चपायेव के निकट और समान ही फ्रमानोव की दूसरी कृति 


विद्रोह मितेज” (१९२५) है। इसमें यह बतापा गया है कि मध्य एशिया 


के एक शहर में कम्यूनिस्टों का एक छोटा सा समुदाय किस प्रकार इ्वेत 
गार्ड द्वारा भड़काए हुए बड़े सैनिक विद्रोह को रोकता है। इस विद्रोह केः 





हे रूसी साहित्य का इतिहास 


शमन में स्वतः फुरमानोव ने हिस्सा लिया था। पार्टी द्वारा शिक्षित यह 
समुदाय शांत और दुढ़ है और प्रतिक्षण जीवन की बलि देने को तैयार 
है। कम्यूनिस्ट भड़काये दल से उन्हीं की सामान्य भाषा में बातचीत 
करतेह्-ैं और उनको समझा लेते हैं। विद्रोह शांत हो जाता है और 
शत्रुओं की चाल व्य्थं हो जाती है। द 
यद्यपि यह कथा यथार्थ घटना पर आधारित है फिर भी इसका रूप 
'सर्वथा कलात्मक है और उसके माध्यम से फ्रमानोव ने कम्यूनिस्टों का 
चरित्र अंकित किया है। यह चरित्र विशेष रूप से उस समय उभरता त् 
जब कि लेखक को विद्रोहियों की सभा में भाषण देना है जहाँ कि उसकी 
अत्यू निश्चित है। वह सोचता हैं कि “यदि अन्त निश्चित है तो ऐसी मृत्यु 
“जुनो जिससे बढ़कर दूसरी न हो । ऐसे मरो कि तुम्हारी मृत्यु से भी लाभ 
"हो कुत्ते की तरह कुँकुआते हुए, काँपते हुए मरना अच्छा नहीं । अच्छी तरह 
मरो ।” इसमें ऐसे कम्यूनिस्ट का चित्र है जो अन्तिम क्षण तक जनता की 
झ्बा करता है। यहाँ तक कि मौत को भी अपने लक्ष्य की सेवा करने को _ 










00 का का कक कक हक 6 पक 2 नस्ल रपट 5 लता ल ऑन निकट ना बल पर पल जिलत-दाल | फनाकापन- उल 















3. >न- नेक सिवनी न "नमन मन न मनन समन कम नाथ नम “कक 
ताजा कप शा हो 3 कक आल आम 


व विवश करता है। इसमें फुरमानोव की सर्जता की पार्टीवादिता भी 





प्रकट होती है । क्‍ 
... फुरमानोव की शीक्ष मृत्यु ने उसकी सजना को पुरा-पूरा विकसित 
“होने का अवसर न दिया । सोवियत-साहित्य के बीच उसका अपना 

विशिष्ट स्थान है और चपायेव का चित्र सोवियत-साहित्य के विशिष्ट 
चित्रों में से एक है। ः 
... श्वेत गार्डों से साइबीरिया के छापासारों के युद्ध की विषय-बस्तु 
_“इवानोव की कहानी ढ्ोोने पोएस्त १४-६९ (बोने रेलगाड़ी १४-६९) 
. के मूल में है। यह कहानी इवानोव की 'छापामार' कहानियों में संगृहीत 
.. है। इसमें छापामारों को जनशक्ति से समन्वित और शक्तिशाली चित्रित 
“किया गया है जो कि जनता के देश प्रेम, साहस, और अथक परिश्रम का 
. अ्रतिनिधित्व करते हैं।...्ररर्ः कम 
.... लिबेदोन्स्की की कहानी सप्ताह में उत प्रथम कम्यूनिस्टों का चित्र 
. है जो सोवियत-शासन के पक्ष में उस समय लड़ रहे थे जब. कि कतिपय 















गह-यंद्ध के समय का साहित्य २५३: 
क्षेत्रों में कान्ति विरोधी श्वेत पक्ष' का आधिपत्य था। इस कहानी में 
उस समय का पूरा चित्र है। यह कहानी उस समय अत्यन्त लोकप्रिय 
हुई । 
ल्यूबोब यरोवाया क० त्रिन्योव 


गृह-यद्ध के चित्रण से संबंधित कृतियों में त्रि्योव का ल्यकोव यरोवाया 
और अ० फदेयेव का नाश' महत्त्वपूर्ण कृतियाँ हैं । दोनों कृतियों में दो” 


... मार्गों का प्रदर्शत किया गया है। एक मार्ग जनता की ओर जाता है और 





ऋन्ति का अनुसरण करता है जिसमें व्यक्ति को अपने चरित्र की साहस-- 
पूृण विशिष्टताओं को विकसित करने का अवसर प्राप्त होता है (लेविनसन,. 
मरोज़का, बकलानोव, ल्यूबोब यरोवाया) और दूसरा रास्ता व्यक्तिगत 
संकीर्ण स्वार्थ की ओर जनता से दूर बेइज़्ज़ती और नाश की ओर ले जाता. 
है (मिखाइल यरवोया मेचिक) 
यह नाठक तो सोवियत-गद्यकार और नाटककार ( १८७८-१९४५ ) 
त्रिन्योवकी सर्वोत्तम कृति है। उसकी पहली कहानी १८९८ में छपी । 
: उसकी सर्जनात्मक प्रतिभा के विकास में गोकी का बड़ा हाथ है। क्रान्ति 


... के पूर्व उसने कई महत्त्वपूर्ण कृतियाँ प्रस्तुत कीं, किन्तु ऋन्‍्ति के बाद 





उसकी सर्जना सामाजिक तत्व से संयुक्त हुई और उसने उसे गृहनयूद्ध के' 
नायक की नथी' विशेषताएं अंकित करके का अवसर प्रदान किया । अक्तूबर. 


क्रांति के बाद उसने कई नाटक पत्नी, अनुभव, नेवा के तट पर', आदि: 


लिखे । क्रान्ति के यग में उग्रता के साथ उभरनेवाले सामाजिक संघर्ष, 
तथा इनमें विकसित होने वाली चारित्रिक शक्ति और गंभीरता की 
.. चेतना ने उसे नाटक लिखने की प्रेरणा दी । 
.... किन्तु उसकी संबसे महत्त्वपूर्ण कृति नाठक ्यूबोव यरोवाया' है।'. 
सन १९२६ में यह सब से पहले माली थियेटर के रंगमंच पर प्रस्तुत 


किया गया और उस समय से अभी तक बड़ा लोकप्रिय है।इस नाटक... 


. में देश में व्याप्त वर्ग-संघर्ष की तीक्षणता प्रस्तुत की गयी है। ऐसी तीक्षणता 
जो परिवार को नष्ट कर देती है और प्रियजन एक दूसरे के विरोधी बन" 
जाते हैं। इसके साथ ही इसमें यह संकेत भी है कि ऋरान्ति के पक्ष में ही 























4६५3: उप कस >+ककलपअर करन पबन्‍भा ८ २५५५८ कं २ आल ८० २०२० कक भ7 उन ० १आंप 











कि उसे बचाया जा सकता था । 


श्प्डे .... रूसी साहित्य का इतिहास 


और जनता के साथ ही व्यक्तित्व का विकास होता है और जनता के. 
विपक्ष में होने से उसका ह्वास होता है। 


नाटक पति-पत्नी के जीवन और क्रांति से संबंधित है। क्रान्ति के पूर्व 


दोनों का जीवन बड़ा प्रेमपूर्ण था किन्तु क्रान्ति में अलग-अलग 


रास्ता अपनाने के कारण वे अलग हो जाते हैं और उनके बीच 


-बिचारों की बहुत बड़ी खाई आ जाती है । 


पति ऋन्‍्तिकारियों का विरोधी बनता है और पत्नी ल्यूबोव यरोवाया 
ऋन्ति का पक्ष ग्रहण करती है। पत्नी के हृदय में पति के लिए प्रेम है 
किन्तु कतंव्य की भावना उससे भी अधिक द॒ढ़ है। अन्त में वह सदा के 
लिए पति से अलग हो जाती है। अन्त में परिस्थिति ऐसी आती है जिसमें 


'उसे अपने पूर्व पति के विरुद्ध खुले रूप में लड़ना है और उसे पकड़कर न्याय 


के सुपुदं करना है। इस प्रकार गुह-टुड् के विराट नाटक के बीच दो हृदयों 


का व्यक्तिगत संघर्ष और नाटक भी चल रहा है जिसमें पत्नी प्रेम को 


दबाकर कर॑व्य का, अपने देश का और जनता का साथ देती है। दी वर्ष _ 
तक वह पति को मृत समझती रही । किन्तु जब दोनों की भेंट होती हैं 
और उसे पता चलता है कि वह इ्वेतगार्डों के साथ है तो वह बेहोश हो. 
जाती है। अभी उसमें पति के प्रति प्रेम है और वह उसे बचाना चाहती हैं 
किन्तु जब वह जान जाती है कि पति सर्वथा सोवियत-शासन के विरुद्ध 
है तो वह उसे न्याय के हाथ में सौंप देती है--ऐसे समय सौंप देती है जब _ 


यह नाटक यह प्रदर्शित करता है कि महान लक्ष्य की प्राप्ति में, 


_ मानवीय चरित्र का विकास होता है।.._ 7 आक 


.._ यह नाटक सोवियत नाटब-साहित्य की महान्‌ सफलता है। विचारों _ 
“की गम्भीरता और चरित्र की स्पष्टता की दृष्टि से यह सोवियत नाट्य- 


.. साहित्य की अत्यन्त सफल कृति मानी जाती है। इसकी महत्ता इस बात 
: आओ भी है कि उसमें गृह-युद्ध में भाग लेनेवाली रूसी नारी का चित्र प्रस्तुत 








| 
!। 
| पु 












गृह-युद्ध के समय का साहित्य कक ३ 2 अर ज, 
किया गया है। इसमें अपने यूग के सभी जटिल सामाजिक संबंधों तथा 
व्यक्तिगत संबंधों के साथ गृह युद्ध का आरम्भिक युग चित्रित किया गया 
है और देश-विरोधी इ्वेतगार्डों की व्यंग्य पूर्ण आलोचना की गयी है। 

 गृहयूद्ध के यूग में गाँवों में जो तीक्ष्ण वर्ग-संघर्ष चछा उसने बहुत से 
सोवियत-लेखकों का ध्यान आक्ृष्ट किया । इनमें नेवेरोव (बत्तख हंस) 


सेइफूलिना (विरीनेया), लिओनोव (बरत्सुकी) और शोलोखोब 


मुख्य हैं। इनकी कृतियों के मूल में किसान और कुलकों का संघर्ष है। 
इसका सबसे अच्छा अभिव्यंजन नेवेरोव के अपूर्ण उपन्यास बत्तख्न- 
हंस” में हुआ है । इसका मूल विचार यह है कि किसानों के बीच हंस'ः हैं 
जो नये जीवन की ओर उड़ना चाहते हैं किन्तु उनके बीच बत्तखें भी हैं जो 
जमीन की ओर खींचती हैं और जो हंस की स्वाधीन उड़ान को नहीं सम- 
झतीं या नहीं समझ पातीं । उपन्यास में किसान और कुलकों की शक्ति 


. को दो सामाजिक शक्तियों के रूप में एक दूसरे के विरोध में प्रस्तुत किया 
 शया है 


नेवेरोव की कहानी 'ताशकंद रोटी वाला शहर' भी बड़ी लोकप्रिय 


.. है। इसमें एक लड़के का चित्रण है जो अनेक कठिनाइयों पर विजय 
... आप्त कर परिवार को खिलाने के लिए रोटी ले जाता है। 


सेइफूलिना ने अपनी कृतियों में किसानों में जागरण छाने वाली 


. ओर किसानों की चेतना और रहन-सहन में शताब्दियों से. पैठी हुई 


प्राचीन व्यवस्था और अन्धविश्वास को तोड़नेवाली क्रान्ति की क्रान्तिकारी 


जक्ति का चित्रण किया है। विरीनेया' में किसान और विरीनेया का 


व्यक्तित्व के दमन के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शित किया गया है। बाद में 


. लेखिका ने इसे नाटक के रूप में भी प्रस्तुत किया। 


ग्राम जीवन पर इस कान्ति का जो गंभीर प्रभाव पड़ा है उसका अंकन 


. “लिओनोव के उपभ्यास बरसुकी' में हुआ है । इसमें पुरानी दुनियाँ का 

शाँवों के कुलकों और कुलज्येष्ठ (पेट्रियाकेल) व्यवस्था का---नाश और 
. चेतन तथा संगठित कान्ति की विजय का आरम्भ प्रदर्शित किया गया है। 
उपन्यास का मूलभूत संघर्ष दो भाइयों की मुठभेड़ में प्रदर्शित किया गया 


















निर्माताओं के समुदायों के पूरा नहीं किया जा सकता।”* स्तालिन के 





र५६ रूसी साहित्य का इतिहास. ., 


है । एक भाई सिम्योन क्रान्ति विरोधियों के पक्ष में है और दूसरा भाई 
पाकेल बोल्शेविकों के साथ है । क्‍ 
इन्हीं वर्षों में लोगों का ध्यान शोलोखोव के कहानी-संग्रह 'डान' 
की कहानियाँ ' की ओर गया जिसमें डान-क्षेत्र के गाँवों के जीवन में 
ऋान्ति का प्रवेश चित्रित किया गया है। इनमें उस समय का संघर्ष औरः 
उस क्षेत्र के रहन-सहन तथा स्थानीय रंग का बड़ा सजीव चित्रण हुआ 
है । इनमें कूलकों का पाशविक रूप और उसके विरोध में किसानों के: 
बीच बढ़ती हुई प्रगतिशील शक्ति, दोनों का उद्घाटन हुआ है। 
. इन लेखकों के साथ-साथ जमोइस्की करवाएवा गरबूनोव तथा 
अम्य लेखकों ने भी अक्तूबर-कान्ति, गृह-युद्ध और शांतिमय निर्माण केः 
प्रथम वर्षों के यूग के देहातों के विषम वर्ग-संघर्ष का चित्रण किया है। 


पुननि्मोण का युग 

सन्‌ बीस के वर्षो के उत्तराद्ध में जब कम्यनिस्ट पार्टी ने देश के 
सामाजिक औद्योगीकरण का आरम्भ किया तो साहित्य के सामने नयी" 
समस्याएँ आईं। देश के पुनननिर्माण का युग शुरू हुआ । श्रमिक वर्ग के 
लाखों और करोड़ों लोगों के उत्साहपूण परिश्रम ने सारे देश के पुनर्निर्माण, 
में अपूर्व प्रगति पैदा कर दी । देश समाजवाद को प्रतिष्ठा की ओर बढ़ा । 
देश के औद्योगीकरण के लिए नये लोगों की उद्योग के नये निर्माताओं और 
विशेषज्ञों की टोलियाँ, तय्यार करने की अनिवाय आवश्यकता थी। स्तालिन 
ने कहा कि “अब हमें बोल्शेविकों की आवश्यकता है--धातु, कपड़ा, 
इंधन, अथं-व्यवस्था के विशेषज्ञों की आवश्यकता है। अब हंमें बोल्शेविकों 
में से हज़ारों तथा लाखों.नये विशेषज्ञों के समुदायों की आवश्यकता है ॥ 
इसके बिना अपने देश के शीघ्र समाजवादी निर्माण की बात ही व्यर्थ है-- 
कोई भी लक्ष्य और विशेषतया अपने देश का औद्योगीकरण जैसा विशाल 
लक्ष्य बिना जोशीले आदमियों के, बिना नये आदमियों के, बिना नये 





































+ रूस्कया सवेत्स्कया लितेरातूरा, ल०इ० तिमौफेयेव, पु० १८६:४ 





गृह-युद्ध के समय का साहित्य... २५७ 





इन विचारों को ध्यान में रखने पर देश के औद्योगीकरण के लिए नये 
विशेषज्ञों के समुदायों के निर्माण का लक्ष्य ग्लादकोव' के उपत्यास 
सीमेंट' का महत्त्व बहुत बढ़ जाता है जो कि सन्‌ बीस के वर्षों के साहित्य 
की प्रथम रचना है। इसमें कल्मत्मक रूप में औद्योगीकरण के मोर्चे पर 
बोल्शेविकों के का्ये का आरम्भ प्रदर्शित किया गया है। 


पुननिमोण की कथावस्तु फे० ग्लादकोब का 'सीमेंटः (१९२५) 

उलादकोव का उपन्यास सीमेंट' पुर्ननिर्माण के युग के आरम्भ में 
प्रकाशित हुआ । ग्लादकोव' का साहित्यिक कार्यकलाप अक्तूबर कान्ति के 
पहले ही शुरू हो गया था। सन्‌ १८८३ में एक निर्धन कृषक परिवार 
में उसका जन्म हुआ था। ९ वर्ष की अवस्था से ही उसे मछली पकड़ने, 
टीपेग्राफी आदि में काम करना पड़ा था। उसने बड़ी मुश्किल से स्कूछ 
समाप्त किया और इसके पहले ही उसने अपनी पहली कहानी (“प्रकाश की 


.. ओर") छपाई। इसके बाद से वह नियमित रूप से लिखने रूगा । १९० १ 


में उसका गोर्की से परिचय हुआ जिसने उसे एकदम बदल दिया। ऋरान्ति 
में योग, शिक्षण, निर्वासन, साइबीरिया का जीवन, इन संबने उसे विभिन्न 
व्यक्तियों का अद्भुत निरीक्षण और विशाल अनुभव दिया । अक्तूबर 
क्राप्ति के बाद उसने गृह-युद्ध में भाग छिया और गृहयुद्ध के बाद वह 
साहित्यिक कार्य में लग गया । 

सीमेंट' ने उसे सोवियत लेखकों की प्रथम श्रेणी में प्रतिष्ठित कर 
दिया | इस उपभ्यास की ओर बहुतों का ध्यान गया। ग्लादकोव ने 
देश के जीवन की नयी विशेषताओं का और निर्माता-बोल्शेविकों का चित्र 


|. अंकित किया। इसके संबंध में गोर्की की टिप्पणी बड़ी महत्त्वपूर्ण 





. है--इसमें पहली बार क्रास्ति के बीच, समकालीनता की सबसे” 
. महत्त्वपूर्ण विषय-वस्तु परिश्रम, दृढ़ता और स्पष्टता के साथ अंकित किया 


गया है। 
इसका कथानक साधारण है। गृह-युद्ध के बाद कारखाने में बढ़ई 


ग्लेव चुमालोव वापस लौटता है। कारखाने की बड़ी गिरी दशा है। मशीनें 
ख़राब हो गयी हैं और मजदूर अपने कारखाने का काम अच्छी तरह न कर 
- १७ 





-छगपजख, 





नलिधनशनिललीलपटजण जा धच का धनाहए ली गखन नीति सूट जल कक चा चल ताप्टकाचा काठ ककरापंवए पर 


3:02 कप नपककञअके ५ 3७८ कक स रेप ७० बे 




















क्‍ 00020 
। ; 
|! कक 
| ( 
६ 
कक 
हे * 8 
। ' 
| | 
| !ः 
| पा 
| गा 
। ' 
भर ( 
। पट 
। क | 
] 
व 
का 
| , 
| ः हु 
ह॒ | ९ है है| 
है ;] 
ा। ॥ 
* ते 
ही | 
है 
] 
हर 
| 
ते 
) 
| 


..मैं पहले पहल व्यापक प्रवन्धात्मक उपन्यास के रूप में अक्तूबर क्रान्ति की. 
_ परिस्थिति के बीच श्रमिक-वर्ग के निर्माणकारी परिश्रम का चित्रण. 


* 5 १2 ० 


. का विकास किया गया और जिनमें समाजवादी व्यक्ति की नयी विशेषताएं कर 
दिखाने का प्रयत्न किया गया जो पुननिर्माण या नवनिर्माण में छुगा है। 
 जलव तथा दाशा के चित्र बाद में सोवियत साहित्य में फ्राप्त समा 





५८ पल रूसी साहित्य का इतिहास 


.. अपने व्यक्तिगत काम में लगे हुए हैं। ग्लेव बड़े जोश के साथ उन सबका. 
. विरोध करता है जो कारखाने की उन्नति में बाधक हैं । पुर्नानर्माण का. 
अनवरत परिश्रमशीछ कार्य उपन्यास की घटनाओं का मूल आधार है। _ 
कारखाने का पुनर्निर्माण जिससे कि वह देश के समाजवादी जीवन में योग 
दे सके, यह लोगों का पुनर्निर्माण भी है। ग्लछैव धीरे-धीरे श्रमिक वर्ग का 
संगठनकर्ता और नेता बन जाता है। आरम्भ में कारखाने का इंजीनियर 
उससे सतक और सावधान रहता है किस्तु बाद में अपने कारखाने के... 
पुननिर्माण में लगे मजदूरों के परिश्रम और जोश को देखकर उसके 
हृदय में भी उच्च मानवीय भावनाओं का उदय होता है और वह उनके हा 
कार्य में उनका पूर्ण सहयोगी बन जाता है। हि हु 
. परिश्रम ही इस उपन्यास की विषय-वस्तु है। इस परिश्रम के विषय 
में उपन्यास के नायक का यह कहना है कि 'स्वच्छन्द और प्रिय परिश्रम 
ही जीवन का आधार होगा । स्वतन्त्र व्यक्ति का निर्माणकारी परिश्रम 
उसे सवंशक्तिसंपन्न बना देता है, उसका परिश्रम प्रकृति पर विजय 
दिलाता है, जीवन को संगठित करता है और संसार को सजाता है।” इसी _ 
विचार का उपण्यास में विकास हुआ है । उसकी पत्नी दाशा का चित्र 
सोवियत साहित्य के उन चित्रों में से है जिनमें नथी' प्रकार की स्त्री हे 
दिखाई गई है जो आदमी के साथ समानाधिकार के साथ, नये जीवन के _ 
निर्माण में कार्यशील है । क्‍ ० कक कम 
ग्लादकोव का योगदान इस बात में है कि उसने सोवियत साहित्य: 








सीमेंट' के बाद बहुत सी कृतियाँ सामने आईं जिनमें इसी' विषय-वस्तु _ 





जवाद 


के निर्माताओं के ित्रों के आरम्भिक रूप हैं यद्याव इस विषय-वस्तु का. 


'गुद्ध-पुद्ध के समय का साहित्य .. २५९ 


आरंभ गोर्की से हो जाता है। बाद के संस्करणों में उपभ्यासकार ने इसकी 
भाषा में बड़ा सुधार किया । 

सीमेंट' के बाद श्रमिक-वंग और पुन्निर्माण के इस यूग की जनता 
के निर्माणकारी कार्य से संबंधित और बहुत सी क्ृतियाँ भी सामने आईं । 
इसके साथ ही अलेक्सेई तोल्स्तोय, शगिन्यान, शिइकोव, स्ताव्स्की, 


ज़िगी के लेखों ने तथा बसख्मेंतिएव की कहानियों ने ('एक रात”) और 
... ल्याइको की कथा (भद्ठी) ने पाठकों का ध्यांन अपनी ओर आढकद्ष्ट 


'किया। ये क्ृततियाँ बड़ी लोकप्रिय हुई । 

.... गझ-क्षेत्र की अच्य विधाओं के समान इस युग का रंगमंच भी सैद्धान्तिक 
_ संबर्ष से ओतप्रोत है। कम्यूनिस्ट पार्टी ने नये सोवियत रंगमंच के लिए 
बड़ा प्रयत्न किया और इस बात का भी प्रयत्त किया कि रंगमंच जनता 
के निकट आ जाय और रंगमंच के अभिनेता और कार्यकर्ता रूसी रंग- 
मंच और नादय कला की प्रगतिशील परंपराओं को अपना लें । अतीत 
की रंगमंचीय संस्कृति की प्रगतिशील परंपराओं को विकसित करते हुए 
और नयी सोवियत-कला का प्रदर्शन, समर्थन करते हुए सोवियत-रंगमंच- 
. पार्टी की प्रेरणा पाकर फार्मलिज्म, राजनीति से तटठस्थता आदि के 
. विरुद्ध आन्दोलन करता रहा। सोवियत-नाटककारों ने एक 


ओर तो अतीत में रूसी जनता द्वारा स्वाधीनता के लिए किए गये. 


_युद्धों का चित्र प्रस्तुत किया और दूसरी ओर गृहयुद्ध तथा सोवियत 
यंग की यथार्थताओं का अंकन किया। त्रिन्योव के नाटक यगाचोव- 


..._ 'दिचना में किसान विद्रोह के नेता पुगाचोव का चित्र अंकित किया गया है। 
. उसी प्रकार बिल्छ-बेलोत्सेरकोव्स्की के नाटक तूफ़ान' में एक छोटे से 
आहर में बोल्शेविकों का क्रास्ति-विरोधियों से युद्ध चित्रित किया गया 


है। इसी यूग में रमाशोव का व्यंग नाटक हवाई गुझिया' प्रकाशित हुआ 


.. जिसमें व्यापारी-वर्ग और अधिकारी-वर्ग का मज़ाक उड़ाया गया है।. 


डर द इसमें उन लोगों की लालची प्रवत्ति का बड़ा सजीव अंकन' हुआ है | 


काव्य के क्षेत्र में इस यग में मायाकोव्स्की तथा देम्यान बेदनी के _ 


.. साथ बेजिमेन्स्की, ज़ारोब, स्वेतलोव तथा ऊत्किन जैसे जवान कवियों 











| 
(2 



























समूह का चित्रण करता है, जो लक्ष्य की एकता से संग्रथित है और 


सनिक हैं। 


हुए। इन गीतों में ऋ्रास्ति के साहसी सैनिक का बड़ा सजीव चित्र उभरा 
.. है। अपने क्रान्तिकारी कतंव्यों को समझने वाला और सच्चे साहस से 
... युक्त यह समकालीन सैनिक ही तीखनोव के गीतों का नायक है। 


.._ कविता ऋरन्तिकारी भावना से संयुक्त और सोवियत जीवन, समाजवादी द 
.. देश तथा निर्माण से संबंधित है। उसके काव्य छब्बीस” में कवकाज के _ 
.. उन साहसी बोल्देविकों का वर्णन है जिनका नेता स्तेपान शडम्यान' 


२६० .. रूसी साहित्य का इतिहास 


के नाम भी सुनाई देते हैं। तीखनोव का नाम भी इस समय बड़ा लोकप्रिय 
हुआ । इन कमसोमोल” कवियों की प्रतिभा के साथ-साथ सोवियत- 
काव्य यथार्थेता की ओर भी उन्मुख हुआ। यद्यपि अभी इन जवान 
कवियों की प्रतिभा प्रौढ़ नहीं हुई थी फिर भी उनमें क्रास्ति का पूरा वेग... 
और साम्यवाद की विजय का अडिग विश्वास था। द 
बेज़िमेंस्की के काव्य-संग्रह जीवन कैसे महक रहा है' में. कवि यथार्थ... 
जीवन की ओर उन्मख है और देश के नवीन रूप-रंग का चित्रण कर रहा. 
है। यथार्थ जीवन की छोटी-छोटी बातों में और प्रत्तिदिन के निर्माणकार्य 
में कवि को विश्व-क्रान्ति के महान्‌ विचारों की झलक दिखाई पड़ती है। 
इसी प्रकार कमसोमोल' काव्यमें प्रोलितारियत्‌ साहित्य के राजनीतिक 
सिद्धान्तों की झलक है। यह काव्य उत्साही कमसोमोल” समदाय या 


जो साम्यवाद की विजय के लिए हर प्रकार की कठिनाई झेलने को 


. तय्यार है। द अल कम 


बे ज़िमेंस्की, गलोदनी, स्वेतलौव, देम्यान बेदनी के गीत सोवियत- ' 
जनता के जीवन में पैंठ गये और उनके सामूहिक जन-गीतों के 
विकास का आरम्भ हुआ। ये गीत सन्‌ तीस के ज़माने में बड़े व्यापक 
हुए। इन गीतों के नायक देश के रक्षक साहसी, वीर, सोवियत- 









इन्हीं वर्षों में निकोलाइ तीखनोव के गीत (बैलेड) बड़े लोकप्रिय 







इस युग के सोवियत-काव्य में असेयेव का प्रमुख स्थान है। इसकी... 










_ गृह-युद्ध के समय का साहित्य... .. रह 


था और जो १९१८ में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की गोली का शिकार बना। 
क्रान्ति द्वारा गाँवों के रूप-रंग में जो परिवर्तेन हो गया है और उनका 
जो निर्माणकारी कार्य चल रहा है उनकी काव्यात्मक अभिव्यक्ति ईसा- 
कोव्स्की के काव्य में हुई है। अपनी संगीतात्मकता, संक्षिप्तता और 
लयात्मकता में ये रचनाएं गीतों के अधिक निकट हैं जिनका ईसाकोव्स्की 
आगे चलकर कुशल आचाय और रचनाकार बन गया । इन रचनाओं 
का मल भाव समाजवादी यंग में गाँव और शहरों के बीच की दताब्दियों 
से प्रतिष्ठित खाई को नष्ट करना है। कवि गाँवों के जीवन में नवीन-- 
रेडियो, बिजली, ट्राक्टर आदि के प्रवेश से प्रसन्न है। ईसाकोव्स्की जनता 
को एक में मिलाने वाले सामूहिक परिश्रम का गुणगान कर रहा है जो कि 
गोर्की के शब्दों में पृथ्वी पर चमत्कार की सुष्टि करता है । द 
संक्षेप में इस यूग के समाजवादी काव्य की विशेषताएं हैं --परिश्रम 
की काव्यात्मक अभिव्यक्ति, कला का जीवन के निकट आता, प्रगीतों 
के नायक का गंभीर अंकन, जो सोवियत-सैनिक और श्रमिक की सामान्य 


विश्येषताओं से समन्वित है, तथा रोमांटिक वेग से युक्त यथाथंवादी 
ठोस तथ्य की ओर प्रवृत्ति । 


सोवियत-साहित्य के इतिहास में गृह-युद्ध और जातीय आथिक 
व्यवस्था के पुन्निर्माण के वर्ष बड़े महत्त्वपूर्ण औौर सर्जना से परिपूर्ण 
वर्ष माने जाते हैं। इन्हीं वर्षों में जनात्मक साहित्यिक आन्दोलन को 
.. व्यापकता प्राप्त होती जाती है। १९१७-१८ में फुरमानोव और बेज़ि में- 
सकी साहित्य में आये १९२० में तीखतोव तथा कवेरिन, १९२१ में सेइ- 

. फलिना जारोब, गलोदनी, १९२२ में लिअगेनोव, १९२३ में शोलोखोव 
'फ़देयेव, १९२४ में पउस्तोवस्की और १९२५ में किरसानोव' साहित्य में 


आये। 
वर्षों में गोकी की क्रान्ति के बाद की प्रतिभा प्रौढ़ होती है और 


उसकी रचनाएं मौलिक विचार, चित्र तथा विषय-वस्तु प्रस्तुत करती हैं। 

इन्हीं वर्षों में मायाकोव्स्की की महतवत्त्पूणं रचनाएं सामने आती 
हैं जिनमें सोवियत देश-भक्ति की भावना और नये समाजवादी व्यक्ति 

. का चित्र पूर्ण अभिव्यृंजन प्राप्त करता है। इन्हीं वर्षों में गृह-युद्ध के 





























२६२ रूसी साहित्य का इतिहास _ 


अनुभव भी साहित्यिक कृतियों में अभिव्यक्ति पाते हैं और उस समाजवादी 
सोवियत-देशभक्ति का भी चित्र अंकित होता है जिसने युद्ध समाप्त कर 
नष्टप्राय देश के पुननिर्माण की व्यवस्था शुरू की । 


इन्हीं वर्षों में ऐसी कृतियाँ भी प्रस्तुत हुईं जिनको सोवियत-साहित्य' 


में महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। देश के नये समाजवादी जीवन के. 
अनुभवों में सिक्‍त समाजवादी यथार्थवाद भी साहित्यिक क्षेत्र में कलात्मक 


माध्यम के रूप में विकसित हुआ । 




















३. व्लदीमिर व्लदीमिरोविच मायाकोव्स्की 
[ १८९३-१९३० ] 


मायाकोव्स्की सोवियत-यूग का महान्‌ कवचि है और अपने काव्य 
में मानवंतावादी परंपरा अपनाने के कारण पुश्किन, लेरमन्तोव, नेक्रासोव 
जैसे बड़े कवियों की श्रेणी में गिना जाता है। इसके साथ ही वह सोवियत- 
यूग का कवि है और उसकी रचना सोवियत-व्यक्ति की अच्छी-अच्छी 
विशिष्टताओं (साहस, स्वदेश-प्रेम, सामूहिकता की भावना, परिश्रम के... 
प्रति उत्साह) का अभिव्यंजन करती' हैं। इसी से उसकी लोकप्रियता बंड़ी _ 
व्यापक है । उसकी सर्वतोमखी प्रतिभा ने प्रगीत, मक्तक, प्रबन्ध-काव्य 
नाटक, व्यंग्य आदि सभी की रचना की । 
४ मायाकोव्स्की को उत्तेजक या प्रचारक कवि कहा जाता है और 
.. वह इसलिए कि उसने प्रगीत, मुक्तकों के साथ क्राष्तिकारी, राजनीतिक, 
सांस्कृतिक जीवन से संबंधित रचनाएं प्रस्तुत की जिन्होंने जनता का उद्‌- 
बोधन किया और जो जनता के बीच बड़ी प्रचलित हुईं । उसकी कुछ 
_पंक्तियाँ चस्तृशकी जैसे लोकगीतों के रूप में क्रांति के समय बहुत सुनाई 
पड़ती थीं। उसके बहुत से प्रगीत-मृक्तक ऐसे हैं जिनकी विषय-वस्तु' 


... राजनीतिक है तथा जिनकी अनभतियाँ पाठकों में सामाजिक भावता 





 जगाती हैं। 
मानवतावाद, स्वदेश-प्रेम, समाजवादिता, ऋरांतिवादिता के भांव तथा 
.._ अभिव्यंजना में नवीन उपादानों की खोज, प्रचारात्मकता, प्रगीतात्मकता' 
. आदि ने मायाकोव्स्की को सोवियत-साहित्य में अनपम स्थान पर प्रत्ति- 

डहिठत कर दिया। डे 


जीवन. द न्‍ द ४ 
मायाकोव्स्को का जन्म १८९३ में जाजिया के एक गाँव (बगदादाओ़ 
























२६४ रूसी साहित्य का इतिहास 


में हुआ था। उसका पिता जंगल में नौकर था। सन्‌ १९०५ से ही स्कूल में 


पढ़ते हुए मायाकोव्स्की राजनीतिक कारवाइयों में, प्रदर्शन, सभा आदि 


में भाग लेने छगा था । द द 
१९०६ में उसके पिता की अचानक मृत्यु हो गई और परिवार को 


मास्को आना पड़ा । परिवार को अपनी आवश्यकता-पूर्ति के लिए कमरे 


किराए पर उठाने पड़े और लोगों का खाना बनाना पड़ा । आंतिकारी 
विद्याथियों ने कमरे ले लिये और यहीं वे अपना काम करने लगे । बालक 


समायाकोव्स्की इस प्रकार क्रान्तिकारी-साहित्य. और . कार्यकलाप से 


परिचित हुआ। इस बीच. उसने दर्शन और कला का पर्याप्त अध्ययन 
किया। अध्ययन की पुस्तकों में माक्स के 'कैपितल” की भूमिका ने उसे 
बहुत प्रभावित किया। द ः 
१५ वर्ष की उम्र में मायाकोव्स्की रूसी सोशल डिमोक्रेटिक पार्टी 
में दाखिल हुआ । इस समय वह कला-स्कूल में पढ़ता भी था। इन्हीं 
वर्षो में वह तीन बार गिरफ्तार किया गया किन्तु उम्र कम होने के कारण 


उसे छोड़ दिया गया। फिर भी कई महीने (सात महीने) उसे जेल में 
रहना पड़ा और उसने इस समय का आत्म-शिक्षण के लिए पूर्ण 


सर्दपयोग किया । 


जेल से छूटने पर उसने कछा-स्कूल में पढ़ना शुरू किया। यहाँ उसका 
बुरलूक से परिचय हुआ जो कि एक कला के प्रसिद्ध स्कूल--फ्यूचरिज़्म- 


“भविष्यवाद' का प्रतिनिधि था । इस प्रकार वह फ्यूचरिज्म के प्रभाव में 


आया। है 
१९१३ में एक संग्रह साम/जिक रुचि की गोशमाली' निकला जिसमें 

फ़्यूचरिस्टों का सामूहिक मैनिफ़ेस्टो प्रकाशित हुआ था और जिसमें 
_मायाकोव्स्की का भी हस्ताक्षर था । इसमें मायाकोव्स्की की दो कविताएं 
_थीं--रात' और 'सुबह' । इसी वर्ष उसकी कविताओं का पहला संग्रह 
..._ १९१४ में वह क्रान्ति के पूर्व की अपनी उत्तम कविता 'पतलून में 
दल” की रचना में लगा। फ़्यूचरिस्टों के साथ पब्लिक में कविता पढ़ने 
























: ब्लदौमिर व्लदीमिरोविच मायाकोव्स्की... शदप्‌ 


के कारण उसे स्कूल से निकाल दिया गया। १९१५ में पहली बार उसका 
गोर्की से परिचय हुआ । उसने अपनी कविता पतलून में बादल का 
कुछ अंश उसे सुनाया। गोर्की ने उसे अपनी पुस्तक बचपन भेंट की। 


क्‍ १९१५ से वह अपनी रचनाएं नये व्यंग्य! पत्र में छपाने लगा १ 
बाद में व्यंग्य-कविताओं से युक्त उसके व्यंग्य-चित्र बहुत लोकप्रिय 
छुए॥. है ० द ह 
१९१६ में मायाकोव्स्की अपने दो प्रबन्ध काव्य युद्ध और शांति” 
. तथा मनुष्य की रचना में लगा। १९१७ में उसने अपनी कविता मनुष्य 
समाप्त की । फ़रवरी की बुर्जुआ-डिमोक्रेटिक क्रान्ति को उसने श्रमिक 
आप्लावन या मज़दूर की बाढ़ का प्रथम दिन' कहा । मायाकोव्स्की यह 
दिन क्रान्ति के नगर पेत्रोग्राद की सड़कों पर बिताता है। 
जब अवरोरा' जहाज़ की तोपों के साथ काच्ति के नये युग की गूज 
सुनाई पड़ी, उस समय मायाकोव्स्की क्रान्ति के केन्द्र स्‍्नोलनी में ही था। 
इस प्रकार क्रांति के वातावरण के बीच मायाकोव्स्की की सर्जना का 
विकास शुरू हुआ । द 


मायाकोव्स्की की सर्जना का आरम्भ फ्यचरिस्टों ' के बीच होता है। 
. उसने पब्लिक में उनकी ओर से रचनाएं पढ़ीं और उनके मैनिफ़ेस्टो पर 
हस्ताक्षर किया । सर्जता के आरम्भिक वर्षों में, उसके ऊपर फ्यूचरिस्टों 
का प्रभाव था। उसने लिखा कि “विचार शब्द को जन्म नहीं देता वरन्‌ 
दांब्द विचार को जन्म देता है---विचार या कथानक नाम की कोई चीज 
नहीं है ।* 
ँ किस्तु आगे चलकर क्राप्तिकारी आन्दोलन के अनुभव, माक्सवादी 
 अविचारों से परिचय तथा गोर्की के प्रभाव ने उसको शने: शने: फ़्यूचरिस्टों 


... से अलग कर दिया और उसके दृष्टिकोण को बदल दिया। कला को सामा- 


. जिक अभिव्यंजन के रूप में ग्रहण करने के कारण मायाकोव्स्की ने काव्य 
से सामाजिक जीवन के यद्ध में योग देने की मांग की । मायाकोव्स्की ने 
.._ लिखा कि “आज की कविता युद्ध की कविता है ।” उसने यह भी कहा कि 
.. “नयी कविता'नयी माँगें पेश कर रही है। उसके लिए अभिव्यंजन के नये 

















श्ध्द.. रूसी साहित्य का इतिहास 


साधन चाहिए, नये शब्द चाहिए ।” उसने लिखा कि “नये काव्य को 
पुराने ढंग से नहीं लिखा जा सकता ।” 


पतलून में बादल? 


इस प्रकार मायाकोव्स्की, फ़्यूचरिज़्म को छोड़कर साहित्य-क्षेत्र में: 
कऋरान्तिकारी कवि और नवीनता के उद्भावक के रूप में प्रकट हुआ । किस्तु' 
' उसका नाम उस समय से महत्त्वपूर्ण कवि के रूप में फैला जब उसकी 
कविता 'पतलून में बादल” (१९१५) प्रकाशित हुई। इस कविता के... 
चार अध्याय हैं। इसकी रचना के साथ कवि की सामाजिक हरूचल पाने-- 
वाली क्रान्ति की भावना और चेतना संबंधित है । वह स्वयं लिखता है,, . 
बादल' लिख रहा हूँ, निकटस्थ क्रांति की चेतना दुढ़ हुई। इसके साथ ही' 
कवि में अपनी कलात्मक तथा विचारात्मक प्रौढ़ता की भावना भी दढ़ 
हुईं। वह लिखता है कि “प्रौढ़ता का अनूभव कर रहा हूँ । विषय-वस्तु पर 
_ अधिकार प्राप्त कर सकता हूँ। उसे फलान्वित करूँगा | विषय-वस्तु का. 
प्रइन प्रस्तुत कर रहा हँ---क्रांति के बारे में, पतलन में बादल के बारे में: . 
सोच रहा हूँ । हैः 
जब सेंसर ने इसके पहले के शीषंक (तीस नेता ) को व्यंग्यात्मक कहकर 
उसकी अनूमतति नहीं दी तो आमूख में कही गयी तुलना का उसने प्रयोग 
किया। यदि चाहते हैं तो- विनम्र रहँगा।आदमी न. सही पतलून में 
बादल | उसने इस कविता के बारे मेंममिका में कहा कि--“पतलन में' 
बादल' को मैं आज की कला की आलोचना समझता हूँ । तुम्हारे प्रेम 
का पतन हो, तुम्हारी कला का पतन हो, तुम्हारे धर्म का पतन हो 
तुम्हारे समाज का पतन हो ।” ह 
इन शब्दों में इस कविता के मल भाव अभिव्यंजित हो गये हैं। कवि" 
. क्रत्रिम प्रेम की भत्सना करता हैं। मानवीय अनुभूतियाँ, सत्यानुभूति झूठे 
. सामाजिक संबंधों के'का रण ठकरा दी जाती है। इससे इन संबंधों का नाश 
- हो और उस समाज या संगठन या स्तर का नाश हो जो मानवीय” 
. अनुभूतियों की सत्यता में बाधा पहुँचाता है। इसी तरह उस झूठे प्रेम का 
नाश हो जो उस समाज में सामाप्य रूप से फैला है। इस कविता में व्यक्ति- 








ब्लदीमिर व्लदीमिरोविच मायाकोव्स्की. ३ 


गत पीड़ा व्यापक सावेजनिक रूप धारण कर छेती है। कवि की व्यक्तिगत 
ट्रेजेडी उसके साथ ही हजारों दूसरे बेजबान लोगों की भी द्रेजेडी है जितकी 
वाणी कवि मायाकोव्स्की बनना चाहता है । वह समकालीन जनता की 
व्यथा, इच्छा और आन्दोलन को प्रकट करना चाहता है। 
मायाकोव्स्की ने जिस प्रकार झूठे प्रेम पर प्रहार किया उसी अरकार 
झूठे धर्म पर भी । उसने सामाजिक असामंजस्य को समझो और उसका _ 
अनुभव किया। व्यक्ति तथा कवि दोनों रूपों में मायाकोव्स्की ते यह निश्चित 
कर लिया कि अब आगे इसी त्रह जीता नहीं हो सकता और यह कि 
पुरानी दुनियाँ आखिरी साँस ले रही है। कवि अपने को अपनी आती हुई 
. ऋन्‍न्ति का एक हिस्सा समझता है। अपने को वह क्रान्ति का अग्रदूत 
.. समझता है। वह कातच्ति की सेवा में लगा है। ऋान्‍्ति के लिए वह सत्र 
. कुछ करने को तैयार है। तुमको (क्रान्ति) मैं अपना हृदय निकाल कर दें 
दूँगा। खून में रंगे हुए हृदय को तुम्हें झंडे की तरह दे दूँगा । 
इस कविता में भायाकोव्स्की की मौलिकता अकट होती है, यद्यपिः 
.. क्ाव्य-यूक्तियाँ काव्य-विष॑य से संबंधित हैं । पूरी कविता एक आदमी के 
स्वग॒त कथन के रूप में है जो संब चीज़ों के बारे में कहना चाहता है. और ह 
 विद्येष रूप से यह कहना चाहता है कि जीवन में आमूल परिवर्तत आवश्यक' 
 है। नायक का आस्तिकारी मनोभाव पूरे काव्य को एकता ब्रदान करता है 
और इस प्रकार एक विषय से दूसरा विषयाध्तस्य इसी भाव से ग्रंथित 
. प्रतीत होता है। उसकी काव्य-यूक्तियाँ भी कवि के क्रान्तिकारी अनुभव: 
.. और संस्कारों से गूम्फित हैं। की 2 
._ इस कविता की भाषा भी मौलिक है। कवि ने एक ओर तो इस प्रगीत-_ 
. काव्य में ऐसे दाब्दों का समावेश किया जो इस प्रकार के काव्य के लिए. 
_पनिम्त' समझे जाते थे और दूसरी और नये शब्द भी गढ़े। किन्तु ये नये 


. शब्द मायाकोव्स्की ने रूसी भाषा की प्रकृति और व्याकरण के सर्वधा क्‍ 


अनुकूल गढ़े हैं, उसकी प्रकृति के विरुद्ध नहीं । यह नये शब्द एक ही भाव 
.. के सुक्ष्म अन्तर और रंगों को प्रकट करते हैं। इसी प्रकार कविता की ऊंचान 
... और भावावेश से उसका पद्य विधान भी अत्यधिक प्रभावित है। 
















































“२६८ क्‍ रूसी साहित्य का इतिहास 


'मायाकोव्स्की का क्रान्ति के पूव का व्यंग्य 


'परिस्थितियों ने इसे और भी उद्बुद्ध किया, जब उसने देखा कि बुर्जुआ 
और सौदागर देश बेच देने को तय्यार हैं और जनता का खून बह रहा है। 
'इसीलिए उसकी सामाजिक अनुभूत्ति व्यंग्यात्मक पर्दाफ़ाश करनेवाली रचा 
नाओं में प्रकट हुई। हीरोइक काव्य लिखने की उसकी इच्छा व्यंग्य-रचना 


“किया जो ग़बन किया करते थे और दफ्तरी कागजों में डूबे रहते थे। उन. 


करता है। अतिशयोक्ति के कारण ये अंकन कभी-कभी केवल हास्यप्रद 


मायाकोव्स्की में व्यंग्य की प्रतिभा थी । प्रथम महायुद्ध के समय की. 


के रूप में प्रकट हुई। उसकी क्रोध और व्यंग्य से भरी मज़ाक उड़ानेवाली 
रचनाएं नए व्यंग्य पत्र में प्रकाशित|हुईं। रिश्वत का गीत' न्याय का 
गीत' रचनाओं में कवि ने ज़ारशाही के शासन और कार्यकर्ताओं पर कटाक्ष 


प्र मार्मिक व्यंग्यपर्ण कटाक्ष किए । उसने मोटे पूँजीपतियों पर (खाने का 
गीत) भी कट्‌ व्यंग किया । पूँजीपत्ति का पेट पनामा में है। यदि मनुष्य 
का पेट पनामा में बदल जाता है तो वह अरपेंडिसाइटिस और हैजे से पीड़ित 
होने के अतिरिक्त और क्या है ? अपने व्यंग्य में मायाकोव्स्की अत्युक्ति 
का ऐसा प्रयोग करता है कि वस्तु का व्यंग्यपूर्ण विक्ृत चित्र प्रस्तुत हो. 
जाता है। फिर भी उसका यथार्थवादी आधार बना रहता है और यथार्थ 
तथा अतिशयोक्ति एक में मिल जाते हैं और बड़े तीक्ष्ण बन जाते 
हैं। यह विकृृत अंकन यथार्थ में विद्यमान सामाजिक बड़ाई का उद्घाटन 


ही नहीं रहते वरन्‌ भयप्रद भी बन जाते हैं। 

सन १९१५-१६ की माय।कोव्स्की की व्यंग्यात्मक कविताएं केवल 
क्रान्ति के पर्व की यथार्थ स्थिति का मज़ाक ही नहीं हैं. वरन्‌ पूंजीवादी 
स्तर की मानवता-विरोधी स्थिति का पर्दाफ़ाश भी करती हैं। 


आअुद्ध ओर शान्ति, मनुष्य दि य 
.. इन व्यंग्यपर्ण कविताओं के साथ-साथ मायाकोव्स्की ने तीन कविताएं 





.. लिखी । फ़्लेइता-पज््वोंचिक' (१९१५), युद्ध और शांति (१९१६ ) 
.. और 'मनुष्य (१९१७)। इनके मूल में भी वही समस्या है जो व्यंग्य के मूल 








: ब्लदीमिर व्लदीमिरोविच मायाकोव्ककी.._ २६९. 


में है--पूँजीवाद के मानवता-विरोधी अस्तित्व की समस्या । किन्तु इसका 
उद्घाटन सर्वथा दूसरी प्रकार हुआ है। उसकी पहली कविता में कवि से: 
उसकी प्रेयसी को वह व्यक्ति छीन लेता है जिसके पास बहुत पैसा है अर्थात्‌: 
घन प्रेम को खरीद लता है। युद्ध और शान्ति ” में कवि साम्राज्यवादी 
(प्रथम) महायुद्ध का विरोध करता है जिसे कि प्रभू-वर्ग ने अपने स्वार्थ: 
के लिए छेड़ा है। इनके केन्द्र में मनृष्य' है जिसकी अभिव्यक्ति प्रगीता-- 
_त्मकता के माध्यम से कवि के उत्तम पुरुष मैं” में हुई है। यह मनुष्य माया- 
कोव्स्की की कविता का नायक है। उसका भाग्य, उसका सुख धन की शक्ति 
के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। पूँजीवाद के विरुद्ध मानवता की यह प्रति-- 
स्थापना बड़ी शक्ति (और गहराई) के साथ मायाकोव्स्की की क्रान्ति के 
पूर्व की सर्जना में और उसकी कविता मनुष्य में अभिव्यक्त हुई है।: 
बाइबिल के समान इसके अध्यायों का नामकरण किया गया था। बाइबिल 
. की इस युक्ति का मजाक बनाया गया है। मायाकोव्स्की का जन्म, माया-- 
कोव्स्की का जीवन, फिर भी सब मजाक नहीं है और मायाकोव्स्की इस 
कविता के द्वारा यह कहना चाहता है कि मनुष्य इस पथ्वी पर सबसे 
बढ़कर है। उस मनुष्य का एक प्रतिद्न्द्दी है जिसे कवि ने गंजा' कहा है। 
यह सबका मालिक है और यह पूजीवाद का प्रतीक है। मनुष्य उससे इस * 
बात में बढ़कर है कि उसके पास हृदय है। यह मनुष्य की सबसे मूल्यवानः 
वस्तु है। यह हृदय मानवता के सुख के लिए अपनी बलि देने को तैयार है।: 
इसी से मायाकोव्स्की इसे मनुष्य की अमूल्य वस्तु मानता है। 


| स्वतन्त्र मनष्य की यह मानवतावादी भावना मायाकोव्स्की के मन में 
.. आने वाली समाजवादी कान्ति से बँधी हुई है। क्रान्ति से पहले तक स्वतन्त्र 
मनृष्य का यह चित्र मायाकोव्स्की के लिए केवल भविष्य की कल्पना है। 
. असली मानवता की उपलब्धि उसे अक्तूबर की रूसी समाजवादी कान्ति 
. में हुई। जी क क 
. १९१७-१८ के वर्षों में मायाकोव्स्की 
.._ १९१७ की क्रान्ति के बाद से मायाकोव्स्की का कार्यककाप और 











हि. 3 रूसी साहित्य का इतिहास 


जोरों से चछा। वह कला-क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की सभाओं में भाषण देता 
है। आसिस' (समाजवादी कला असोसिएशन ), 'इमो' (जवानों की. 
कला )जैसे प्रकाशनों का संगठन वामपक्षीय छेखकों की कृतियों को छपाने ५] 
के लिए करता है और मज़दूरों , सिपाहियों और नौ-सैनिकों के सामने ' 
कविताएं पढ़ता है। इसके अतिरिक्त वह तीन फ़िल्मों में सिनेमा-अभिनेता 
के रूपमें काम करता है जिसकी सिनारियो (फ़िल्म-कथा ) उससे प्रस्तुत 
की थी ।. द ला 5. 
अक्तूबर-क्रान्ति के वाधिकोत्सव के पूर्व उसने अपने नाटक मिस्ते- 5 
' रिया बूफ तय्यार कर लिया जो वाधिकोत्सव के दिन बड़ी सफलता के साथ _ 
खेला गया । यह अपने वुग का महाकाव्यात्मक तथा व्यंग्यात्मक चित्रण ._ 
है।' लूनाचास्की ने कहा कि “इस कृति की विषय-वस्तु समकाछीनता 
'की सारी व्यापकता और. विराटता के साथ दी गग्री है।' क्रान्ति के 
चित्रण में मायाकोव्स्की बड़े साहस, वीरता और 'मिस्तेरिया' हि 
के साथ उपहास ( बूफ़) का संमिश्रण कर देता है। क्रांति के पराजित ० 
शत्रुओं की हँसी होती है। नरक तथा स्वर्ग के चित्रण में भी तीब्र हा 
उपहास है। हा है "हु 

. ७ दिसम्बर १९१८ में मायाकोव्स्की को नौ-सैनिकों के सामने 
“कविता पढ़ने को आमंत्रित किया गया। इसकी तथ्यारी करते हुए उसने 
बाँए से मार्च” (फौजी कूच) लिखा । गा हि 
क्रांति के विषय में कविता क्‍ क्‍ 
...॑. क्रांति के बाद मायाकोव्स्की ने बहुत सी कविताएं लिखीं जिनमें से 
.._ कई बहुत प्रसिद्ध हुईं और विदेशी भाषाओं में अनूदित की गईं। यह क्रांति 
. 'केविषय में या कान्ति में कला के स्थान के विषय में है। क्रांति की. भावना 
.. ने उसकी प्रतिभा को ओर भी उद्बुद्ध किया और नये युग तथा मानवता 
वह करान्तिकारी जनता का कवि बनना भी चाहता था। क्रान्ति के हा 

का स्वर बदल जाता है और उसमें स्वतन्त्र मनुष्य. 




















पहासिक मोड़ की अनुभूति ने उसकी कविता में बड़ी शक्ति. 


ब्लदीमिर व्लदीसिरोविच भायाकोव्स्की २७१ 
























उन्मुक्त प्रतिभा के अपार हर्ष, शक्ति और उत्साह के स्वर में सुनाई 
यड़ते हैं. । 


कला ओर क्रांति 


क्रान्ति ने उसमें जिम्मेदारी की भावना-देश तथा जनता के प्रति उत्तर 
दायित्व-को और भी दृढ़ किया। उसका विश्वास है कि क्रान्ति के युग में कला 
. जनता के लिए और भी आवश्यक है क्योंकि जनता को प्रभावित करती 
हुईं वह बहुत बड़ी शक्ति बन सकती है। इसी से वह चाहता है कि कला 
'महलों, संग्रहालयों से निकल कर सड़क पर आ जाय, जनता के पास पहुँच 
'जाय और इतिहास की महान्‌ घटना क्रान्ति के उत्सव के हर्ष को प्रकट करे । 
'मायाकोव्स्की की कला की सेना को हुक्म नामक कविता, ह्ष, उत्साह, 
ऋान्तिकारी आग और जवानी के जोश से भरी हुई है। कवि नये जीवंत 
. कार्य की ओर सबको प्रेरित कर रहा है। सबका आह्वान कर रहा है। 
. “वास्तव में कवि अपने को ही संबोधित कर रहा था। 


.  शशोस्ता और मायाकोव्स्की 


१९१९ में मायाकोव्स्की ने 'रोस्ता' (रूसी तार एजेंट) कला-विभाग 

ध्का संगठन किया जिसमें रोस्ता की व्यंग्य की खिड़कियाँ या 'रोस्ता की. 
“खिड़कियाँ' निकालनी शुरू कीं। यह विशेष प्रकार के पोस्टर थे जिन पर 
. सामयिक विविध विषयों या घटनाओं पर हाथ से रंगीन चित्र बने रहते थे 
और प्रायः उनके नीचे कविताएं भी लिखी रहती थीं जो दूकानों में छटका 

.. दी जाती थीं । मायाकोव्स्की का कला-स्कूल का ज्ञान यहाँ काम आया। 
. आस प्रकार उसने सभी कलाओं को जनता की चेतना उद्बुद्ध करने में और 
जनहित में लगाया । उसकी व्यंग्यात्मक कविताओं ने कशाघात का काम 
जकिया | १६०० पोस्टरों में से नव-दशमांश मायाकोव्स्की की पंक्तियों 

(गद्य तथा पद्च) पर आधारित हैं और एक तिहाई स्वयं कवि के द्वारा... 
चित्रित हैं । रोस्ता ' का काम गुृह-युद्ध के कठिन समय में शुरू हुआ। यहे. 

 ऋगतिकारी यद्ध के तीन वर्षों के चित्र हैं। गृह-युद्ध से लेकर अनेक प्रकार 
की घटनाओं का व्यंग्यपर्ण अंकन इनकी विषय-वस्त्रु है। अपनी इन कविताओं 




























_ लिखी। 





२७२ रूसी साहित्य का इतिहास 


के संग्रह को मायाकोव्स्की ने भयंकर हास कहा--हास जिसने सैनिकों में... 
उत्साह भरा और शज्नुओं के हृदयों में भय । इस प्रकार उसने कविता और 


कला दोनों के द्वारा प्रचार का कार्य किय।, जनता की सेवा की । 


कविता “१५ करोड़? हा 
रोस्ता में काम करते हुए भी मायाकोव्स्की ने १९१९-२० के बीच... 
पम्स्तेरिया बफ' का संशोधन किया और बड़ी कविता (१५०,०००,०७० 


इस कविता को विषय-वस्तु इवान का विल्सन से युद्ध है। इवान' 
ऋरंतिकारी रूस है और विल्सन पूँजीवाद का रूप है। इन दोनों प्रतीकों... 
के माध्यम से मायाकोव्स्की ने पूरे ऐतिहासिक युग का वस्तु-तथ्य, दुनिया. 
का समाजवाद और पूँजीवाद के ख़ेमों में विभाजन प्रस्तुत कर दिया है॥ 
ये दोनों दो विचारों के संघर्ष के प्रतिनिधि हैं। मायाकोव्स्की ने इस 


कविता को बिलीना” (लोक-प्रबन्ध-काव्य) भी कहा हैं । लोक काव्य. 


के समान इसमें भी शत्र का व्यंग्यपूर्ण अतिरंजित चित्र प्रस्तुत किया गयाः 
है, जिससे उसे पढ़ते समय लोक-प्रबन्ध-काव्यों का ध्यान आ जाता है ॥ - 


नया स्वर 


यह काव्य मायाकोव्स्की की बदली हुई मनोवृत्ति को भी प्रदर्शित _ क्‍ 


करता है जो कि क्रान्ति के बाद की अन्य कृतियों में भी मिलती है। क्रान्ति 


के पूर्व की रचनाओं में मायाकोव्स्की में गहरी करुणा मिलती है जिसके _ 


. मूल में मानवतावादी पूँजीवाद की मानवता विरोधी स्तर की विषमता 


है, किन्तु ऋान्‍्ति के बाद की रचनाओं में हर्ष और दृढ़ विश्वास का स्वर॒. 
है। इस नयी प्रगीतात्मक मनोदृष्टि ने उसके काव्य को संपन्न बनाया और 


.._ उसे नया स्वर, नया लहजा दिया। हर्ष का यह्‌ नयास्वर १५०,०००,०००? . 
.... “मिस्तेरिया. बक़' तथा 'रोस्ता की खिड़कियों में' मिलता है। विशेष रूप... 
.... से “लदीमिर मायाकोव्स्की के साथ गर्मी में असाधारण 'बटना' कविता में 
... यह उत्साह व्यंग्य के बीच छिपा मिलता है। इस कविता में सूर्य कवि के _ 
... यहाँ मेहमान बन कर आता है और दोनों में बड़ी बातें होती हैं । दोनों: 




























व्लदीमिर व्लदीसिरोविच सायाकोव्स्की._ २७३ 


में मतैक्य भी है, कवि और सूर्य दोनों का काम एक॑ है और बड़ा महत्त्व- 
पूर्ण है। कवि जीवन में वही करता है जो सूर्य करता है---सब जीवधारियों 
के विकास में मदद करना और जीवन में से अच्धकार को दूर करना । 
कविताओं का वैसा ही प्रभाव पड़ना चाहिए जैसा सूर्य की किरणों का ॥ 
कवि अपने लक्ष्य से उसी प्रकार नहीं विरत हो सकता जैसे कि सूर्य अपने 
मार्ग से । इसलिए मायाकोव्स्की के लिए काव्य और कला दोनों प्रकाश 
प्रतीक हैं । क्‍ 
कवि इसी के साथ अपनी ज़िम्मेदारी को भी नहीं भूलता और वह सब 
काम करता है, जो जरूरी हैं। 'जब सोवियत व्यापार संस्था" के पोस्टरों 
के लिए उसने हल्की व्यंग मिश्रित कंविताएं लिखनी शुकू कीं तो उसकी 
आलोचना हुई कि मायाकोव्स्की जैसा बड़ा कवि एसी हलूकी चीज़ लिखे । 
. मायाकोव्स्की ने जवाव दिया कि मैं इसके बारे में लिखना चाहता हूँ क्योंकि 
यह ज़रूरी है । यह मायाकोव्स्की की विशेषता है। जो कुछ सोवियत 
शासन के लिए आवश्यक था वही मायाकोव्स्की की व्यक्तिगत इच्छा 
बन गयी । देश के व्यापक हित में ही उसने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को 
“मिला दिया। फिर भी यह कहना पड़ेगा कि प्रचार पोस्टरों की मायाकोव्स्की 
की रचना न गंभी रता में और न महत्त्व में रोस्ता' को पाती है।/समाचार- 
पत्रों तथा व्यंग्यपत्रों में छपी हुई उसकी कविताएं “रोस्ता' का ही विकसित 
क्रम हैं। उसके इस समय के कार्य की दूसरी दिशा प्रगीतात्मक (प्रबन्ध ) 
काव्य की है । 


..._ आगे चलकर संस्क्रतिक और सामाजिक समस्याएं भी मायाकोव्स्की 
: के व्यंग्य की वस्तु विषय बन गग्रीं। सोवियत व्यक्तिगत और सामाजिक 
. जीवन की नकारात्मक प्रवृत्तियाँ, श्रमिक वर्ग पर--बुर्जआ प्रभाव के 
: विरुद्ध युद्ध, व्यूरोक्राटिज़्म की आलोचना आदि ने सोवियत व्यंग्य रचना 
की मांग की जो कि स्वआलोचना का साधन बन गई। मायाकोव्स्की ने 
' इसे अपना लक्ष्य बनाया । १९२२ में मायाकोव्स्की ने बराबर सभा और 

बहस करनेवालों पर व्यंगपूर्ण कविता सभाबाज' लिखी जिसका अनुमोदन 
 छेनित ने भी किया । .मायाकोक्स्की' का व्यंग्य बिल्कुल ठीक था। 


अकलाश ४ कप ताप अह पितिग पक पे जलाननानननण»कनरिल५५ ५ ०“ नलानःाअननतन> ७ +लननफाकम- नजकान 'जन सन" तमजमन न तनककनलानन “जलन के अमन ने * पलक निजन-ल0+००० कक २००४२ ३०7०९३३३ ३०३० रत ५ करे 
तट ाक-&.७3-+->-कपनन+-े+कनीननी मनन तन न“ - व पसननननननगन की + ८ न न नकल नाच ५०.3५... » 8 
* न न हन न कननाजिलिली तर कक कपल ने * पलक नलिकीन ३९०० --०-+ ०-०० पतन भकतनतन नीता पक लेन नए “पलक न >> -साप-+ 7 भार /कानत धान 46 4० 


२७४ रूसी साहित्य का इतिहास _ 


“इजवेस्तिया' को इस कविता के बाद उसकी कविताएं 'मास्कों मज़दूर', 
और ,पड़ियाल' में छपीं जिनमें बहुत सी व्यंग्यपूर्ण थीं जो राजनीतिक 
नेताओं और पूँजीवादी शासन तथा ब्यूरोक्राटिज़्म पर थीं। 
कविता व्लदीमिर इलियच लेनिन 
लेनिन के जीवनकाल ही में सन्‌ १९२३ में मायाकोव्स्की ने अपने 
प्रिय नेता लेनिन के विषय में लिखने की सोची थी। किन्तु यह कार्य लेनिन 
की मत्य के बाद ही संपन्न हो सका । सन्‌ १९२४ में यह कविता पर्णं 
हुई। १९२५ में यह कविता प्रकाशित हुई। इसे कवि ने रूसी कम्यूनिस्ट 
र्टी को समर्पित किया । माया कोव्स्की की यह कविता कई जगह बड़ी _ 
सफलता के साथ पढ़ी गयी। लेनिन की छठी वाषिकी पर कवि ने. 
डछदीमिर ईलियच लेनिन' कविता का तीसरा भाग बल्शोय थियेटर में 
पढ़ा । पार्टी ने उसका स्वागत किया और स्तालिन ने उसकी प्रशंसा 
. की । वर्तेमान समय में इस कविता की रुयाति सोवियत संघ के बाहर भी 
बहुत है और संसार की कई भाषाओं में इसका अनुवाद भी हो 
गया है। 
वब्लदीमिर ईलियच लेनिन' कविता मायाकोव्स्की के नायक-अंकन का 
विकसित रूप प्रस्तुत करती है। इस कविता में मायाकोव्स्की का मानवता- 
वादी आदर कवि के अपने प्रगीतात्मक उदुगारों के माध्यम से नहीं अभि-. 
व्यक्त हुआ है (जैसे कि पतलून में बादल' में) और न जनता के 
. प्रतीकात्मक रूप के माध्यम से (जैसा कि १५०,०००,००० कविता में) , 
वरन यथार्थ व्यक्ति लेनिन के माध्यम से । 
_. मायाकोव्स्की के लिए छेनिन सच्ची मानवता का साकार रूप है। 
चह सबसे बड़ा मानवीय मानव” है। वह भविष्य का, कम्यूनिज्म का, : 
. भनष्य है। उसकी आँखों ने वह सब देख लिया जौँ कि समय के गर्भ में , 
... छिपा था जिस पर समय का पर्दा पड़ा था। लेनिन, व्यक्ति और यग के _ 
: अ्रतीक के रूप में नेता छेनिन, इन दोनों को मायाकोव्स्की की प्रतिभा ने - 
... यथार्थ सजीव चित्र में गुफित कर दिया । इस चित्र की प्रत्येक रेखा _ 
.._ थथार्थ पर आधारित है और इसकी कलात्मकता इस बात में है कि नायक _ 


३ है 






हक व्लद्दीमिर व्लदीसिरोविच मायाकोव्स्की रश्छण्‌ 


की बाहरी रूपरेखा के साथ उसके चरित्र का (अनुभूति और विचार 
धारा) भी पूरा पूरा अभिव्यंजन हुआ है। 
इस कविता की प्रबन्ध रचना में प्रबन्ध काव्यात्मक या ऐतिहासिक 
और प्रगीतात्मक या वैयक्तिक दोनों तत्वों का बड़ी कलात्मकता के साथ _ 
समाहार हुआ है। लेनिन के कार्यक॒लाप के विश्व ऐतिहासिक महत्त्व को 
प्रकट करने के लिए कवि को इस कविता में पूँजीवाद के इतिहास के और 
दो तीन सौ वर्ष के क्रान्तिकारी आन्दोलन के प्रमुख तत्वों का समावेश 
करना पड़ा तथा उसके जीवन की घटनाओं, कम्यनिस्ट पार्टी की मुख्य 
मंज्ञिकों, १९०५ के क्रान्ति आदि का भी उपयोग करना पड़ा। मायाकौव्स्की 
इस कठिन कवि कर्म में सफल हुआ और ऐतिहासिक (या घटनात्मक) 
. तथा प्रगीतात्मक (या अनुभूतिपरक ) के सम्यक संमिश्रण से व्यक्ति और 
. नेता (या इतिहास निर्माता) लछेनिन का एक पूर्ण समन्वित चित्र प्रस्तुत 
. कर सका । 
.. .. इस कविता में मायाकोव्स्की ने पूँजीवाद की उन तीनों मुख्य विषम- _ 
. ताओं का उद्घाटन किया है और जो कि साम्राज्यवादिता के युग में पूर्ण 
 उत्कर्ष पर होती हैं और जिनसे छुटकारा सिर्फ़ प्रोलितारियत्‌ ऋान्ति के 
द्वारा ही मिल सकता है। ये विषमताएं हैं-परिश्रम और पूँजी की विषमता, 
 साम्राज्यवादी देशों में आपस में, दूसरे देश पर अधिकार पाने की विषमता, 
तथा अल्पसंख्यक प्रभुवर्ग और बहुसंख्यक उपनिवेशों की जनता के बीच की 
_“विषमता। इनमें से प्रत्येक का स्वतस्त्र रूप से वर्णन हुआ है। किन्तु फिर 
भी जनता की अपने नेता-उद्धा रक के स्वप्न पर बिश्वास की भावना इनमें 
. एकान्विति प्रस्तुत करती है और इनको एक में बाँध देती है। 


मायाकोव्स्की पूंजीवाद के पूरे विकास और उसकी भयंकरता का 













जाना असंभव है। सिर्फ एक ही रास्ता है और वह है इसका उन्मूलन | हि 
_. इसके आगे कवि पूंजीवाद के भीतर ही से पैदा होनेवाली और 
. विकसित होनेवाली शक्ति की चर्चा करता है जिसने पूँजीवाद का नाश 
निश्चित कर दिया । जिसने नये प्रकार के नेता, समाजवादी क्रान्ति के 





. चित्र प्रस्तुत करता है और कहता है कि इससे बचकर या कतराकर निकल हि 








उनरक७3++9> कं अकनानन- नल तन पक न कननननन + नल. क“वनणनननननणनम२ कल लक ५4.५५. 































3 िन+-सन सनातन» 
(लक + ली नन-नननमिलन-नन- नमकीन नाननन न नमन कम नी पनाना मनन करन कह ह+-० ०३२५ ५ »०५०७ ५.०... ..... 


सर कलिनगलकरात जन ++ आताककज०मंछ५* 'परज-०८ हलत-- जप क>-न- पका कप जा + वन ३५ 7कन पक पनत पाल पैलनी गन का ऑतपकणन तन “जन अताकननल न न-+ किसकी नीननन न + ० ५ तक "टनरीनेनन "अल "मनी मा के कलनननमीनना कनाडा हिना अशिलरनड पिनीकणकियात चअन्‍नज नरक ५। बात पेट ५ पफलाक ५ लता पल "पर जन हक कल जिराज 5 ० ० नवेला कब अाओ «मे का पेन बे दो रवि पपारा्यप्ताप्क्नाफ-फऋक्ततलतकन+्क कप न कन ०.० क "०]न5० ० हब, 


२७६ ः रूसी साहित्य का इतिहास 


नेता, लेनिन के प्रादुर्भाव को संभव किया । इन सबके बीच पैदा हुआ 
सामान्य बालूक, छेनिन की शिक्षा और क्रान्तिकारी तेयारी के साथ 
प्रथम अध्याय समाप्त होता है । 


दूसरे अध्याय में मायाकोव्स्की लेनिन का अंकन रूस के इतिहास के 
संबंध से करता है जहाँ पर लेनिन का कार्य-व्यापार चछा और जहाँ 
उसके विचार कार्यरूप में परिणत हुए और अन्त में जिसके नेतृत्व में 
रूस में शक्तिशाली समाजवादी राष्ट्र निभित हुआ जिसे साम्राज्य वादियों 
: से भी मान्यता प्राप्त हुईं। संसार का पाँचवाँ भाग नम्नरता से अपनी . 
टोपी और ताज उठाकर ईलियच के जनतन्त्र को प्रणाम कर रहा है। 


मायाकोव्स्की ने इस प्रकार लेनिन के रूप में न केवल समाजवादी 
मनष्य का ही चित्र अंकित किया है वरन्‌ एक देश और पार्टी के नेता के 
रूप में उसका ऐतिहासिक महत्त्व भी प्रदर्शित किया है। हि 


......... जिस प्रकार काव्य में प्रबन्धात्मक या कथात्मक अंश का महत्त्व 
..._ है उसी प्रकार प्रगीतात्मक अंश भी इस काव्य के प्रभाववर्धन में योग देता _ 
ा है। प्रथम भाग के आरम्भ में तीन प्रगीतात्मक उद्गार हैं जिनमें से 
प्रत्येक कीं अपनी विषय-वस्तु है। प्रथम में मायाकोव्स्की यह बताता है 
कि वह इसकी रचना क्‍यों कर रहा है? इसकी क्या सामाजिक आवश्यकता 
 है। द्वितीय प्रगी तात्मक उद्गार लेनिन के व्यक्तिगत चित्र की ओर ध्यान 

. आकर्षित करता है। लेनिन सूर्य है। कवि लेनिन को मानदण्ड मानकर 
- उससे अपने व्यवहार, अपने विचार और दाब्दों को आँकता है, तौलता है। 

. आगे यह कहता है कि लेनिन के अभिव्यंजन में शब्द अक्षम हैं. । तीसरे 

: प्रगीतात्मक उद्गार की विषय-वस्तु लेनिन है और उसके काव्यात्मक 
.. अंकन में दुरूहता है। इसमें लेनिन का चित्र प्रगीतात्मक नायक के रूप में 
.. उभरता है और कवि का भावावेश लेनिन के संबंध से प्रकट होता है। 
... इस प्रकार प्रगीतात्मक उद्गार काव्य की प्रबन्धात्मक और ऐतिहासिक 
.. सामग्री को अन्विति प्रदान करते हैं और उसे अपने रंग में रंग देते हैं ॥ 
.._ प्रगीतात्मकता इन बिखरे अंशों को एक में बाँध देती है। क्‍ 


व्लदीमिर व्लद्ीमिरोविच्र मायाकोव्स्की गो २७७ 


लेनिन की मृत्यु पर रूसी जनता ने उसे जो शांत और मूक बिदा 

दी उससे प्रभावित होकर मायाकोव्स्की ने अपने इस काव्य में पूछा 
कि “वह कौन है, उसने क्या किया, वह कहाँ से आया था जिसको 
जनता जाड़े की इस उिठुरन के बीच खड़ी सम्मान और बिदाई 
दे रही है ?” इन प्रश्नों का उत्तर प्रथम दो अध्यायों में दिया गया । 
घटना और कथा की दृष्टि से रचना पूरी हो जाती है, किन्तु फिर 
भी कविता पूरी नहीं हुई । अभी भावात्मकता और प्रगीतात्मकता की 
ँगबाक़ी है। इसकी पूति के लिए तीसरे अध्याय की रचना 
प्रगीतात्मक स्तर पर हुईं है जिसमें कवि का भावावेश पूरे काव्य का 
उत्कष बिन्दु बन जाता है। काव्य की समाप्ति लेनिन के व्यक्तित्त्व 


. और उसके विचारों की महत्ता तथा शक्ति की प्रगीतात्मक अभि- 


व्यक्ति और अभिनंदन के साथ होती है। द 
.. इस कविता की भाषा में, जीवन की भाषा और साहित्यिक 
भाषा में कोई भेद नहीं है बल्कि दोनों एक दूसरे में घुलमिल गई हैं। 


. _ मायाकोक्स्की इस प्रकार की दीवार या कोई कृत्रिम भेद नहीं पसंद 


. करता। नये शब्द गढ़ने के लिए मायाकोवस्की प्रसिद्ध है किन्तु यह 


 झब्द रूसी भाषा की प्रकृति और व्याकरण के अनुकूल ही बनाये गये 





. हैं। इसमें राजनीतिक क्षेत्र और सभा, सोसायटी के तथा अखबारी 

.. शब्द बहुत अधिक हैं। ह 
.... सायाकोव्स्की की कविता ' ब्लदीमिर ईलियच लेनिन' पाठकों में 
... देश-भकत की भावना भर रही है और देश्-सेवा की प्रेरणा देती है। 

. यब्छिम के विषय में मायाकोव्स्की के विचार द 
मायाकोव्स्की की क्ृृतियों के बीच विदेशी. विषय-वस्तुओं' पर लिखी _ 
._गई कविताओं का विशिष्ट स्थान है। इनमें विषय-वस्तु की विविधता 
. और अनेकरूपता है। १९२२-१९२९ के बीच मायाकोव्स्की ने नौ बार 
.... विदेशों की यात्रा की । उसने फ्रांस, अमेरिका, मैक्सिको, स्पेत, जमनी 

... आदि कई देशों की यात्रा की और इस प्रकार पच्छिमी जीवन और समाज 








सनक के >> पंप ८ रस थ >किस पचिप८ कप 5 की: 7क7 0 अिडल 23272: 7. 75: सरल कमल लिप मप का 


दं+ंडरेनरे-22रटावएस3७३+३३ ८३२2९ कप नकक3+४+स सर >> क्‍5य८-८०८-< पक्‍5... अेस्संपकध पथ 


पपरप 


कक की जल जप कर कि) 

























रछ८ रूसी साहित्य का इतिहास 


से परिचित हुआ । विदेश पर्यवेक्षण की उसकी अनुभूतियाँ ईफ़ेल टावर 
से बात', पेरिस”, अमेरिका से संबंधित रचनाएं, सोवियत पासपोर्ट के 


विषय में कविता ' जैसी प्रसिद्ध कृतियों में अभिव्यक्त हुई। 


मायाकोव्स्की ने अपने इस पर्यटन, पर्यवेक्षण में जो अच्छी चीजें देखीं 
उनकी तारीफ़ भी की और जो बातें उसे अच्छी नहीं प्रतीत हुई उनकी 
आलोचना भी की । ईफ्रेल टावर' और न्यूयार्क का ब्रुकलिन पुल” जैसी 
कविताएं इस बात का प्रमाण हैं | मायाकोव्स्की अमेरिकन उद्योग-कौशल 
तथा फ्रेन्च्र संस्कृति को महत्त्वपूर्ण स्थान देता है और उसका ऊँचा मूल्याँकन 


करता है। फिर भी वह पूँजीवादी पच्छिम की समकालीन संस्कृति की द 


_ आलोचना करता है । अमेरिका से संबंधित कविताएं और लेख अपनी 


विचारात्मक गहराई और कलात्मक पूर्णता में बड़े महत्त्वपूर्ण हैं। अमेरिका 


का प्रगतिशील उद्योग-कौशल “डालर के देश' के पिछड़े हुए या प्रतिक्रिया- 


वादी सामाजिक संबंधों को मायाकोव्स्की की नज़रों से न छिपा सका। 
सोवियत नागरिक और निवासी की दृष्टि से पच्छिम के पूँजीवादी जीवन 
को देखकर उसके हृदय में अपने देश के प्रति उच्चता, सम्मान और प्रेम की. 
भावना और भी दृढ़ हुई और वह इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि नैतिक और 
सामाजिक दृष्टि से अमेरिका आदि बहुत पीछ हैं। अमेरिका के मूल 
निवासियों का नाश, नीग्रो छोगों पर अत्याचार, सामाजिक विषमता तथा. 
पूँजीवादी स्तर की नींव-खून, पसीना और झूठ-इन सबका अंकन माया- 

कोव्स्की की पर्यटन संबंधी कविताओं और लेखों (अमेरिका का उद्घाटन) 


.. मैं बड़े विस्तार के साथ हुआ है और पच्छिम के जीवन की बड़ी ठोस, 
. यथार्थ और युक्तियुक्त अभिव्यक्ति हुई है।.....्ः 


पच्छिम की यात्रा में उसका स्वागत भी हुआ। अनेक देशों में उसका 


हु क्‍ नाम क्रान्तिकारी कवि और लेखकों के साथ जुड़ गया। धीरे-धीरे इन 
. देशों में उसकी शक्ति अ र महत्ता को छोगों ने माना। मायाकोव्स्की पहला 


. सोवियत कवि था जो पच्छिम में इतना विख्यात हुआ। आओ 
__ इस यात्रा ने मायाकोव्स्की के देश प्रेम को और भी गहरा किया. 


ओर देश के प्रति उसके उत्तरदायित्व की भावना को उत्तेजित किया। 





व्लदौसिर व्लदौसिरोविच मायाकोव्स्की क्‍ २७९ क्‍ 


अमेरिका से छौटते हुए जहाज पर कवि ने अपनी सर्वोत्तम कृतियों में से 
एक कविता घर की ओर' पर काम शुरू किया । इसमें सोवियत जनता 
के साथ कवि के घनिष्ट संबंध और उसकी ज़िम्मेदारी की भावना की 


अभिव्यक्ति हुई है। यह कविता कवि की सर्जना के नये (और अंतिम)... 


. युग की ओर संकेत करती है जब कि सोवियत समाज में कवि तथा कला के 
स्थान तथा महत्त्व के संबंध में उसके विचार परिपक्व और प्रकट हुए । 
मायाकोव्स्की की सजना का अन्तिस युग. 
गृह-युद्ध के बाद राष्ट्रीय आथिक व्यवस्था के पुनननिर्माण का जो महान्‌ 


कार्य शुरू हुआ था वह १९२६ तक बहुत कुछ पूरा हो गया। देश के 
 औद्योगीकरण की बहुत सी कठिनाइयाँ अब दूर हो गयी थीं। नयी 


_. फ़ैक्टिरियों, सबखोज करखोज आदि का नवीन व्यापक निर्माण विकसित 


. हुआ। सोवियत शासन के इतिहास की इस नयी मंजिल ने मायाकोव्स्की 
के सामने नए विषय-वस्तु, नये लक्ष्य और नयी' संभावनाएं प्रस्तुत कीं । 
फलतः कवि के कार्यकलाप की व्यापकता तथा विविधता और भी 


हि बढ़ी । मायाकोव्स्की पोस्टरों के लिए सिद्धान्त वाक्य भी लिखता है 


और अच्छा है' कविता भी लिखता है। सभी उम्र के बच्चों के लिए 
छोटी-छोटी किताबें भी तैयार,करता है और पूरी आवाज़ से” कविता का 
भी प्रणयत करता है। अमेरिका के बारे में लेख भी प्रकाशित करता , 
. है, अखबार में काम करता है और अपने दो नाटकों खटमल” और 
स्नानघर' के प्रदरशत में भाग भी लेता है। १९२६-३० के बीच 


... उसने बहुत कुछ छिखा और उसकी प्रतिभा प्रौढ़ हुयी । 


व्यंग्य के क्षेत्र में प्रतिनायक के अन्यतम उदाहरण उसके व्यंग्य' नाटक 
खटमल और स्नानघर' हैं। खटमल की आधारभूत समस्या स्वयं कवि... 
_ के शब्दों में आज की बूर्जुआइजी' का पर्दाफ़ाश करना है।' मायाकोव्स्की ._ 
केवल ब्‌ ्जुआई जीवन पद्धति पर हँसता ही नहीं वरन्‌ श्रमिक वर्ग पर 
उसका जो हानिकारक प्रभाव पड़ता है उसका चित्रण भी करता है। 
नायक प्रिंसीपिल के शब्दों और कार्यों में जो अन्तर है कवि उसका दिग्दशंन 








सनक “पक ीटननतानन पावन 3 आतीनरनन-नपलतनत मन प्फान ह ०. +कककना। 





न लनलीत “तन लन “_न-मननीयननननननन+-- 4+ना मन वनन ननतन पकन न फाननन तनाव न ननफक 4७९५०». ५ पाननानन पट न रब स्‍तय .क ००००. ५० जन्‍--»०»+०3-+०-५-५५५५. अर कल न 
४ परन्‍कैपाम्हााल कसम सका नशआरत ना ५ फनपका “५ ५ मटविशा ५4 ०क पापा लत १ कान सात लव मनन व कल धन ० 7024-02 22 का 
नि शिभन  ट  ,2,0477:“0:2:2:22/27/:0७४ 0 ॥॥+क4क ्रक्ध्करपा बकरा पयताक्ास्पाबा का काम! द्तरगफबीककााथा 42 कान पाकपम- | 


का २८० रूसी साहित्य का इतिहास 






















हे कर उस पर व्यंग्य करता है और यह बताता है कि रूस में बर्जआइज़ी 
कै... कानाश अनिवार्य है। 
.. स्तानघर' का मुख्य राजनीतिक विचार ब्यूरोक्राटिज्म' से युद्ध और 
मं समाजवादी विचारधारा का समरथन है। इसका नायक भी ब्यूरोक्राट है 
... जो समय घड़ी की मशीन बनानेवाके कमसोमोल नवयुवकों के काम में 
|... अड़चनें डालता है। अन्त में यह स्पष्ट हो जाता है कि नायक जैसे व्यक्ति 
कृम्पनिज़्म के लिए बेकार हैं, इनकी कोई जरूरत नहीं है । 
काव्य के विषय में फिनिस्पंक्टर से बातचीत 
.. अपनी सजेना के इस यग' में काव्य के सारतत्व और समाजवादी 
|... समाज में लेखक के कार्य और परिस्थिति के विषय में मायाकोव्स्की 
... पुनविचार करता है। कवि के कार्य के विषय में मायाकोव्स्की लिखता है 
कि प्रधान कार्य काव्य में काव्यत्व लाना है। यही मुख्य कार्य है और लेखकों 
को इसी के लिए आंदोलन करना अनिवार्य है” सिर्मेइ ऐसेनित , प्रोलिता- 
रियत कवियों को संदेश/ आदि रचनाएं विशेष रूप से कला के विषय 
में हैं। इनसे कवि के कला संबंधी दृष्टिकोण का पता चलता है। 





पलकस कप फल+<पकन> न पट + 


मायाकोव्स्की का आधारभत विचार यह है कि काव्य' परिश्रम है 
जटिल तथा अनवरत परिश्रम है किन्तु इसके साथ ही आनन्दप्रद भी है। 
मसायाकोव्स्की यह चाहता है कि समाज में कवि के परिश्रम की इज्जत हो 
और साथ ही कवि अपने कार्य की सामाजिक ज़िम्मेदारी को महसूस: 
 करे। कवि शोधक है। वह जीवन और मनुष्य में जो कुछ नवीन है 
उसका उद्घाटन करता है। काव्य अज्ञात की ओर यात्रा है। 












मायाकोव्स्की काव्य से महान सामाजिक विचार की माँग करता 
.. है। वह काव्य के सामाजिक अस्तित्व को बड़ी गंभीरता से निर्धारित 
.. करता है। काव्य अन्य कलाओं के समान जीवन का प्रतिबिम्बन है। इस 
कारण कागजी घेरे या परिधि में समाविष्ट शताब्दी के बीच से एक पंक्ति 
.. उठा लो और समय वापस आ जायगा। एक पंक्ति समय को वापस ले 
. आती है। इसके साथ ही सामाजिक युद्ध में काव्य शक्तिशाली शस्त्र 


व्लदीमिर व्लदीमिरोविच मायाकोव्सक्की २८१ द 


है और आज कवि का अनुप्रास दुलार है और उसका नारा है संगीत और 
“कोड़ा द 
.. मायाकोव्स्की कवि कर्म पर बड़ा ज़ोर देता है। उसका कहना है कि 
अपने कवि नाम को सार्थक करने के लिए यह आवश्यक है कि कवि 
...ग्रस्तुत विषय-वस्तु के उपयुक्त लय, अनुप्रास, उपमा आदि खोज सके । 
. -अनवरत परिश्रम कविता के काव्यत्व को उत्कर्ष प्रदात करता है और 
पाठकों पर उसके प्रभाव को बढ़ाता है । द 
। मायाकोंव्स्की स्वतः अपनी रचनाओं पर बड़े बैर्य के साथ परिश्रम 
“करता था और उनको बहुत माँजता था । “कवि के लिए काम का दिन 
आठ घंदे का नहीं वरन्‌ अठारह घंटे का होता है।” ऐसा उसने लिखा 
. धथा। मायाकोव्स्की में. प्रत्येक परिस्थिति में काव्य रचना की 
प्रतिभा और शक्षित थी। वह सड़क पर, रेस्ट्रॉ. में बिलियर्ड खे लते हुए. 
और बातचीत करते हुए काव्य रचना कर सकता था। फिर भी 
'उत्तका कहना है कि “दिन भर में मेरे काम का औसत है आठ या 
.. दस पंक्तियाँ” और यह इसलिए क्योंकि वह एक एक पंक्ति को कई 
. बार बदलता था। एक साहित्यिक का कहना है कि “मायाकोव्स्की 
ने एक पंक्ति के बासठ प्रयोग बदले और फिर भी उन्हें फेंक दिया 
स्वीकार न किया । 
फिर भी केवल परिश्रम से ही अच्छी कविता नहीं४षलिखी जा सकती 
थदि उसमें कवि का हृदय नहीं धड़कता, यदि वह खानापूरी दर्ज करने _ 
वाला केवल उद्याप्तीन क्‍लके मात्र है, यदि जनता के जीवन में भाग लेने 
वाला और योग देने वाला नहीं है । असलछी कवि वह है जो देश, जनता 
और वर्ग की पुकार पर आगे बढ़ता है, जलता है और अंगार की तरह दम- 
 कंता है। कवि' जनता का नायक और उसके साथ ही जन सेवक भी है। 
"उसके गीत और कविता बम और झंडे हैं।' कवि वह है जो हमारे तीक्षण 
वर्ग संघर्ष में अपनी कलम प्रोलितारियत को सन्नद्ध करने के लिए शस्त्रा- 
'शार को दे देता है। कवि आज का वर्णन करते हुए उसको भी देख 
सकता है और बता सकता हैं जो कि अभी भविष्य के गर्भे में है ' 











नग्क कट दीव क 2.. लटक टन ्ज ओला आन ०+ कं 9 ०-० क 2०-०००००४४०५ ००० 
५ लि जे ' बीफाल॥ जा [९ पर. हा. धर बे. ४ दामाद आध्ककापाण/यफरताराहशलअपरभामान्‍ाशोदसलवएापनन 3 कप० कर फाजक. हि ४ ;् क 


२८२ रूसी साहित्य का इतिहास . 


असली कवि अस्पष्टता की चिनगारियों के बीच से अपेक्षाकत जल्दी... 
ज्योतिपूर्ण ज्ञान प्रकट करता है। उसका शब्द मानवीय शक्ति का 
संचालक है। कव्य का लक्ष्य उनको उठाना है, ले चलना है, आकृष्ट... 
करना है जिनकी आँखें कमज़ोर हो गयी हैं। द 24 
मायाकौव्स्की की सोवियत युग की कविता यही कर रही है और... 
विशेष रूप से उसकी उत्कृष्ट कविता अच्छा है।' ा 

का द “अच्छा है? कविता द द 
अच्छा है कविता १९२७ के प्रीष्म में पूरी हुई और 
अक्तूबर क्रान्ति के दसवें वाषिकोत्सव पर प्रकाशित: हुई। लूना- 
चार्स्की ने इसे सोवियत-साहित्य की महत्त्वपूर्ण सम्प्राप्ति” बताया. 
और कहा कि यह अक्तूबर क्रान्ति की मानो ताँबे की ढली मूर्ति 

है । वस्तुतः अक्तूबर क्रान्ति और समाजवादी देश इस कविता 
की विषय-वस्तु हैं जो इतने घुले मिले हैं क्र अलग नहीं किये जा. 
सकते । देश भक्ति का भाव यों तो रूसी साहित्य में बहुत पुराना _ 
है किस्तु अक्तूबर क्रान्ति के बाद विचारों में ज्ञो परिवर्तन आया 
उसने इसे और गहरा तथा व्यापक बनाया और इसे सव्वेथाः 
दूसरा नया रूप दे दिया। सोवियत देशभक्त का आधार जातीय 
ै.. भावना नहीं हैवरन्‌ सभी जातियों के भाईचारे और मित्रता पर 
कक... आधारित सोवियत देश के प्रति जनता का विश्व 
..._ सोवियत देश-भक्ित के मूल में सोवियत संघ के सभी काम करने 
वालों के गहरे हिंत की भावना है और सोवियत व्यक्ति की दृष्टि में... 
सर्वंसामान्य' और अपने' में कोई भेद नहीं हैजो सबका' हैवही 

/« “उसकी अपनों है। «मे लक आय 
.... इसी प्रकार “प्रत्येक का परिश्रम सबके परिश्रम में मिल जाता... 
.._ है और देश ऊपर उठ रहा है, आगे बढ़ रहा है। कवि, किसान... 

... और श्रमिक उनका परिश्रम सामूहिक जन-परिश्रम की भुृंखला की. 

. कड़ियाँ हैं जो कि देश की शक्ति बढ़ा रही हैं। शीशे के पीछे 














स॒ और प्रेम है। 






ताक ८ +िलनमाकाक>स न उतना +क+नक+ल+५--«+ 5भ हि५:५ 80/ 8: -०क पन्ने 2०« ४ ना प मनन ए + वर ५ १७४/अकानक्र - पता अक्ा यानी 7 यम पत4 20 8 "3ध०ज 


व्लदौमिर व्लदीमिरोविच मायाकोव्स्की.. श्थ३ 


लगी हुई किताबों के ढेर में मेरा नाम कवियों की श्रेणी में है। मैं. 
प्रसन्न हें कि मेरा परिश्रम अपनी इस रिपब्लिक के परिश्रम में मिल 
रहा है, लय हो रहा है । 

.. इस कविता में अक्तूबर ऋराध्ति, उसके कारण, उसकी आधार- 
भूत शक्ति और उसके बीच संघर्ष करनेवालों---श्रमिक वर्ग, किसान, 
सिपाही, क्रान्ति विरोधी इवेत-गार्ड आदि को चित्रित किया गया है। 
.. भायाकोव्स्की सोवियत रिपब्लिक को परिश्रम और युद्ध के बीच. 
जन्मी हुई कहता है। इस प्रकार परिश्रम की विषय-वस्तु अक्तूबर 
क्रान्ति की विषय-वस्तु को, देश की विषय-वस्तु के साथ जोड़ देता 


... है, स्वेच्छा से परिश्रम, विशेष रूप से शनिवार को अतिरिक्त परिश्रम 





यह समाज क्रान्ति की ही उपलब्धि है, यह स्वेच्छा से एकत्रित हुए 
लोगों का स्वच्छन्द परिश्रम है और उसके साथ ही यह यू द्व-नष्ट देश के 
पु्निर्माण की व्यवस्था और कार्य का समारम्भ है। 
हम काम करेंगे 
जिससे कि जीवन ा 
दिनों के पहियों को त्वरित गति देता हुआ, 
लोहे की पटरियों पर हमारे डिब्बों में 
स्तेप के ऊपर, हमारे ठिठ्रे नगरों में 
दौड़ सके । द 
इस प्रकार मायाकोव्स्की के लिए क्रान्ति केवल नष्ट अष्ट करनेवालीः 
. आँधी ही नहीं है वरत सर्जनात्मक शक्ति है, जिसके शीर्ष पर श्रमिक वर्ग 
है जिसका संचालन पार्टी कर रही है और जिसका संचालन मुख्य हुप 
से लेनिन ने किया। काव्य में इन सबका परिश्रम, इन सबकी कठिनाई 
और इन सबकी विजय चित्रित की गयी है और यह दिखाया गया है कि 
सोवियत व्यक्ति का भाग्य सोवियत भूमि या देश के सामाध्य भाग्य से 
भिन्न या अछूग नहीं है। उसको वही होगा जो कि उसकी मातृभूमि का 
होगा। हि का की 
मायाकोव्स्की ने लिखा कि अच्छा है' कविता को मैं उस समय का 








| द सडक जयकक्र पातरायाणवातकतातापप 7 पट घट एकियगि:एएयी पक पाप 

















. और यही कवि का भी निष्कर्ष है। , | 


'ए८४ रूसी साहित्य का इतिहास 


प्रोग्राम या कार्यक्रम मानता हँ।” यह कविता मायाकोव्स्की के कलात्मक. 
'आचार्यत्व के विकास का आगे बढ़ा हुआ क़दम है उसकी सभी कविताओं... 
में यह कविता सब से अधिक बहुमुखी और संतुलित है। इस काव्य में 
ऐतिहासिक और सामान्य जीवन सामग्री का जो व्यापक प्रयोग हुआ है... 
और अनुभूतियों के अभिव्यंजन में जो पूर्णता तथा विविधता मिलती है. 
इस काव्य की प्रबन्धात्मक, भाषा संबंधी तथा छूय संबंधी अनेकरूपता 
के अनुरूप हैं। इस कविता में प्रबन्धात्मकता और प्रगीत्तात्मकता दोनों 


ऐसे गुंथे हुए हैं जैसे कि मायाकोव्स्की के लिए सर्वसामान्य और निजी 
या अपना । 


इस कविता में बहुत सी घटनायें और बहुत से पात्र हैं। कविता 
अपने कथानक में जटिल है। पात्रों का अंकन अत्यन्त संक्षिप्त है फिर 
भी अत्यन्त सजीव और यथार्थ है । ऐतिहासिक या वास्तविक (लेनिन, 
देरज़िप्स्की, मायाकोव्स्की आदि ) और कल्पित (पंयोव, अडज्यूटेंट आदि) 
दोनों प्रकार के पात्र अपनी अपनी विशिष्टताओं के साथ अंकित किये 
गये हैं। इसके साथ ही इसमें सुक्ष्म हास्य है। सजीव संबादों का व्यंग्य है, . 
जीवन-वर्णन की प्रभावात्मकता है, चभते चौपदे हैं और शान्त कथा 
है । पात्रों तथा घटनाओं के परिवर्तेत के साथ ही कथन या वर्णन के 
स्वर या लहजे में भी परिवतन आ जाता है। दोनों में एक साथ ही 
परिवर्तन होता है। इस प्रकार घटनाओं और पात्रों की विविधता के .. 
समान इस कविता में स्वर या लहजे की भी अनेकरूपता है। 
. इस काव्य का बढ़ता हुआ भावोत्कर्ष इस कविता के शीर्षक (अच्छा 
है) की उपयुक्तता सिद्ध करता है। विशेषतया अच्तिम अध्याय हे. 








. और उत्साह से परिपूर्ण है। उन्नीसवाँ अध्याय, यह उस व्यक्ति का... 


'उद्गार है जो कि बड़ी मश्किल से अपने हे को रोक पाता है-- 
मैंने इस पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर डाली 
जीवन अच्छा... 
जीना अच्छा ! 


व्लदौमिर व्लदौमिरोविच मायाकोव्स्की ... २ प्‌ हा 


पत्रकारिता द 
द मायाकोव्स्की ने अखबारों में भी काम किया । मायाकोव्स्की की 
पत्रकारिता १९२२ से इज़्वेस्तिया' से शुरू होती है । कमसोमोल प्राव्दा 
: पत्र का काम उसके लिए विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण था क्योंकि वह देश के 
. नौजवानों का पत्र था और उसके द्वारा देश का यूवक वर्ग तैयार किया 
. जा रहा था। इस पत्र में मायाकोध्स्की सहयोगी के रूप में था। वह 
. बराबर अपनी रचनाओं में सामयिक प्रश्नों और विषय-वस्तुओं को 
उठाता था और यूवकों को सलाह देता था तथा प्रोत्साहित करता 
था। इन रचनाओं को फ़ेल्टन' कहते हैं। कि ४ 3 
मायाकोव्स्की को समाचारपत्रों से संबंधित कविताओं में से अधिकांश 
व्यंग्यात्मक हैं । मायाकरोष्स्की उन सबकी बरी तरह खबर लेता है जो" 
. सोवियत शासन का अहित करते हैं चाहे वे देश के अन्दर हों और चाहे 
. बाहर। कुलक (जमींदार), गबन करनेवाला (व्यूरोक्राट) गे रज़िम्मेदार 
. कलाकार आदि उसके व्यंग्य के शिकार हैं। स्वयम्‌ कामसोमोल श्रेणी की 
भी बराइयों को उसने आलोचना की। इन पत्र और घड़ियार की 
. उसकी व्यंग्यात्मक रचनाएं उप्तके यथायेवादी कौशल के विकास की 
. ओर संकेत करती हैं । गोगल तथा साल्तिकोव इचेदिन की परंपरा 
में उसकी व्यंग्यात्मक कविताओं ने अनेक सजीव चोट करनेवाले चित्र 
प्रस्तुत किए 
१९२७-३० की मायाकोव्स्की की पत्रकारिता तथा व्यंग्यात्मक 
सृष्टि, देश के जीवन के साथ उसके घनिष्ट संबंध को व्यक्त करती है। 
पंचवर्षीय योजना की विषय-वस्तु 
प्रथम पंचवर्षीय योजना का विराद कार्यक्रम, समाजवादी औद्योगी- 
करण और सामहीकरण के वेग ने मायाकोव्स्की को १९२८-२९ के वर्षों. 
में अपनी ओर बड़ी शक्ति से आक्षष्ट किया और उसने पंचंवर्षीय योजना 
से संबद्ध विषय-वस्तुओं पर बहुत सी कविताएं लिखी । इन्हीं रचनाओं 
.. के साथ सोवियत नागरिक के नये व्यक्तित्व के विकास की विषय-वस्तु 
.._ भी संबद्ध है और मायाकोव्स्‍्की के काव्य में इसके विकास की कई मंज़िले 


2 आ0॥00७४॥७एएएश/४४ााणााणआआ 
23७७० >ननमननमन-का ५-4० ननकिननननन- «मनन नल पलपल कक) कक 3०%". +--++०५ 





"कि “लिलन-ननक नल किन + < 33 >+-+ नानक बज “नि जनन पतन कलन ++ >>» »-भ 


२८६ रूसी साहित्य का इतिहास 





'लक्षित होती हैं । ऋष्ति के पूर्व मायाकोव्स्की ने कहा था कि स्व॒तस्त्र क्‍ क्‍ हा 


व्यक्ति आयेगा । उस समय यह विश्वास मात्र ही था और काव्य में इस 

विश्वास के साथ, पूंजीवादी समाज में मनृष्य के उत्पीड़न और मनुष्य 

के ह्वास का ही चित्र प्रस्तुत किया गया था। क्राष्ति के आरम्भिक वर्षों 
में व्यक्ति की विषय-वस्तु जनता की' विषय-वस्तु में (इवान का चित्रण) 
मिल गई। व्लदीमिर लेनिन का चित्र प्रथम सोवियत व्यक्ति के रूप में 
सामने आता है जो अत्यन्त ठोस, यथार्थ और विशिष्टता से संपन्न है। 
“साथी नेते को--- जहाज़ और व्यक्ति को” कविता में सोवियत व्यक्तित्व 
और भी विकसित होता है। यह कविता उस सोवियत नायक का चित्र 
है जो अपने कार्य के कारण जनता की स्मृति में अमिट है । 


. इसी प्रकार मायाकोव्स्की ने सर्वप्रथम प्रगीतों में सोवियत 
व्यक्ति का चित्र प्रस्तुत किया। यह चित्र सोवियत पासपोर्ट के विषय में 
कविता, हम, 'इवान कज़िरयोव की कहानी, आदि में अच्छी तरह 








'उभरा है। इस प्रकार पंचवर्षीय योजना के यूग में व्यक्ति की विषय- े े । 
चस्तु मायाकोव्स्की के काव्य' में स्वदेश के विषय-वस्तु से गँफित हो ५... 


जाती है । 
जीवन के अन्तिम व. क्‍ 
मायाकोव्स्की अपने पाठकों से बराबर मिलना चाहता था और उनसे 





घ॒तिष्ठ संबंध रखना चाहता था। इस लक्ष्य से उसने कई स्थानों की है 


. यात्रा की। वह चाहता था कि अधिक से अधिक छोग उसकी रचनाओं . 
. “को समझ सकें | इस उद्देश्य से वह जगह जगह सभाओं में अपनी रचनाएं 
सुनाता था । उनकी व्याख्या करता था और उन पर बहस करता था । 


लोगों को अपने कार्य से परिचित कराने के लिए उसने 'मायाकोव्स्की के 
कार्य के बीस वर्ष प्रदर्शनी भी आयोजित की. इसी प्रदर्शनी में उसने... 


. अपनी हस्तलिखित रचना पूरी आवाज़ के साथ” पढ़ी जो उसकी मृत्यु 
. के बाद छपी थी । अनवरत परिश्रम ने उसके अपने स्वास्थ्य पर बरा 


... अभाव डाला और वह शिथिल हो गया । 











वलदौसिर व्लदीमिरोविच सायाकोव्स्की.... . २८७ , 


उसके जीवन के अन्तिम वर्ष बड़ी विषमता के बीच बीते । एक ओर 
तो मायाकोव्स्की बड़ा लोकप्रिय था और दूसरी ओर उसके विरोधी 
उसकी सभी प्रकार की क॒दु आलोचना कर रहे थे कि उसकी कविता 
सामान्य जन समाज की समझ के बाहर हैं । उन्होंने उसकी प्रतिभा की 
_हुँसी उड़ाई और प्रदर्शनी का बायका्ट किया। द 
व्यक्तिगत जीवन की करुण, कठोर एवं दारुण परिस्थितियाँ, 


# 


गले की बीमारी, जिससे कि वह अब जन स हु के सामने कविता पाठ 


नहीं कर सकता था--इन सबने उसकी मानसिक समस्थिति को नृष्ठ कर 
दिया। ऐसे ही एक क्षण में उसने (१४-अग्रैल १९३०) को आत्महत्या 
. करली।! ह 
पूरी आवाज़ के साथ' 
मायाकोख्स्की की मृत्यु के बाद अक्तूबर पत्र का अंक निकला जिसमें 
_ मायाकोव्स्की की अंतिम कविता पूरी आवाज़ के साथ ( प्रथम काव्या- 
जु्सक भाषण ) प्रकाशित हुईं। यह रचना पूरी न हो सकी, अधूरी ही रह 
. आाईं। पूरी कविता का विषय प्रथम पंचवर्षीय योजना होता । इस 
 ऋविंता के दूसरे भाषण के विषय में यह अनुमान लगाया जाता है कि 
बह प्रेयसी के लिये लिखे गए पद्मात्मक पत्र के रूप में होता। यह 
कविता मायाकोव्सस्‍्की की उत्तम रचनाओं में मानी जाती है। 


मायाकोव्स्क्री ने इस काव्य-रचनां का लक्ष्य बताते हुए कहा 


ः कि व्रायः इधर जो लोग मेरें साहित्यिक अखबारी काये से असंतुष्ट 
हैं, वे यह कहते हैं कि मैं कविता लिखना भूछ ग़या और इसके लिए 





आनेवाली पीढ़ी मेरी कदु आलोचना करेगी। मैं स्वयं आनेवाली पीढ़ी 
मे बात करना चाहता हूँ और इसकी प्रतीक्षा नहीं करना चाहता कि 
उनको भविष्य में आलोचक मेरे बारे में बताएँ। इसलिए मैंस्वर्य अपनी 
कविता में जिसका नाम पूरी आवाज के साथ' है आनेवाली पीढ़ियों के 
साथ सीधी बात करना चाहता हूँ। इसलिए कवि इसमें आनेवाली 
- श्रीढ़ियों के साथ सीधी संमानपूर्ण और कभी-कभी तीखी बात करता है। 























. (ूरी आवाज़ के साथ' कविता सोवियत व्यक्ति और कवि के साहस और 
. शक्ति की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है 


. तथा सैद्धान्तिक महत्त्व है। उसकी सर्जना का महत्त्व केवल इस बात में: कक 
.. ही नहीं है कि उसने नये-नये प्रयोग कर रूसी कविता की अभिव्यंजकता द 


/िकम४०- नमक न तन नमक नय5 पर. 


२ ८८ . सो साहित्य का इतिहास 





यह कविता सोवियत पाठकों की, विशेषतया नवश॒वकों की अत्यन्त... 
छोकश्रिय रचनाओं में से एक है और संसार की कई भाषाओं 
में अनूदित हो चुको है।इस कविता में कवि' भविष्य को संबोधित 
करता है और स्वयं अपने कार्यों का. मूल्यांकन करता है।. हु 
कम्यूनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में जनता द्वारा आरम्भ किये गये विराट का... 
की अभिव्यक्ति को योजना के साथ साथ इस कविता में मायाकोव्स्की 
काव्य क्षेत्र में किये गये अपने व्यक्तिगत कार्यों का भी आकलन करता है ५. 
और भविष्य की पीढ़ियों तथा पाठकों की ओर उन्मुख होता है जिनके. 
लिए आज के समकालोन नए जीवन का निर्माण कर रहे हैं। 
इस कविता में वह भविष्य के पाठकों को बतलछाता है कि वह कौन 
है और अपने लिए कहता है कि-..- द 
मैं क्रान्ति द्वारा नियुक्त भिर्तो हे 
भिश्ती का चित्र स्पष्ट कर देता है कि उसने अबने ऊपर कठिन 
किन्तु महत्त्वपूर्ण काम--जीवन को' स्वच्छ करने _का, गंदगी को दूर 
करने का काम-लिया है। इस काम में अपना सारा जीवन लगाकर वह 
भविष्य की पीढ़ी की ओर उन्‍्मुख होता है और कहता है कि... 
द तुम जो स्वस्थ और फुर्तीले हो. 
तुम्हारे लिए 
कवि. 
क्षयी के थूक को हे 
पोस्टरों की खुरदरी ज़बान से. चाटता था ।! 


मायाकोव्स्की के लिए परिश्रम ही सर्जना है और स्जना परिश्रम है ॥ 






: मायाकोव्स्की की सजेना का सोवियत काव्य के लिए निशचयात्मक 








बाबा 


व्लदीमिर व्लदीमसिरोबिच मायाकोव्स्की २८९ 


को व्यापक और समृद्ध बताया वरन्‌ काव्य तथा कवि के प्रति उसकी उसे 
जआावना में है जिसको कि उसने अपनी रचनाओं द्वारा पृष्ठ किया और _ 
जो कि उसके बाद आने वाले सोवियत कवियों को रचनाओं में भी किसी 
न किसी रूप में चरितार्थ हो रही हैं । हु 


इस भावना की सबसे बड़ी विशेषता मायाकोव्स्की की निजी तथा 
सामाजिक श्रेय तथा प्रेय के ऐक्य की अनुभूति है। मायाकोवस्की की 
सोवियत देश प्रेम में, उसके मानवतावाद कौ समाजवादी विष्टिता में 
तथा सर्जेना की उच्च विचारात्मकता में यही भावना लक्षित हो रही है । 
. उसकी कविता में नये सोवियत व्यक्ति का चित्र उभर रहा है जो देश- 
प्रेमी और परिश्रमी है, आशावादी है, और शत्रु से समझौता करने को 
_तय्यार नहीं है। हक द 
" मायाकोव्स्की की सर्जना जनता के प्रति सदा अपने उत्तरदायित्व 
.. का अनुभव करती रही है और नवीनता को अपनाकर उसकी कलात्मक 


.. अभिव्यक्ति के लिए सद्रा प्रयत्नशील रही है। पाठकों को प्रभावित 





करनेवाले काव्यात्मक शब्द की अभिव्यंजकता बढ़ाने में उनकी सर्जना 
सदैव सतको रही है। देश के भाग्य के साथ ऐक्य, नये समाज के निर्माण 
की खोज, जोश, निर्माणकारी परिश्रम का गुणगान , ऋन्ति के शत्रुओं 
से घुणा--यह मायाकोव्स्की के कांव्य की मुख्य* विशेषताएं है! 
पे जुदानोव ने कहा था कि साहित्य का काम केवल जनता की माँग को 
. पूरा करना ही नहीं है बरन्‌ उसे जनरुचि को ऊपर उठाना चाहिए | उसे 
नये विचारों से समृद्ध बनाना चाहिए। जनता को आगे ले चलना 
चाहिए । मायाकोब्स्की की सर्जेना का यही प्रगतिशील रूप रहा है। क्‍ 
उसने बराबर यही कहा कि कवि को कल के प्रकाश में आज' को 
देखना चाहिए। उसे कल' की ओर, आगे की ओर बढ़ना चाहिए।.... 
.. झायाकोव्स्की का महत्त्व इस बात में है कि उसने सौन्दर्य” और 
“काव्य के नवीन सोवियत मानदण्ड स्थिर किए, नवीन समाजवादी प्रगीत 


मुक्तक को पुष्ट किया । उसने कला के क्षेत्र में पार्टीवादिता को प्रतिष्ठित. कर 


१९ 











"००-०+०--+"न-१०, मल 


२९० रूसी साहित्य का इतिहास 


किया । इसलिए सोवियत काव्य क्षेत्र में उसका बड़ा महत्त्व है। . | 
मायाकोव्स्की सोवियत युग का महान कवि है। 3] 





सोवियत काव्य क्षेत्र के समान विदेशों के प्रगतिशील काव्य क्षेत्र 


पर भी उसका बड़ा प्रभाव पड़ा है। उसकी कविताएं योरोप तथा पूर्व 
की तीस भाषाओं में अनूदित हो चुकी हैं। क्रान्ति का गायक माया- 
कोव्स्की उन सभी देशों में बड़ा प्रिय रहा है जहाँ कि युवक वर्ग परा- 
धीनता, उत्पीड़न आदि के विरुद्ध युद्ध करता रहा है। युवक वर्ग माया- 
कोव्स्की की सर्जना और काव्य में नये व्यक्ति का, प्रगतिशील व्यक्ति 
का, समाजवाद के व्यक्ति का चित्र देखता है। 











७. द्वितोय महायुद्ध के पूर्व को पंचवर्षीय योजनाञ्रों के 
ग्राधार पर राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के. 
विकास के यग का साहित्य 
[ १९२६-३६ ] 


प्रैंच १९२९ में सोलहवीं पार्टी कान्फ्रेन्स ने प्रथम पंच वर्षीय योजना 
को स्वीकार किया । देश में समाजवादी निर्माण का काम शहू »आ | 
. औद्योगीकरण जोरों से चछा और कृषि व्यवस्था की सामू हीकरण योजना 
. कार्यान्वित हुई, और समाजवादी संस्कृति को चेतना विकसित हुई। गृह- 
युद्ध तथा साम्रज्यवादी युद्ध से नष्ट राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था का पुननिर्माण 
कर सोवियत देश समाजवादी औद्योगीकरण के रास्ते पर चला । नयी 
. तकनीकी प्रक्रिया के आधार पर भारी उद्योगों का निर्माण कर औद्योगिक 
: क्षेत्र में देश के पिछड़ेपन को जल्दी से जन्ल्दी दर करना अनिवार्य थी । 
द १९३१ में सतालिन ने कहा था कि हम प्रगतिशील देशों से पचास 
से सौ साल तक पीछ हैं। यह फासला हमें दस साल में तय करना 
होगा । इससे देश की पिछड़ी हुई स्थिति का.पता चलता है। 
. १९३४ में सन्नहवीं पार्टी कांफ्रेन्स में स्‍्तालिन ने जो कहा उससे पता 
. चलता है कि देश कितनी शीघ्रता से उन्नति की ओर बढ़ रहा है। उसने 
... कहा कि सोवियत संघ में इस बीच मौलिक परिवर्तन हो गया । उसने 
. अपने मध्य यूगीन बाने को उतार फेंका । कृषि प्रधान देश से वह औद्योगिक 





देश बन गया । छोटे-छोटे टुकड़ों में विभक्‍त कृषि से वह बड़े-बड़े मशीन... 


चालित क्रषि क्षेत्र में बदल गया।'.. 
इस प्रकार पंचवर्षीय योजनाओं ने देश और देश निवासियों दोनों 

में आमूल परिवर्तन कर दिया। सारे देश में नये निर्माण शुरू हो गए। 

यूक्रेन में क्रततोस्की और गोरलोव्स्की के कारखाने, उराल में मगनीतगोर्स्की 











0७७४४ ७आ०४४७४४०७३४४०५४४४४००७४४७४७४७४४४७/४०७/७७७००४४००आ अं) 22000 28052 4६ 4; के कब अं /# बैल सांड कुल चल बम ु ७४७४७४७७/७७७भांकंध्धासंधाआा0 ० 2ंशन न, चलन न अबकी 22७७७. अधनिनिदिनिलद १७७४७एााणण 0 के 
४ १४७४४ '%"पर५१५ (५० 
. ॒ मे का 


२९२ ख्सी साहित्य का इतिहास 


का धातु का कारखाना, साइबीरिया में कुजनेत्स्की के कारखाने बने | 
इसके साथ ही भारी मशीन बनाने के कारखाने, मोटर के कारखाने, नेपर _ 
गैस का बिजली घर आदि तथ्यार हुए । इन उद्योगों से देश का रूप-रंग ही 
बदलने लगा । परिस्थिति और मनोवृत्ति दोनों के परिवर्तत ने साहित्य के. 
सामने नये प्रश्न, नयी समस्याएं प्रस्तुत कीं । साहित्य को नया वस्तु-तत्व. 
प्रदान किया और नयी गतिविधि दी । प्रश्न और समस्याएं समाजवादी ः 
चरित्र के निर्माण से संबंधित थीं, वस्तु-तत्व परिश्रम और शांति का था, . 
तथा नयी गतिविधि मनुष्य में नयी समाजवादी चेतना दृढ़ करने की दिशा. 
में थी। यदि मनुष्य नये जीवन के लिये लड़ता है तो नया जीवन मनुष्य के. 
लिए लड़ता है, उसे शिक्षा देता है और उसमें नए व्यक्तित्व का विकास 
करता है। सन्‌ तीस के वर्षों के सोवियत साहित्य की बहुत सी कृतियों का _ 
यही मूल भाव है जिससे पता चलता है कि सोवियत जनता में समाजवादी 
चेतना का विकास किस प्रकार हो रहा था। 9. 28 


समाजवादी जीवन पद्धति की विजय ने लेखकों में सैद्धान्तिक ऐक्य .. 
दृढ़ किया उनके समाजवादी मतवाद को उग्र बनाया और लेखकों के ... 
सामने नथी समस्‍्याएँ प्रस्तुत कीं । द 


साहित्यिक कत्नात्मक संगठनों का पुर्निर्माण हे 
२३ अप्रेल १९३२ में केंद्रीय कमेटी ने साहित्यिक कलात्मक संगठनों... 
. के पुन्निर्माण ” का निश्चय किया। इस संबंध में कहा गया कि कुछ वर्ष. 
- पहले जब कि प्रोलितारियत लेखकों की श्रेणी दुर्ब थी और साहित्य पर 
... अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ रहे थे, पार्टी ने कछा और साहित्य के क्षेत्र में... 
.. प्रोलितारियत संगठनों के निर्माण और उनको दृढ़ करने में बड़ी मदद की ।._ 


.. किन्तु अब सम्प्रति प्रोलितारियत कलात्मक संगठन संकीर्ण होते जा रहे हैं 





टः और गंभीर कलात्मक सर्जना की व्यापकता को रोकते हैं। केन्द्रीयकमेटी .. । 
_ने इसलिए प्रोलितारियत लेखकों के संगठन को समाप्त करने का निश्चय. 


.. किया और सोवियत योजना या सोवियत शासन के प्लेटफ़ार्म का समर्थन हः 





.... करने वाढे और समाजवादी निर्माण में भाग छेने वाले सभी छेखकों- को हे 








विकास के यूग का साहित्य पं .. २९३ 


सोवियत लेखकों के एक संघ में मिलाने का निश्चय किया और उसमें 
(संघ में) कम्यूनिस्ट सेक्शन का संगठन किया । 

फलत:ः राप' संगठन (प्रोलितारियत लेखकों का रूसी असोसिएशन ) 
समाप्त हो गया। यह संगठन लेनिन की साहित्य में पार्टीवादिता की नीति. 
का विरोध करता था। इसी प्रकार प्रोलेत्कुल्त ' की विचारधारा भी साहित्य 
के सर्वाज्भीण विकास के अनुकूल न थी क्योंकि वह क्लासिकल संस्कृति के 
उत्तराधिकार को अस्वीकार करता था और वह प्रोलितारियतों की 
उक्त द्वारा प्रोलितारियत संस्कृति का निर्माग आवश्यक और अनिवार्य 
बताता था । इन साहित्यिक संगठनों का दृष्टिकोण संकीर्ण हो गया था 


इसलिये लोगों को राहित्यिक मोर्चे पर परिवर्तत की आवश्यकता का 
अनू भव हुआ । द 


यह एतिहासिक निश्चय सोवियत साहित्य के विकास का महत्त्वपूर्ण 
चरण सिद्ध हुआ सन्‌ १९३२ में सोवियत लेखक संघ, की संगठन कमेटी _ 
बनाई गयी जिसके शीर्ष पर मैक्सिम गोर्की था। इसे सोवियत लेखकों 
के अखिल संघीय (अखिल रूसी ) संम्भेलन बुझाने का भार सौंपा गया। 
इसकी कार्यकारिणी में फदेयेव, तीखनोब, लिओनोव आदि थे। बड़ी 
तय्यारी के बाद मास्कों में १९३४ में सोवियत लेखकों का प्रथम अखिल 
(रूसी ) संघीय अधिवेशन बड़ी धूमधाम से हुआ। यह अधिवेशन 
देश के जीवन की महत्त्वपूर्ण घटना है। इसमें बहुत से लोगों के भाषण हुए 
जिस में साहित्य की समस्याओं, सोवियत साहित्य के रूप और विशि- 
 छठता तथा] लेखकों. के योगदान के विषय में बहुत कुछ कहा गया। 
. वास्तव में सोवियत लेखकों के सर्जनात्मक विकास में इस अधिवेशन 
का महत्त्वपूर्ण योगदान है। ी 
इस युग में फयेदेव (नाश), शोलोखोव (शान्त डान ), अस्त्रोव्स्की 
(लोहा कैसे तैयार किया गया), अ० तोल्सतोय (पीड़ा के बीच यात्रा ) 
त्रिन्योव (ल्यूबोव यरवाया'), लवेरच्त्योत इवानोव, स्वेतलोव, अंसेयेव, 
..बग्नीत्स्की आदि की सर्जना का विकास हुआ और उनकी - कृतियाँ लछोक- 
... प्रिय हुईं द 
































न 2 ॥प-- अतनतलअजम» >> ० सापेा+ कान ध-गललेकक+ 9५3: / कल 


ड्ड 


फाप:फऊ्यए 5 इपदतबकफ प्र ४७७४७४७७७७७७७७४७७७७॥/७॥७॥७४७/७॥/॥एएशए/णशशण णशणशणआणणणणणणणा मनन मम मन जम नमन शी मलब 





२९४ रूसी साहित्य का इतिहास 


इसी यूग में मायाकोव्स्की की कविता अच्छा है' छपी और 
गोर्की की कृति 'क्लिम सम्‌गिन का जीवन” के दो भाग प्रकाशित 
हुए । इन लेखकों के अतिरिक्त इसी यूग में पनफ्योरेव, करावायेवा, 
गरबातोव, स्ताव्स्की, अफीनोगेमेव जैसे नये .लेखक भी साहित्य के... 
क्षेत्र में आए का 

श्रमिक वर्ग तथा उसके निर्माणकारी परिश्रम की विषय-वस्तु इन. 
लेखकों की कृतियों में पल्लवित हुई | अपना पुराना बाना फेंककर 
झताब्दियों की जर्जर रूढ़ियों और अंधविश्वास को छोड़कर आग बढ़ते 
हुए गाँवों के कलखोजीय जीवन का चित्रण कई लेखकों की कृतियों में 
हुआ । पनफ्योरेव का उपन्यास ब्ृस्की तथा ईसाकोव्स्की की कविता _ 


में इसी परिवर्तन का चित्रण है। 


बुद्धिजीवियों के मानसिक उद्बे लन तथा विकास का प्रदन इस समय _ 
का महत्त्वपूर्ण राजनीतिक प्रइन था । इस समस्या का अंकन फदेयेव के 
नाश, लवरेन्त्येव के टूटना, त्रिन्येव के ल्यूबोव यरवाया में हुआ । 
बुद्धिजीवियों की अनिर्चयात्मकता और फिर क्रान्ति के पक्ष में हो जाना. 
अलेक्सेंइ तोल्स्तोय की कृति सन्‌ अठारह', में चित्रित है। इस समय 
ऐसी कृतियाँ भी प्रस्तुत की गई जिनमें ऋान्ति के प्रति कला का संबंध 


: व्यक्त किया गया। इनमें से कुछ पर बुजुआ विचारधाराका प्रभाव 


है। पेस्तरनाककी 'सर्जना की स्वाधीनता' और सेल्वीन्स्की की कवि 


के अधिकारों की घोषणा 'एंसी ही कृतियाँ हैं। समय के प्रवाह में यह 


क्तियाँ अधिक न ठहर सकीं 


ब्यरोक्राटिज़्म तथा दफ्तरी कारवाइयों पर व्यंग्य, उन अफसरों तथा 
कर्मचारियों पर आक्षेप जो पजीवादी तौर-तरीक़ा अख्तियार कर 


समाजवादी प्रगति को रोकते हैं इन सबका व्यंग्यात्मक चित्रण माया- 


कोव्स्की के व्यंग्य-प्रधान नाटकों खटमल' तथा स्नान घर' में तथा बेजी- 


. मेन्स्कीके नाटक गोली” तथा हमारे जीवन का दिन' काव्य में हुआ है। 


महाकाव्यात्मक उपन्यासों की रचना इस युग की साहित्यिक विशेष- 


_ताओं में से एक है। गोरी का 'क्लिम समूगिन का जीवन", झोलोखोव 








विकास के युग का साहित्य र९्प्‌ 


का! शांत डान', पनफ्योरेव का ब्रूस्कीफदेयेव की 'उदेगे से आंखिरी 
इसी का संकेत दे रहे हैं। नाट्य क्षेत्र में यथाथवादी नाटक को प्रोढ़ता 
प्राप्त हुई और क्लासिकल नाटकों के साथ-साथ सोवियत नाठकों का 
रंगमंच पर प्रदर्शन शुरू हुआ । धीरे धीरे सोवियत रंगमंच दुंढ़ हो गया । 
_ साहित्य के बीच सैनिक के चित्र के साथ-साथ मज़दूर नायक का अंकन 
और चित्र भी प्रतिष्ठित हुआ और सोवियत साहित्य वर्ग संघर्ष, निर्माण- 

. कारी परिश्रम और समाजवादी यथार्थवाद से परिपूर्ण हो गया । 
ओद्योगीकरण और सामूहीकरण की विषय-वस्तु 

समाजवादी निर्माण का वेग, विशाल औद्योगीकरण, ऊषि का 
सामूहीकरण तथा मशीनीकरण, गाँवों का कलूखोजों में परिवर्तेन स्वरा 
जिससे कि देश का रूप-रंग ही बिल्कुल बदलता जा हा था--इन सबने 
लेखकों के सामने नयी और कठिन समस्याएं प्रस्तुत कीं । ईन लेखकों 
के लिए नयी परिस्थिति की नयी प्रगति-सामग्री का समय ग्रहण अत्या- 
वश्यक था । किन्तु जीवन ऐसी शीघ्र गति से बदल रहा था कि कढा 
कार उतनी जल्दी उसकी शीघ्र परिवर्तनशील विशिष्टताओं को कला- 
त्मक रूप नहीं दे पा रहा था। जब कि परिस्थिति या जीवन को कछा- 
कार कलात्मक परिधान पहिनाएं वह परिस्थिति ही बदल जाती थी । 

ऐसी परिस्थिति में साहित्यिक प्रकार के रूप में कलात्मक निबन्धों 
का आविर्भाव अनायास या आकस्मिक घटना नहीं [ है। सन्‌ तीस के वर्षो 
के आरम्भ में कलात्मक निबन्ध अत्यधिक व्यापक साहित्यिक प्रकार के 
रूप में रूस में बहुत प्रचलित हुए। सन्‌ तीस में गोर्की ने निबन्ध लिखंनेवालों 
के लिए एक विशेष पत्र हमारी सम्प्राप्तियाँ' की स्थापना की। . . 

निबन्ध की कला, छेखक की इस योग्यता पर आधारित है कि व्रह 
जीवन में जो सर्वसामान्य और सर्वेव्यापक है उसको पहचान सके और. 
जीवन्त तथ्यों को कलात्मक रूप या महल देते हुए उनकी अभिव्यवित 
कर सके । पहाड़ ऊंचा था ऐसी ही निबन्ध की पुस्तक है जो गोर्की के _ 
संपादन में निकली । उसमें 'विसोकोगोर्स्की लोहे के खान में काम करने 
वाले सौ मजदूरों के अपने विषय में संस्मरण अ जैर कहानियाँ हैं। यह सच्ची 














कर बुरग का दूसरा दिन (जो लेखक की क्‌ज़्नेत्स्की के धातु कारखाने 





२९६ द रूसी साहित्य का इतिहास 





घटनायें हैं किन्तु इनके बीच से इस कारखाने का आरम्भ से छेकर ऋन्‍न्ति 
तक का इतिहास सामने आ जाता है। स्तालिनग्राद ट्राक्टर के लोग” भी . 
इसी प्रकार के निबन्धों की पुस्तक है। इसमें इस कारखाने के बनानेवाले 
बत्तीस व्यक्तियों की आत्मकथा है। इन आत्मकथाओं का केवल यथार्थ 
तथ्य की दृष्टि से ही नहीं वरन्‌ कलात्मक दृष्टि से भी महत्त्व है। द 
गाँवों का पु्नातिर्माण बड़ी स्पष्टता के साथ स्ताव्स्की के छंखों में 
दिखाया गया है। उसकी पुस्तक दौड़” ग।वों के सामूहीकरण के आंदोलन 
को प्रस्तुत करती है और यह दिखाती है कि कुलकों' (जमींदारों) के 
विरोध को नष्ट कर सोवियत गाँव किस प्रकार कलखोज' में परिणत 
हुए । यह पुस्तक भी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। 
. इसी प्रकार जीगी के लेख, श्रमिकों के विचार, “चिन्ता और कार्य! 
और नये श्रमिक' तथा शगिन्यान के. आरमीनिया में भ्रमण ” का बड़ा 
. महत्त्व रहा | सन्‌ तीस में निबन्ध लेखकों के रूप में अगन्योव, सकलोव- 
 मिकीतोव, गालिन, गरबातोव तथा अन्य लेखक इस क्षेत्र में आये।. 
तीखनोव की निबंध पुस्तक खानाबदोश” बड़ी छोकप्रिय हुई। इसमें 
तुकंमीनिया के नव जीवन का बड़ा सजीव चित्रण हुआ है। 
निबन्ध महत्त्वपूर्ण होते हुए भी साहित्य द्वारा प्रस्तुत सभी प्रश्नों 
का अपने में समावेश न कर सके । इसी से निबन्धों के साथ-साथ कहानी, 
उपन्यास जेसे विकसित साहित्यिक प्रकार भी सामने आए जिनमें उद्योगों 
. तथा गाँवों के जीवन के पु]न्निर्माण के व्यापक चित्र प्रस्तुत किए गये । परि- 
श्रम तथा निर्माण के नये रूपों को प्रदर्शित करती हुई ये कृतियाँ इस ओर 
भी ध्यान देती हैं कि स्वतः मनृष्य इन परिस्थितियों में किस प्रकार बदल 
रहा है और उसमें किस प्रकार संसार के प्रति. समाजवादी संबंध दृढ़ 
हो रहा है। नये प्रकार के इस सोवियत व्यक्ति का व्यापक चित्रण इस समय - 
के लेखकों की कृतियों में बहुत मिलता है। एम० शगिन्यान का उपन्यास 
हाइड्रो सेन्ट्रल”ः (१९२१), लिओनोव का 'सोत' (नदी), ईल्या एरिन- 


... की यात्रा के बाद लिखा गया ) और “बिना साँस बदले” (१९३५), कताएव . 





विकास के युग का साहित्य... २९७ 


का आगे की ओर' (१९३२) ऐसी ही कृतियाँ हैं। जो सोवियत देश में 
होनेवाले विशाल समाजवादी निर्माण का अंकन करती हैं तथा जो साहस 
तथा समाजवादी आत्मबलिदान से यकत परिश्रम के वेग से परिपर्ण हैं 
और जो त्वरा की अनुभूति, से इस भाव से कि, सौ साऊरू के समय को 
उन्हें दस साल में तय करना है, सिक्‍त हैं । 
.. लिओनोव का सोत' (नदी) देश के जीवन की नर्य! मंज़िल--- 
. समाजवादी पुननिर्माण का यू ग का चित्रण करनेवाला महत्त्वपूर्ण उपन्यासों 
.. में से एक है। लिओनोव ने यह उपन्यास उस स्थल की यात्रा के बाद लिखा 
जहाँ कि औद्योगिक कारखाने का निर्माण हो रहा था। सोत नदी का यह 
क्षेत्र पिछड़ा हुआ प्रदेश था और वहाँ के धर्माधिकारी नवीन जीवन के 
विरोधी और बत्रु थे। इस प्रदेश में धीरे-धीरे विरोध के बीच समाजवादी 
निर्माण शुरू होता है और जनता की चेतना में परिवर्तेन होता है। प्राचीन 
और नवीन के संघर्ष में रूढ़िग्रस्त जीवन पर नवीन समाजवादी संस्कृति 
की विजय होती है। द द 
.. शगिन्यान के उपन्यास हाइड़ो सेन्ट्रल' में देश की आथिक व्यवस्था 
.. के समाजवादी निर्माण की विजश्ञाल योजनाओं का अभिव्यंजन हुआ है । 
. इसमें यह बताया गया है कि यह समाजवादी योजना केवल सामान ही 
नहीं तय्यार करती वरन्‌ सामान के साथ-साथ यह नया समाज भी 
तथ्यार कर रही है जो कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है। देश के जीवन का आमूल 
परिवर्तत और उसका समाजवादी औद्योगीकरण उपन्यास में बड़ी सजी- 
. बता के साथ अभिव्यंजित हुआ है।.... 
आगे बढ़ो उपन्यास को विषय-वस्तु समाजवादी निर्माण से संबंधित 
है। इसकी अलूग-अलूग घटनाओं में पंचवर्षीय योजना के साहसपूर्ण दिन 
वतथा समाजवादी आथ्िक व्यवस्था को ज्षीघ्रातिशीघ्र संपन्न करने में लगी 
हुई जनता के अपार परिश्रम का बड़ा सफल अभिव्यंजन हुआ है। 
ग्लदकोव का उपन्यास शक्ति' समाजवाद के निर्माण की नयी मंजिल 


. और इस बीच पुष्ट हई नयी जनता से संबंधित है । इसके मूल में नपर 
जशैस' के निर्माण से संबंधित सामग्री है। इसके केन्द्र में परिश्रम और उसके 





कक! न्‍ अल“ 2 पु 
पक 
पई ह 


(पिन अशजतरे -डकलपट: पल पकने न टिक परत 


> 30" 88३ *। जे ही जम न 
पे पइन-ेलव पमध००८अुक्ेटम न परा_वप पापा पाकर पर 
0 अब मशााइआड फा75<: “शक ० हा सना खाक 


> 3२२०६ /--ूअग्जकल>>>> 
नी नम मार आप 





परलकाउलनअमरनसकमल८ पक नये सकल अन्न 














बज पलक दर कक पक 30-7७ 46.54: 0200200: 075: कब पा चमक । पल राय का कआ  2त अकइ पर पा पतन लि पशिलत एतात मम 7 पी 5 न है 


3 उक्डसते न पलपल करन घत ३4पप3 > सरल टिक बर 9८३९ ३३४उक ३३०८५ 


 है। लेखक ने इसे व्यक्तिगत मिल्कियत की भावना के विरुद्ध युद्ध के रूप 


 विद्रोहों की ओर गया और दूसरी ओर अठारहवीं-उन्नीसवीं शती के 





४ 


२९८ .. रूसी साहित्य का इतिहास 


प्रति नये समाजवादी संबंधों की समस्या है। उपन्यास में जनता की शक्ति: 
के अपव्यय को रोकने की समस्या, पार्टी द्वारा जन शक्ति के संचालन की. 


समस्या, और नैतिकता तथा परिवार से संबंधित अनेक प्रइनों को प्रस्तुत- 6 
किया गया है । 


पनफ्योरोव का उपन्यास ब्रूस्की' कान्ति के बाद के ग्रामीण जीवन 
से संबंधित है और अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।यह बताता है किगाँव का. 
पुर्ननिर्माण कैसे हो रहा है। कैसे वर्ग संबर्ष के बीच नये प्रकार के लोग जन्म 
ले रहे हैं और गांवों के जीवन के नए रूप का किस प्रकार संगठन किया जा. 
रहा है। गाँवों के जीवन से संबंधित दूसरी अत्यन्त लोकप्रिय कृति अन्ना 
करावायेवा का उपन्यास जंगल का कारखाना" है। इसमें गाँव की नयी' 
प्रगतिशील और कऋ्रान्तिकारी शक्ति का कुलकों' के साथ संघर्ष दिखाया 
गया है। लेखिका ने यह दिखाया है कि प्रगतिशील विचारों के प्रभाव. 
से गाँवों में किस प्रकार नये समाजवादी संबंधों का जन्म हो रहा है। 
सामूहिक परिश्रम विकसित हो रहा है और किसानों की समाजवादी 
चेतना दृढ़ हो रही है। 
शोलोखोब का उपन्यास अनजोती भूमि इस क्षेत्र में सबसे अच्छा 
उपन्यास है। कलूखोजी. स्तर की विजय त्वरदोव्स्की की कविता 
देश मुराविया' में प्रदशित की गयी है। 


ब्रूस्की के प्रथम दो भागों में सामूहीकरण की समस्या प्रस्तुत की गयी. 







में प्रस्तुत किया है। तीसरे भाग में कुछकों तथा उन पर अवलम्बितः 
दूसरों का सामूहीकरण के प्रति विरोध दिखाया गया है। कलखोजों के 

दर कलरूखोज विरोधी तत्त्वों को प्रदर्शित किया गया है। किन्तु समाज- 
वाद की शक्ति बढ़ती है और उसकी विजय होती है। चौथे भाग का 
मलभाव समाजवादी सर्जना है। 


इस युग में ऐतिहासिक उपन्यासों का भी विकास हुआ । सोवियत 
लेखकों का ध्यान एक ओर तो सन्रहवीं-भठारहंवीं शताब्दी के किसान 





विकास के युग का साहित्य ः हर ह 


ऋन्तिकारियों के कार्य कलापों की ओर आक्रृष्ट हुआ। इस क्षेत्र में चपी- 

गिन .का उपन्यास रा जिन स्तेपान पहला सोवियत उपन्यास है जिसमें 
किसान विद्रोह का जनात्मक रूप प्रस्तुत किया गया है। इसमें स्तेपान 
राज़िन का विद्रोह रूसी समाज के उच्च और “निम्न' के यद्ध के रूप में 
अंकित किया गया है। 

रूसी बद्धिजीवियों का रूसी ऋन्‍्ति और रूसी संस्कृति के विकास में 

जो योगदान है उसका चित्रण ओल्गा फोर्श के उपन्यास समकालीन” और 
. (पत्थरों का पहनावा” तथा तिन्‍्यानोव के उपन्यास क्यूरुल्या' में हुआ है। 
नाटक 


इस यग की नाटय कृतियाँ बड़ी महत्वपूर्ण हैं । इनमें त्रिन्योव के 
 नाठक ल्यूबोब बरवाया' का अपना स्थान है। इनमें क्रान्ति के प्रति लेखक 
. और नागरिक का संबंध स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया है और बोल्शे- 
... विज़्म तथा अक्तूबर कान्ति का समर्थन किया गया हैं । 

लवदेन्योव का नाटक टटना' भी सोवियत नाटब साहित्य की महान्‌ 
उपलब्धि मानी जाती है। इसके म्‌रू में एतिहासिक घटनाएं हैं। क्रुन्नर 
अवरोरा' की घटनाएं, जो पेत्रोग्राद के युद्ध और अक्तूबर कान्ति से 
संबंधित हैं। नाटक के नायक गदून के चित्रण द्वारा बोल्शेविक नेतृत्व का 
रूप प्रस्तृत किया गया है। जहाज का कंप्तान बेरेसेनेव क्रान्ति के पक्ष 
में हो जाता है । 


इवानोव की कथा पर आधारित नाटक ब्रानेपोएस्त १४-६६ द 


.._ बख्तर से मढ़ी रेलगाड़ी १४-६९, विशेष रूप से सफछ हुआ इसकी 
मूल विषय-वबस्तु श्रमिकों का अतृत्व है । 

... ग्ह-झबुद्ध से संबंधित नाटकों में बल्गाकोव का नाटक तुरबीनों के 
दिन' का विशेष स्थान है। इसी प्रकार सोवियत जीवन की यथाथताओं 
से संबंधित नाटकों में रमाशोव के नाटक क्रिवोरील्सक का अन्त तथा 
अग्निमय पुल” और फाइकोव का नाटक हैंडबेग वाला आदमी” विशेष 
रूप से उल्लेखनीय हैं। क्रिवोरील्स्क का अन्त' में नाटककार ने प्राचीन 
रूसी प्रान्त के अन्तिम दिनों का और कमसोमोल युवकों द्वारा नवीन समाज 





५. _न्‍पाउसकल्फ लोक मणा- ८ 

























वबादी नगर निर्माण कार्य को प्रदर्शित किया है। 'अग्विगय पुल” की मर 
विषय-वस्तु बुंद्धिजीवी और क्रांति है। नायिका हरीना दुन्नाविना 


अपने परिवार से अलूग होकर पुरानी दुनिया छोड़कर समाजवाद के. 
पक्ष में आ जाती है । द 


है। इसमें प्राचीन वैज्ञानिकों का और कम्यूनिस्ट विद्वानों का उन लोगों 
'सै संघर्ष दिखाया गया है जो सोवियत समाज और सोवियत विज्ञान 
को हानि पहुँचा रहे हैं । 


प्रधान नाटकों के विकास पर महत्त्वपर्ण प्रभाव पड़ा । 


ट्रेक्टर निर्माण में काम करते हुए पंचवर्षीय योजना के समर्थक बन 


समय में समाजवादी उद्योगों का निर्माण है। कठिनाइयाँ और विरोध 


 कताएवं का नाटक आगे बढ़ो' तथा बिल्ल बेलोत्सेदकोव्स्की का नाटक 


न आम _क दरककमा लक -बाक ४ सतना पाता" थक पा काका ७५७७ पतन न ३४ नल“ दबा नकग रात किन“ गा पाकर» ५ ४ “तर लगन कल कप कल लक जकनननन गन करन नल नमन कापसानल० ० 
(0-४ के हकयका पका 6 करतोीकिलक+ ०7 '/ मरा हैं हु हर 


३०० रूसी साहित्य का इतिहास 



























'हैंडबेग वाला आदमी” में बृद्धिजीवियों का जीवन प्रस्तुत किया गया. 


व्यंग्य-प्रधान नाठकों के क्षेत्र को इस युग में विशेष सफलता प्राप्त हुई। 
मायाकोव्स्की के नाटकों-खठमल” और स्नानवर' का सोवियत व्यंग्य- 


सन्‌ तीस के नाटय-साहित्य में सोवियत श्रमिक वर्ग के उत्साहपूर्ण 
परिश्रम और समाजवादी निर्माण की विषय-बस्तु का विकास पगोदिन 
'से सबंधित है। पगोदिन का पहला नाटक गति” १९२९ में प्रकाशित हुआ। 
उसके बाद कुल्हाड़ी की कविता और मेरा दोस्त” नाटक प्रकाशित हुए।.. 
'पगोदिन के पहले नाटक के नायक किसान मजदूर हैं जो स्तालिनग्राद 


जाते हैं और चेतन रूप में सक्रिय योग देते हैं। दूसरे नाटक का मुख्य प्रेरक 
'भाव देदशभकक्‍त सोवियत जनता का सर्जनात्मक परिश्रम और कम से कम : 


'इन लोगों को नहीं रोक पाते क्योंकि संचालन व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं वरन 
देशप्रेम तथा समाजवादी निर्माण का उत्साह कर रहा है.। 


प्रथम पंचवर्षीय योजना से संबंधित महत्त्वपूर्ण नाट्य कृतियों में. 





तक की आवाज़” उल्लेखनीय हैं । इसी प्रकार समाजवादी समारम्भ, 
सन्‌ तीस के दशक के पूर्वार््ध के उन नाटकों के संघर्ष और समस्याओं के 


5340७ 6778: 


विकास के युग का साहित्य... ३०१९ 


है । अफिनगेनेव के नाटक अजीब आदमी”, भय, लिओनोव का स्कता- 
_ रेवस्की, रमाशोव का योद्धा ऐसे ही नाटक हैं । 


अजीब आदमी” नाटक का नायक बरीस बोल्गिन है जो एक छोट से 


. शहर के कारखाने में काम करता है। वह किसी पार्टी का सदस्य नहीं 
.. है फिर भी वह समाजवाद के निर्माण को अपनी निजी काम समझता है 
और इसकी विजय में उसका विश्वास है। वह बद्धिजीवियों के उस अंग का _ 

प्रतिनिधि है जिसने क्रान्ति के बाद अपने को जनता के साथ मिला दिया 
. और सोवियत शासन का समर्थन किया । वह उत्साही कार्यकर्ताओं का 
मंडल बनाता है और कारखाने की पंचवर्षीय योजना को चार वर्ष में 


पूरा करते की प्रेरणा देता है। नायक का ब्यूरोक्राटिज़्म के विरुद्ध जो 
युद्ध है वही इस नाटक के संघर्ष के मूल में है । 


भय नाठक में विज्ञान के मोर्चे पर वर्ग-संघर्ष की समस्या की ओर 
ध्यान आक्ृष्ठ किया गया है । इसमें वयोवृद्ध वैज्ञानिकों के राजनीतिक 
.. सैद्धान्तिक पुनशिक्षण का प्रइन प्रस्तुत किया गया है। इसमें वैज्ञानिक क्षेत्र 
में पिछड़े हुए तथा हानिकारक तत्वों का नाश और किसानों तथा मजदूरों 


के बीच विद्वानों की नयी श्रेणी का निर्माण दिखाया गया है । नाटक का 


संघर्ष इंस्टिच्यूट के डाइरेक्टर बरोदिन और जवान कम्यूनिस्ट विद्वानों 

के बीच होता है। बरोदिन इस प्रतिक्रियावादी सिद्धान्त से प्रेरित होता है 
... कि मनुष्य का संचालन केवल प्रेम, भूख, घृणा, और भय से होता है। अन्त 
.. में उसे पता चलता है कि वह जासूसों के /हाथों में खेल रहा था। नाटक 
.. काअंत सोवियत विज्ञान के प्रतिनिधियों की विजय और बरो 
' दिन की पराजय में होता है। आख़िर में [वह अपनी ग़लछती स्वीकार 

करता है। 


गहयद्ध से संबंधित नाटकों में बिश्नेव्स्की का आशावादी ट्रेजेंडी' 


.. महत्वपर्ण है। इस नाटक में यह दिखाया गया है कि प्रोलितारियत क्रान्ति 
... किस प्रकार शास्त्रों से सुसज्जित हुई, किस प्रकार उसकी शक्ति से समृद्ध 
.. होकर पार्टी का संगठनात्मक रूप और कार्य सफल हुआ और किस प्रकार 
.._ अराजकता के ऊपर समाजवादी अनुशासन विजयी हुआ । नाठक में 





| 
' ४ 






३०२ .. रुसी साहित्य का इतिहास 


गृहयुद्ध की एक सामान्य प्रकार की घटना का चित्रण हुआ है। नौ सैनिकों: 

. की एक अराजकतावादी टुकड़ी कम्यूनिस्टों के प्रभाव से छाल सेना का 
नियमित, सुसंगठित और अनुश्यासित अंग बन जाती है जो क्रीमिया में 
| इवेत गार्डों के विरुद्ध लड़ती है। इसकी नायिका कमिसार का चित्र 
पा अत्यन्त प्रभावोत्पादक है। नाटक के अन्त में वह शत्र द्वारा मार डाली. 
हा जाती है फिर भी वह झुकती नहीं और अंतिम क्षण तक वह पार्टी और 
मातृभूमि के बारे में सोचती रहती है। उसका निर्भय अंत ऋन्ति, सोवि- 

यत जनता, और कम्यूनिस्ट पार्टी की अनिवाय विजय में सबका विर- .. . 

वास दृढ़ कर देता है। इसी से ट्रेजेडी' होते हुए भी यह आशावादी है। 


| काव्य ० मर 
० की समाजवादी परिस्थिति का सोवियत काव्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। 


इस युग में देम्यान बैदनी का अपना काव्य-सर्जन चलता रहा। देश के 
ओऔद्योगीकरण के साथ उसके काव्य में सर्जनात्मक परिश्रम की. विषय-वस्तु 


शा 


और निर्माणकारी मोर्चे पर जनता के साहस और उत्साह का अंकन 
प्रस्तुत हुआ । प्रतिदिन के काम को अच्छी तरह पूर्ण करने वाले सामान्य 
सोवियत व्यक्ति को उसने नायक के रूप में प्रस्तुत किया। 
सोवियत शासन के इन आरम्भिक वर्षों में पुराने कवियों के साथ 
कवियों की नयी पीढ़ी भी सामने आई । बेज़ि मेंस्की ने अपने काव्य में 
सोवियत नवयुवकों का भावलोक प्रस्तुत किया और उसके काव्य में 
उसकी व्यंग्य की प्रतिभा लक्षित हुई और उसका पार्टी प्रेम भी | उसने 
कहा कि “सबसे पहले मैं पार्टी का: सदस्य हूँ और बाद में कवि ।” “हमारे... 
..._ जीवन के दिन ” में कई व्यंग्य चित्र हैं। उसका पद्य नाठक गोली”, बड़ा 
. लोकप्रिय हुआ। हा 
गाँव के नवयुवकों के बीच ज़ारोव का काव्य बड़ा छोकप्रिय हुआ। . 

. बासन्‍्ती , दिन, 'प्रेम के गीत! आदि उसके कई संग्रह हैं। जवानी का 
: उत्साह, मैत्रीपूर्ण परिश्रम. प्राकृतिक चित्र तथा प्रेम की विषय-वस्तु ने 
पाठकों का ध्यान उप्तकी आक्ृष्ट किया । क्‍ जा 

... ग्ह-युद्ध और क्रान्ति के दिनों की संस्मृति, युद्ध के बीच साहस तथा... 














विकासके युद्ध का साहित्य... ३०३ 


मैत्री आदि का व्यापक चित्रण स्वेतलोव, सयानोव, गछोदनी आदि की 
कृतियों में मिलता है। स्वेतलोव की कविता ग्रनाद”! (अनार) में इसका 
अंकन हुआ है, जिसमें छाल सेना के सैनिक के लिए अपने देश का 
स्वातन्त्रय युद्ध सारे संसार की जनता के स्वातन्त्रय युद्ध से संबंधित है। 
गृहयुद्ध से संबंधित उसकी कुछ कविताएं बाद में लोकगीत के रूप में 
लोकप्रिय हो गई । इन्हीं वर्षों में आलीमोव का छापामार' बड़ा व्यापक 
हुआ । 

....._ इसी युग में तीखनोव की काव्य प्रतिभा उसके काव्य नायक की 
» खोज! के रूप में अपना विकास मार्ग ढँढ रही है। 


एडुअड बग्नीत्सकी के काव्य अपानस के विषय में विचार में यूक्रेनीय 
. रंग है । इसमें अपानस का चित्रण है जो क्रान्ति से विमुख होता है 
ओर बाद में शत्रु पक्ष में चछा जाता है। इसमें उसके जीवन की ट्रेजेडी 
दिखाई गयी है । कवि ने वैयक्तिक स्वामित्व की भावना की आलोचना 
भी की है। इसाकोव्स्की का इस समय का काव्य भी महत्त्वपूर्ण है। 
नये गाँवों के जीवन की नई विद्येषताओं का उसमें बड़ा अच्छा चित्रण 
हुआ है। उसका काव्य फूस में बिजली का तार' सोवियत काव्य के 
विकास का महत्त्वपूर्ण रूप माना जाता है। 
इसकी कविताओं में नगर तथा गाँवों को प्रतिपक्षी के रूप में न चित्रित 

कर किसानों तथा मजदूरों की, नगर तथा गाँवों की एकता का समर्थन 
. किया गया है। इस समय की उसकी अन्य कविताओं में प्राचीन गाँवों के 
.. आनन्द रहित जीवन के साथ नवीन गांवों के उत्साहपूर्ण, जाग्रत जीवन 
की तुलना मिलती है। आगे चलकर कलूखोजी गाँवों की विषय-वस्तु का 
उसके काव्य में और भी विकास हुआ । उसने कलूखोजी जीवन के 
बड़े सजीव चित्र प्रस्तुत किये। असेयेव के राजनीतिक प्रगीतों में 
.. अब स्वतन्त्र हुई स्त्रियों के सुख सौभाग्य तथा सोवियत नवयुवकों के 

.  उत्साहपूर्ण स्वतन्त्र जीवन का अंकन हुआ है। 
.... समाजवादी निर्माण की विषय-वस्तुओं से संबंधित सन्‌ तीस के 
 आरम्भिक वर्षों की कृतियों के बीच ब्रेजिसेंस्की के काव्य करुण रात्रि” 











शत 
$ ॥०,४ 
का 
4 
* |] 
की. 
« गे 
दि 





कल ८ पतन कलम प 5 मिननिकम न 


! 
ः 


2! 

2, 
की 
पा! 
५ गी 
५४५६ 




































रही है। तीखनोव के काव्य में यूर्गा' (करवेती के विषय में कविता) 


दिन की कार्य तत्परता और उत्साह का वर्णन कवि का मुख्य लक्ष्यः है। 


. सै परिपूर्ण ये कृतियाँ देश के पुनन्तिर्माण के प्रति उस नवीन मानवीय संबंध 
को प्रदर्शित करती हैं जो कि इन वर्षों में प्रस्तुत हुआ । इस प्रकार परिश्रम- 


साहित्य की देशभक्ति की भावधारा तथा दिशा का अभिव्यंजन हुआ ॥ 





:-3020&29७७७७॥७॥७७७४,७७७७एआ०७७७७७ आम न नलीद 



















३०४ रूसी साहित्य का इतिहास 


का उल्लेख आवश्यक है। इसमें प्रनचीन व्यवस्था का अनिवार्य नाश दिखाते 
हुए कवि ने नेपर गैस” (जल बिजली घर ) के निर्माण को नयरी' समाजवादी 
व्यवस्था की नई शक्ति के प्रतीक के रूप में चित्रित किया है जो प्रकृति: 
पर अधिकार प्राप्त करती हुई व्यक्ति को साहस तथा बलिदानपर्ण कार्यों" 
की प्ररणा देती है । 

नये साहसी और आत्मबलिदानी नायक. का चित्र दिमेन्तोव की 
कविताओं (पद्म कथाएँ) में उभरा है। इसमें कवि ने सामान्य सोवियतः 
व्यक्तियों की उच्च नैतिक विशिष्टताओं को प्रदर्शित किया है और परिश्रम 
के प्रति उस नये संबंध को दिखाया है जो समाजवाद के लिए किये गये: 
सामूहिक संघर्ष के बीच उत्पन्न और “दृढ़ होता" है नया तरीक़ा', 'इंजी- 
नियर कानून । 

इन्हीं वर्षों में सीमनोव, अलछीगेर, दऊूमातोव्स्की आदि का काव्य- 
प्रणयन आरम्भ होता है। इन्हीं वर्षों में सुरकोव के प्रथम काव्य संग्रह 
गनगन (हम उम्र ) प्रस्तुत हुए और उसमें गीतकार के लक्षण' 
विकसित हुए द 

सोवियत संघ के अन्य प्रजातस्तबों में समाजवादी जीवन का जो नव- 
निर्माण हो रहा था उसकी अभिव्यक्ति भी इस समय के काव्य में मिल 


इसकी अच्छी अभिव्यक्ति हुई है। नव जीवन के “निर्माताओं की दिन-प्रति- 
तुकंमीनिया के प्रजातन्त्र के जीवन का चित्रण लू गोव्स्कोय की. 


कविताओं में हुआ है। बोल्शेविकों को रेगिस्तान और बसन्‍्त की विषय- 
वस्तु समाजवादी शिक्षा और प्राचीन रूढ़ियों के विरुद्ध संघर्ष है। 


अपने युग की आत्मा को सुरक्षित किये हुये, परिश्रम के भावावेश 


गील जनता की सर्जना का वर्णन करनेवाली इन क्ृतियों में सोवियत 


_ विकास के युग का साहित्य... र्ेण्पु 


ये कृतियाँ यह भी प्रदर्शित करती हैं कि जिस प्रकार पंचवर्षीय योजनाओं 
की सफलता के साथ देश बढ़ा उसी प्रकार अपने देश के साथ बढ़नेवाले 
नये व्यक्ति की नयी विशिष्टताएं भी विकसित हुई | सोवियत लेखक, 
मानवीय चरित्र की इन नवीन ऊध्व॑मुखी प्रगतिशील विशिष्टताओं को 
जिन्हें कि समाजवादी यथार्थता ने निरभित किया, के अंकन की ओर विशज्ञेष 
रूप से आक्ृष्ट हुए। जनता के चरित्र विकास का यह क्रमिक रूप, समूह 
. के बीच उसके चरित्र का परिवर्तन, ऋान्तिकारी युद्ध में उसका योगदाव 
.. इन सबकी. बड़ी सुन्दर अभिव्यक्ति अस्त्रोव्स्की के उपन्यास छोहा कैसे 
' तय्यार किया गया और मकरेंकों की कविता शिक्षात्मक कविता 
में हुई । ््ि द हा 
.. इस प्रकार इस यूग का काव्य जीवन की यथार्थताओं के अधिकाधिक 
..._ निकट आता गया और उसने जीवन के प्रशिक्षण में सक्तिय भाग लिया । 
.. समाजवादी आदर्श का समर्थन और बुजुआ व्यक्तिगत भावनाओं के विरुद्ध 
. संघर्ष-इस समय के काव्य की मुख्य विश्ेषताएं हैं । इस-समय की महत्त्वपूर्ण 
. कृतियों के नायक मज़दूर, कलूखोज़ी, किसान, इंजीनियर तथा मामूछी 
श्रमिक हैं जो समाजवादी समाज के आत्म बलिदानी निर्माता हैं और 
जो जीवन और परिश्रम के क्षेत्र में नये सामाजिक संबंधों को दृढ़ कर 
रहे हैं। 
आअ० सकरको की शिक्षात्मक कविता 
व्यक्ति की समाजवादी शिक्षा (जो कि मनुष्य को परिश्रम की ओर 


: स्वेच्छा से प्रेरित करती हैं) की समस्या मकरेंको की कविता 'शिक्षात्मक 


कविता में बड़ी गंभीरता के साथ प्रस्तुत की गयी है। सोवियत साहित्य 
.. की अन्य कृतियों के समान यह भी यथार्थ पर आश्रित है। इस कविता के 
. भूल में मकरेंको का वह अनुभव है जो कि उसे अनाश्रित बालकों के संगठन _ 





. और संचालन में प्राप्त हुआ था। .कठिन परिस्थितियों के बीच भी हक 


. मकरेंको असामाजिक बुरी आदत सीखे हुए इन बच्चों का सफल संगठन 
बना सका जो आगे चल कर अच्छे डाक्टर, इंजीनियर, सैनिक आदि बने ४ 
मकरेंको ने न केवल अपने आश्रित इन बच्चों को शिक्षा दी वरन्‌ 


२० 






















केक 54 कक ॥क 72 किया के पा क्र माआा याद दया त उपामकापआत पद्काहलए:2 करी पा कप काए 024८ लाहेशलार कर १० क दा दशक कला तण ता धर का नानक प० ५ ३ 
् कं #फक्राश शक आद 7 फः फ्रोकाए बट हः ५ पतली क हक हक गदर टततलय १७७७७७७॥॥७७॥७७॥एएएए/+ण+ शा ाशरकनत 


रूसी साहित्य का इतिहास 
















इस तथ्य को कलात्मक परिधान भी दिया जिसका परिणाम यह कविता 
है। वह प्रदर्शित करता है कि किस प्रकार जीवन की परिस्थितियों द्वारा 
भग्न इन लोगों की आत्माएं फिर से सुधरती हैं और परिश्र म तथा मनष्य 
का मन्‌ ष्य में विश्वास किस प्रकार उनको समाज का सुसम्मानित सदस्य 
बना देता है। वह घटना अत्यन्त ,महत्त्वपूर्ण है जिसमें संगठन के एक. 
सदस्य (भूतपूर्व चोर) को डाकखाने से रुपया छाने को भेजा जाता 
है | उसके प्रति विश्वास के इस “प्रदर्शन ने उसमें आमूल परिवर्तन 
उपस्थित कर दिया; उसमें मन्‌ ष्यता को जन्म दिया और उसमें उसे 
शक्ति: को उद्बुद्ध किया जिससे कि वह दूसरों के विश्वास के योग्य बना 
रह सके । अब वह भी अपने को इज्जतदार आदमी समझ ने लगा। समाज- 
वादी शिक्षा ने इस प्रकार व्यक्ति के सामने नया व्यापक दृष्टिकोण 
अस्तुत किया । उसकी उदात्त भावनाओं को प्रबुद्ध किया. और उसके 
आत्मिक सौन्दर्य को उच्च स्तर पर प्रतिष्ठित किया 4. 
.. मकरेंकों का योगदान इस बात में है कि वह इस छोटे से उदा- 
हरण में सोवियत व्यक्ति की नथी विशिष्टताओं को और जीवन की उन 
शक्तियों को, जिन्होंने इन विशिष्टताओं को पुष्ट किया--देख सका 
समझ सका और प्रभावपूर्ण ढंग से प्रदर्शित कर सका । 


,फड 











लत इल्‍िलनान «ना ऑनकितन + अटल पिता अल परफ 


५. निकोलाई भ्रलेक्सेविच अस्त्रोव्स्की 
[ १९०४-१९३६ ] 


.  अस्त्रोब्स्की का जीवन अल्प किन्तु जीवन के अनुभवों एवं अनुभृतियों 
से परिपूर्ण है। चौदह वर्ष की वय में वह यक्रेन में रवेत गा्डों के विरुद्ध 
युद्ध में प्रवृत्त हुआ | वह यूक्रेन के कमसोमोल (युवक कम्यूनिस्ट छीग ) 
संस्था के प्रथम सदस्यों में से था। वह छाल सेना में और घुड़सवारों में भी 
रहा । 
१९२० में घायल होकर वह सेना से अलग हो गया । स्वस्थ होने 
... यर वह देश के पुन्निर्माण के काम में लग गया। किन्तु वह फिर बीमार 
. हो गया और धीरे-धीरे उसके शरीर के सारे जोड़ सख्त हो गये । उसे एक 
प्रकार का गंठिया हो गया और वह बिल्कुल अंधा हो गया । 
यद्यपि उसकी शारीरिक पीड़ा अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच गई थी और 
. चह बिल्कुल निस्सहाय हो गया था फिर भी इस योद्धा ने आत्मसमर्पण न 
. किया। वह अपनी अन्तिम साँस तक लड़ता रहा । वह एक पत्र में अपने 
... मित्र को लिखता है--मैं तीन साल से अपने जीवन के लिए युद्ध कंर 
.. रहा हाँ। यदि मेरे जीवन के मूल में आखिरी' संभावना तक लड़ते रहने 
. का सिद्धान्त न होता तो मैंने न जाने कब अपने को गोली मार दी होती । 
...॑. चरित्र की यह दढ़ता उसे इस चीज से मिली कि उसने अपने जीवन 
.. को सर्व सामान्‍य की जीवन गति में मिला दिया। उसने लिखा किजअह 


ह और केवल अपने लिए जीवित रहता है। यदि उसका यह अहं टूट जाता है ._ 
. तो फिर उसके पास जीने के लिए कुछ नहीं रह जाता । किन्तु जब व्यक्ति _ 
. अपने लिए नहीं जीता वरन्‌ सामाजिकता के बीच निर्मित और विकसित 


.. होता रहता है तो उसे मारना कठिन है--तब उसे मारने के लिए सारे _ 


.. यातावरण को, सारे देश को, सारे जीवन को नष्ट करना आवश्यक है। 





सेवी या अहं भाव वाला व्यक्ति सबसे पहले नष्ट होता है। वह अपने में... 













































३०८ रूसी साहित्य का इतिहास 


यदि व्यक्ति में व्यक्तिगत या निजी हित वृह॒त्‌ स्थान ले छेता है और 
सामाजिक हित का स्थान अत्यल्प होता है तो व्यक्तिगत जीवन का नाश 
उसके लिए सर्वना शहो जाता है। तब उसके सामने प्रश्न उठता है कि 
किसलिए जिया जाय 
अस्त्रोव्स्की के सामने यह प्रश्न कभी नहीं उठा, क्योंकि उसे जीवन 
में यद्ध करने की शक्ति व्यक्तिगत या निजी लाभ की भावना से नहीं मिली 
वरन उसे यह शक्ति उसकी पार्टीवादिता और देश तथा जनता की अन्तिम 
साँस तक सेवा करते रहने की प्रबछू इच्छा देती रही । क्‍ 
अपनी पार्टी, जनता तथा देश की सेवा करने की दृढ़ इच्छा ने ही 
उसमें लेखक बनने की भावना जगाई। हर प्रकार से पंगु हो जाने पर भी : 
जब न वह देख सकता था और न लिखे को दोहरा सकता था--वह लेखक 
बना और बोल-बोल कर दूसरों को अपने भाव, विचार तथा अनुभूतियाँ 


. लिखाता रहा जिससे कि सोवियत जनता उनसे छाभ उठा सके। 


उसकी इस दढ़ता का परिणाम है उसकी कृति कैसे छोहा तय्यार 


किया गया ।' इसका प्रकाशन अस्त्रोव्स्की की विजय थी । उसके लिए 
जीवन केद्वार फिर से खुल गये। उसने लिखा “जीवन के द्वार मेरे 


सामने पूरे खुल गये । (जीवन ) युद्ध में पूरा-पुरा भाग लेने का मेरा स्वप्न 
पूर्ण हो गया । अब काम की ओर, विकास की ओर, संप्राप्ति की ओर 7१ 
लेखक के रूप में समाजवाद का समर्थन करते हुए वह लेखक की 


जिम्मेदारी अच्छी तरह समझता था। उसने कहा कि “लेखक होने का. 
मतलब “सब से पहले समाजवाद का निर्माण होना | वह (छेखक) 
: योद्धा है, शिक्षक है, न्यायालय है ।” वह कहता है कि “श्रमिक वर्ग 
_ का, पार्टी का वक़ादार पुत्र बनने से बड़ा कोई आनन्द नहीं है। पार्टी 


के महत्त्व को वह खुले रूप में स्वीकार करता है। “मैं वर्षा की छोटी बूंद 


: हूँ जिसमें पार्टी का सूर्य प्रतिबिम्बित हो रहा है। वह पहचानता है कि. 
... उसकी रचना पढ़ते समय पाठक महान पार्टी के प्रति वफ़ादारी की 
...._ भावना से अभिभूत हो जाय । । 





१. रूस्क्या सावेत्स्कया लितेरातुरा, त० इ० तिमोफेयेव, पूृ० २७०४ 


निकोलाई अलेक्सेविचर अस्त्रोव्स्की .. ३०९ 


4लोहा केसे तय्यार किया गया... क्‍ 

उसे अपने इस पहले ही उपन्यास में बड़ी सफलता मिली क्यों 
इसकी सर्जना के मूल में उच्च आदर्श था। इसमें अस्त्रोव्स्की ने यथार्थ 
घटनाओं की सामग्री के आधार पर नवीन व्यक्ति की समस्या, उसकी 
 सहनशीलता की शक्ति के बीच प्रस्तुत की और उसका अपना जीवन 
स्वत वह मूल्खोत बन गया जिसको यथार्थ घटनाओं का चयन कर 
उसके उपन्यास की रचना हुईं। उसका जीवन स्वतः आदर्शों से इतना 
. अनुप्राणित और संचालित था और आच्तरिक सौन्दर्य से इतना प्रदीप्त 
. था कि वह स्वयं इस युग की कलात्मक कृति बन गया । 
है यह उपन्यास मूल रूप में उसके जीवन की ही कथा है और इसका 
.. सायक पावेल कर्चागिन अस्त्रोव्स्की की ही प्रतिमूरति है। दोनों का भाग्य 
.. बहुत कुछ एक सा है। जनता के साथ ऐक्य, लेखक और उपन्यास के नांयक्‌ 
दोनों के विकास और सौन्दर्य के मल में है। दोनों में दृष्टि और ध्येय 
की बड़ी व्यापकता है और दोनों में चरित्र की दृढ़ता है। पावेल कहता 
. - है कि “मनुष्य के लिए सबसे प्यारी चीज ज़िन्दगी है। यह मनुष्य को एक ही. 
बार दी जाती है। इसलिए इस तरह जीना चाहिए कि बाद में यह पछतावा 
न हो कि इतने वर्ष उद्देयरहीन बीत गये और मरते हुए कह सकें कि सारा _ 
जीवन और सारी शक्ति संसार में सबसे स्‌ दर-मानवता की मकति के 

युद्धके प्रति अपित कर दी गयी ।” 


पावेल अपना जीवन इसी प्रकार बिताता है। वह गह यद्ध के वर्षों 


..... में लाल सेना की प्रथम पंक्तियों में है और समाजवाद निर्माण के वर्षों में 


श्रमिकों की अगली पंक्ति में । जब वह सब प्रकार से रोगी और अंघा 
. होकर गतिहीन होकर बिस्तर पर पड़ जाता है तो वह सोचता है कि क्या... 
. आत्मवात कर ले । तब उसका विवेक कहता है कि ' क्या तूने जीवन पर 
. विजय पाने की चेष्टा की ? क्या तूने सब कर लिया कि अब इसे 
. (जीवन) फेकदें ? रिवाल्वर छिपा और अब इसकी चर्चा किसीसेन 


.... करना। उस समय जीने की शक्ति रख जब जीवन असह्य हो जाय ॥ 
... जीवन को हितकारी बना। 



































३१० रूसी साहित्य का इतिहास 


चरित्र की यह दुृढ़ता, जिसकी शिक्षा उसे अपनी पार्टी से मिली-- 
उसे अपनी दुबेछता पर विजय पाने की शक्ति देती है और वह उद्देश्य या 
व्यापक लक्ष्य प्रदान करती है, जिससे उसका जीवन उपयोगी बन जाता है। 
जब वह सब प्रकार से पंगू और बेबस हो जाता है तो वह उस साधन का 
उपयोग करता है जो अभी तक बचा है और यह शब्द है। वह शब्दों 
का प्रयोग करता है और लेखक बन जाता है। उसकी क्वृति से पाठकों को. 
यह शिक्षा मिलती है कि कभी आत्मसमर्पण न करना चाहिए। कभी 
हिम्मत न हारनी चाहिए और अपने में सदा शक्ति खोजनी चाहिए जिससे 
कि युद्ध में खड़ा रहा जा सके । 
इस उपन्थास में नकारात्मक नायक का नहीं वरन्‌ गण संपन्न दढ़ नायक 
का चित्र अंकित किया गया है। इसके केन्द्र में कम्यूनिस्ट नायक हैजो 
अपने चरित्र की विद्येषताओं में पूर्णतया अनेक रूपात्मक है। अस्त्रोव्स्की 
का उद्देश्य ऐसे ही युवक नायक का चित्र प्रस्तुत करता था जिससे देश के 
जवान प्रेरणा पा सके और यद्ध तथा शांति दोनों के मोच्चों पर डट कर 
काम कर सके और आगे बढ़ सकें । 
तूफ़ानों से जन्मे द 
. यही लक्ष्य उसने अपने दूसरे अपूर्ण उपन्यास तृक़ानों से जन्मे के 
लिए रखा था। यह कृति सोवियत यूवक वर्ग को लक्षित करके लिखी 
. गयी' है। जवानों में यह चेतना भरनी चाहिए कि एक योद्धा बेबसी की 
परिस्थिति में भी साहस द्वारा शत्रुओं को अपार हानि पहुँचा सकता है। 
अन्तिम संभावना तक लड़ते रहने के लिए साहस और दुढ़ता की शिक्षा... 
देनी चाहिए । ऐसे साहस का उद्रेक, जोतक॑ के विरुद्ध है, कभी कभी. 
. आवश्यक है।” यह प्रमाणित करता है कि बेबसी की परिस्थिति नहीं होती... | 
. 'है,साहसपूर्ण प्रतिरोध सब कुछ नष्ट कर देता है, इसी से अस्त्रोव्स्की 
और उसके उपन्यास का नायक सभी प्रकार की कठिनाइयों पर विजय... 















.._ पा सके । जीने का आनन्द उनको कष्ट के बीच भी इसलिए मिल ४. 


.. बराबर प्रेरणा देता रहा । 








सका क्योंकि उनके सामने देश सेवा का उदार लक्ष्य था जो कि उन्हें .  ।! 


_निकोलाई अलेक्सेविच अस्तरोब्ककी...... ३१९. 


यह उपन्यास सोवियत साहित्य की उन आरम्भिक छृतियों में से एक... 


है जिसमें समाजवादी निर्माण का वेग प्रदर्शित किया गयाहै। युद्ध के बाद 
शांति की परिस्थिति में देश के पुनरनिर्माण का कार्य किस जोश के साथ 


.. किया जा रहा है, यह इस उपन्यास में चित्रित किया गया है। इस उप- 
न्यास ने युद्ध तथा निर्माण दोनों के अनुभवों के आधार पर नवयुवकों 
.. को यह शिक्षा दी कि जिन्दगी से सबसे अधिक प्यार करो किन्तु यह प्यार 


केवल अपने लिए न हो वरन्‌ उदार तथा व्यापक लक्ष्य को कार्योन्वित 
. करने के लिए हो। अपनी सर्जना और अपने जीवन के द्वारा 
. अस्त्रोव्स्की उस दृढ़ता साहस, सहनशीलता तथा निरन्तर प्रगति- 
.. शीलता की वजिक्षा देता है जो कि मनुष्य .को उदार रुक्ष्य द्वारा प्राप्त 
होती है । 
.... लोहा केसे तय्यार किया गया उपन्यास सोवियत साहित्य को अत्यन्त 
 छोकप्रिय कृतियों में से है। इसके बहुत से (१८८ से अधिक) संस्करण 
 होचुके हैं और बहुत सी भाषाओं में इ सका अनुवाद हुआ है । इस व्यापक 


.... लोकप्रियता का कारण यह है कि उसकी पुस्तक और उसका जीवन बहुतों 
को जीना सिखांता है और प्रेरणा तथा उत्साह देता है। युद्ध के बीच बहुतों 
... को इससे बल मिला और उन्होंने देश की रक्षा में अप्रतिम साहस का प्रदर्शन 


हु किया । 
अस्त्रोव्स्की की सर्जंता का सोवियत साहित्य के भविष्य के विकास में 
बड़ा महत्त्व है। लेनिन की पार्टीवांदिता की शिक्षा ग्रहण कर, मेक्सिम 


. गोर्की के कलात्मक स्कूल में दीक्षित होकर अस्त्रोव्स्की ने समाजवादी 
.. यथार्थवाद को नवीन ऐतिहासिक परिस्थितियों में साहित्य के बीच 
.. प्रतिष्ठित किया | उसकी सर्जना में हमें यथार्थता के प्रति लेखक के - 


_पार्टीवादी संबंध का रूप दिखाई पड़ता है और सोवियत व्यक्ति के 
. चरित्र की मूलभूत विशेषताओं की गहरी पकड़ मिलती है । 


अस्त्रोव्स्की का प्रभाव उसके बाद के लेखकों पर भी स्पष्ट हे जिन्होंने द हु डक 
.. पावेल कर्चागिन से प्रभावित होकर सोवियत जनता का चित्र अस्तुत 


52 किया है। सीमोनोव के दिन और रात' का नायक, सबूरोव, असली 








,अक+>मतलत-+ लक किन ">तननुलकान जनम “५ कि- कक कनननाणगएएखए 7 
५ ० उन; जनम :पिनप खादी दिला 7 ता दिीदषगियय शतक टिए पाए नवीन चमक दायर तकरीशककलाअल न अत भाजक नकल तन टन पताजभ ९२ अब कक रत लक 


३.१२ ... रूसी साहित्य का इतिहास 


आदमी की कथा” का तायक मे रिसियेव आदि को पावेल कर्चागिन द्वारा 
प्रभावित या दीक्षित कहा जा सकता है । है" "और 

सोवियत व्यक्ति की आत्मिक शक्ति का प्रदर्शन करने के साथ-साथ 
अस्त्रोव्स्की ने सोवियत जनता की शांति की आकाँक्षा को भी व्यक्त किया 
है जिससे कि वह कम्यूनिज्म का निर्माण कर सके । “हम शांति चाहते हैं; 
हम कम्यूनिज़्म का भवन बना रहे हैं ।” 


को 








६. मि० अ० शोलोखोव 
| कर 


मिखाईल अलेक्सान्द्रोविच शोलोखोव का जन्म १९०५ में डान 
क्षेत्र में हुआ था। १९२३ से ही उसकी कृतियों का प्रकाशन शुरू ही 
गया था । १९२४ में उसकी पहली पुस्तक डान की कहानियाँ 
प्रकाशित हुई । 

यद्यपि उसकी उम्र अभी बहुत न थी फिर भी उसे जीवन का अनुभव 
“बहुत था। वह डान के क्षेत्र में बहुत घूमा और वहाँ काम किया। १९२२ 
तक वह डान के क्षेत्र में अधिकार कर लेनेवाले समुदायों के पीछे दौड़ता 
रहा और वे इसका पीछा करते रहे । इस प्रकार उसे विभिन्न 


.. थरिस्थितियों में रहना पड़ा । 


रे १९२३ में वह मास्को आया और उसने कई काम किये, जिनमें बोझा 
'ढोने का और ईंटें जोड़ने का काम भी था। बाद में वह कमसोमोल पत्र 
 यनशोस्क्‍या प्राव्दा' में सहयोगी हो गया। 

साहित्यिक जीवन के आरम्भ में शोलोखोब को सिराफिमोविच से 


... बड़ा समर्थन प्राप्त हुआ। उसने शोलोखोव की प्रथम पुस्तक की जो 


... भूमिका लिखी थी उसमें शोलोखोव के उन्‍तत भविष्य की बात कही... रे 


.. थी और कहा था कि उसको विकास बहुत बड़े लेखक के रूप में 


. होगा । 
शोलोखोव की सर्जता का विकास बड़ी तेजी के साथ हुआ। डान की 


कहानियों के तीन वर्ष बाद ही उसके उपन्यास शांत डान का प्रथम भाग 


.. जनता के सामने आया जिसने उसे सोवियत लेखकों की प्रथम श्रेणी में 
. प्रतिष्ठित कर दिया। १९२९ में इस उपन्यास का दूसरा भाग. १९३३ 
में तीसरा और १९४० में चौथा भाग प्रकाशित हुआ । १९३३ में 
“कुआरी' धरती जोती गयी” उपन्यास का पहला भाग प्रकाशि तहुआ । इन 





मिशन मिल आन मन ३ं१0 7:४2 70७४४७४४४७७ के... न नऊतानतनन 7 कन+-जफके कातलिननिकमकक कनननन बन न नए हगए 77 ट074 0०7० 


३१४८... रूसी साहित्य का इतिहास 


क्ृतियों की लोकप्रियता का अन्दाज इंसीं से लगाया जा सकता है. 
कि शांत डान! १४९ बार और कुँआरी धरती जोती गयी” उपन्यास 
१२० बार प्रकाशित हुआ | सोवियत संघ की जनता की पचास भाषाओं: 
औें तथा अनेक विदेशी भाषाओं में इनका अनुवाद हो चुका है । 
शांत डान' पर शोलोखोव को स्तालिन पुरस्कार मिल चुका है ।' 
१९३२ से वह कम्यूनिस्ट पार्टी का सदस्य है। १९३९ में वह विज्ञान 
अकादमी का सदस्य चुना गया। वह उच्च सोवियत का डिप्टी चुना 
गया। इससे उसकी छोकप्रियता और उसे जो सम्मान मिला है 
हक उसका आभास मिल जाता है। हिंतीय महायुद्ध में वह सोवियत सेना... 
|... में फ़ासिस्टों के विरुद्धालड़ चुका है। युद्ध तमात हो जाने पर अब... 
.... बह शाँति आन्दोलन का बहुत बड़ा समर्थक है । 
इनके अतिरिक्त उसकी और भी क्तियाँ हैं। शोलोब्रीव का 
जीवन और उसकी सर्जना उन्हीं आदर्शों की ओर उन्‍्मुंख है जिनके... ० 
लिए सारी सोवियत जनता प्रयत्नशील है--कम्यूनिज़्म के निर्माण की 
.._ लिए और सारे संसार में शांति के लिए | उसकी सर्जना की स्थापना 
.._ तथा उसकी जनात्मकता के विचारात्मक कलात्मक महत्त्व के मूल में. हा 
यही विचार है। 
सजनात्मक कायकल्ाप का आरम्भ रे 
.. शोलोखोव की आरम्भिक कहानियों की कथावस्तु गृह-युद्ध से संबं-- 
घित है. जिसने लोगों को दो विरोधी दलों में बाँठ दिया। इस. 
_ कठोर युद्ध के बीच शोलोखोब वह चीज़ें देख सका और दिखा 
+ सका जो कि मनुष्य में अच्छी हैं और उन्हें भी जो कि इन अच्छाइयों 
... को मनुष्य में जगाती है । बखचेवनिक प्रोदोकसिसार परिवारवाला 
.. अनुष्य' कहानियों में यह प्रदर्शित किया गया है कि किस प्रकार कठोर. 
.._ तथा रुचिराप्लुत युद्ध के बीच नये जीवन का जन्म होता है।उसकी 
. कहानियाँ मनुष्य के प्रति विश्वास से पूर्ण हैं और यह बताती हैं कि 
.... किस प्रकार कठिन परिस्थिति में मनुष्य की उदात्त भावनाएं प्रकट... 
.. होती हैं। कैसे वह अपने ध्येय प्राप्ति के लिए सब कुछ होम कर देने... 



























सि०्बण्शोलोख्रोव..... इहए | 


के लिए तथ्यार होता है और दूसरे की रक्षा के लिए अपना जीवन दे 
देता है । कम्यू निस्ट बद्यागिन ठंढ से ठिढुरे एक लड़के को उठा लेता 

है और अपने घोड़े पर ले चलता है। इवेत गा उसका पीछा कर रहे 

हैं। बचत का और कोई उपाय न देखकर वह घोड़ा उसे दे देता है 

और स्वयं रुक कर मृत्यु की प्रतीक्षा करता है। इस प्रकार आत्म- 
बलि देकर उसने बच्चे की जान बचा ली । द 


इन आरम्भिक कहानियों ने उसके अभ्यास को बढ़ाया। उसकी 
प्रतिभा को पुष्ट किया और उसे मनुष्य के गहरे तथा अनेक हपात्मक 
अंकन, प्रकृति के सूक्ष्म तथा पारदर्शी चित्रण और सजीव संवाद लेखन को 
योग्यता दी । यह सब परिपक्व रूप में उसकी महत्त्वपूर्ण कृति शॉांन्त 
डान' में प्रकट हुईं। डान की कहानियों के कथानक की बहुत सी परि 
स्थितियाँ, पात्रों की विशेषताएं, अलूुग-अछूग घटनाएं अपना रूप 
. बदल कर इस उपन्यास में आ गई हैं । 


शांत डान? 
यथार्थता का अनेक रूपात्मक अंकन और उसमें प्रस्तुत समस्या 
की गंभीरता के कारण शांत डान' का सोवियत साहित्य में अत्यन्त उच्च 
स्थान यक्तियक्त ही है। द 
द यह उपन्यास के जटिल प्रकार, जिसे महाकाव्यात्मक उपन्यास 
. कहा जा सकता है--को प्रकट करता है जिसे रूसी में रोमान एपो 
पेया' कहते हैं । गोगल के अनसार एपोपेया एसे व्यक्ति को नायक 


... चुनता है जो अधिशांश जनता, घटनाओं तथा भ्रवृत्तियों से संबंधित -. 
... तथा संयुक्त रहता है। सब कुछ इस नायक के चारों ओर प्रकाशित 


. होता रहता है। शांत डान' इसी प्रकार का महाकाव्यात्मक 
उपन्यास है।.... । 

.... उपन्यास के कथानक के केन्द्र में प्रिगोरी मेलेखोव के जीवन का 

आद्यन्त इतिहास है जो डान क्षेत्र के गृह युद्ध की पीछिका में प्रदर्शित 





. किया गयां है। इसके साथ ही ऋन्ति के पूव और बाद का कज्जाक 





नि नि न मन नमन मम 


(हर तन पयकाअर "पक पवन नव नस नस ९ सार+ व तप पक नस ५५५४८ +पका+ “पक ५ तननी नए. परधियार पणा“ 5 +छ् 












० मे पतनक०२०१०७०००५ ०-९, आड3५७/कनन-क नाक ज कक केक“ नम नननन»मनथनननन कक ८ कार "िनिनामालाक तक क 2त- उन न पितागवैककनानीकन काट कील करलनल दिए 


हि: रूसी साहित्य का इतिहास 


जीवन पूर्णता के साथ चित्रित किया गया है । शोलोखोब ने कज्ज़ाकों 
के रहन-सहन की विद्येषता, उनके बीच के वर्गभेद और उन कठिन कठोर. 
रास्तों को प्रदर्शित किया है जिनसे ये कुलकों (ज़मींदारों) के विरोध _ 
को कुचल कर क्रान्ति की ओर पहुँचे । आक्रमण का वर्णन, श्वेत गार्ड 
सेना का चित्रण कज्ाक जीवन की तस्वीर यह सब पाठक के सामने 
विराट जन आन्दोलन (जो सारी बाधाओं को नष्ट करता हुआ आगे 
बढ़ता है) का व्यापक चित्र प्रस्तुत कर देते हैं । 


इस विराट व्यापक भूमिका में लेखक उपन्यास की मलूभत समस्या 


. नायक के भाग्य को प्रस्तुत करता है। उपन्यास के केन्द्र में उपन्यास _ 
का नायक ग्रिगोरी मेलेखोब है, उसका दुर्भाग्य और करुण अन्त बड़ा 
'शिक्षाप्रद है । उसके माध्यम से शोलोखोव यह प्रदर्शित करना चाहता है, 

.. पक व्यक्ति गृण सम्पन्न होने पर भी यदि जनता का साथ छोड़ देता है 
उससे अछरूग हो जाता है और यू द्ध तथा शांति में जनता के साथ नहीं. 

... काम करता तो यह गुण उसकी रक्षा नहीं कर सकते और उसका नाश 
.. निश्चित है। उसका विकास नहीं हो सकता । अपने देश की 
.. जनता से उसके अलगाव ने ग्रिगोरी को नष्ट कर दिया यद्यपि उसमें 
... बहुत से गुण थे और यद्यपि वह अन्त तक पाठक की सहानुभूति _ 
... आप्त करता रहता है। वह कंभी एक ओर जाता है और कभी दूसरी 
ओर । वह समझता है कि वह ग़रूत रास्ते पर है किन्तु उसमें वापस. 
"लौटने की शक्ति नहीं है। दंड के भय से वह शत्रु सेना के गिरोह में 


जाकर इधर-उधर घमता है। अन्त में दस्त्र फेंककर देश की ओर छोटता 
है। यह नये जीवन की ओर लौटना नहीं है, वरन उसकी बेबसी है। 


उसने सबसे बड़ा अपराध किया है। उसके हाथ जनता के खून से रंगे हुए 
.. है। इस अपराध के लिए उसे दंड भगतना ही पड़ेगा । अब उसकी 
.... किसी को ज़रूरत नहीं है और जीवन में उसका कोई स्थान नहीं । ठीक- 

.. “ठीक निर्णय न कर सकने के कारण और जनता के साथ न हो सकने के 
... कारण उसका ऐसा अन्त हुआ । जब कि स्वतन्त्रता का जन-आन्दोलन _ 
._ चलता है उस समय जो जनता की सेवा नहीं करता, जनता का साथ नहीं 





 सि० अ० शोलोखोव हे क्‍ ३१७ 


देता वह एक प्रकार से जनता के शत्रु की सहायता करता है। यही ग्रिगोरी 
. के साथ हुआ और इसी से उसका ऐसा करुण एवं प्रतिष्ठाहीन अन्त हुआ । 
शोलोखोव इस नायक के माध्यम से शिक्षा देता है कि व्यक्ति का विकास 
जनता से अलग होकर नहीं वरन्‌ जनता के साथ ही होता है और हो 
सकता है। उसका भाग्य जनता तथा देश के भाग्य के साथ संबद्ध होना 
चाहिए। इसी में उसकी मान-मर्यादा है। यह -गंभीर प्रश्न कि यदि मैं 
केवल अपने लिए हूँ तो फिर मैं किसलिए हूँ (बेकार हूँ) क्रान्ति की 
व्यापक पृष्ठभूमि में शोलोख़ोव द्वारा प्रस्तुत किया गया है। शान्‍्त डान 
उपन्यास मानो गोर्की के इसी प्रइन का उत्तर है। 
ग्रिगोरी के अतिरिक्त इस उपन्यास में कज्जाकों के विभिन्न सामा- 
 जिक स्तरों का भी चित्रण किया गया है और बहुत सी यथार्थ ऐति- 
 हासिक सामग्री का उपन्यास में समावेश हुआ है। साथ ही उत पात्रों का 


.... भी चित्रण हुआ है जो ग्रिगोरी से भिन्न है और जो प्रगतिशील वर्ग की 


आवश्यकताओं को समझ सके । वे क्रान्ति के विचार तथा क्रान्ति 
समस्या को प्रकट करते हैं। इन पात्रों के माध्यम से युग का वस्तु-तत्व 
. और उसका सामाजिक स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। कुआरी धरती 
जोती गयी” में इवान अलेक्सेइविच, कतल्यारोव, स्तोकमान, बुनचूक, 
अन्ना पगदको, मिरवाइल कशोेवोय ऐसे ही पात्र हैं। इनका चित्रण 
संक्षिप्तता से हुआ है। द 


..._ शांत डान' डान क्षेत्र में गृह युद्ध के उतार-चढ़ाव का पूरा-पूरा 
चित्र प्रस्तुत करता है । 
. उपन्यास को भाषा 


... पात्रों की भाषा व्यक्ति वैशिष्दय से युक्त है। अपने अपने विकास के... 
. अनसार सब्रकी भाषा अलग है। स्वयं शोलोखोव जब अपनी ओर से 


.._ वर्णन करता है तो वह बहुत से स्थानीय कज्जाकी शब्दों और मुहाविरों  ] 





का प्रयोग करता है-। उपन्यास की भाषा पाठकों के लिए कभी कभी दुर्ग 
हो जाती है यद्यपि उससे कज्ज़ाकी जीवन के रूप की झलक अवश्य मिल. 











३१८ ... रूसी साहित्य का इतिहास 
जाती है। स्वयं शोलोखोव का ध्यान इस ओर गया और उसने 
भाषा को सुधारा और सरल बनाया । फलरूत: इस उपन्यात्त के उत्तरो- 


प्तर भागों तथा बाद के संस्करणों में स्थानीय प्रयोग कम हो गये । 
लेखक की भाषा में बहुत से प्रगी तात्मक उद््‌गार है । इसके साथ 





ही उपन्यास में ऐतिहासिक सामग्री का भी समावेश किया गया है तथा 


घटनाओं पर यद्धात्मक ऐतिहासिक टिप्पणी दी गयी है। इससे उपन्यास 
की भाषागत विशेषता की परिधि बहुत बढ़ गयी। मुख्य पात्रों की 
विभिन्न बोलियों के कारण भाषागत ताने-बाने की अनेकरूपता, लेखक 
की अपनी भाषा की अभिव्यंजन शक्ति, जो कभी सरकारी कागज़ों 
की भाषा और कभी प्रगीतात्मक उद्‌गार के रूप में प्रकट होती है 
और कभी मख्य पात्रों की भाषा में गुथ जाती है। इन सबने इस 

उपन्यास की भाषा को वैसा हीं अनेक रूपात्मक तथा समृद्ध बना 
दिया जैसा कि घटनाओं की व्यापकता तथा विचारों की गंभीरता के द 
कारण स्वतः उपन्यास अत्यन्त समृद्ध है। 


“कुँआरी धरती जोती गयी? 


१९३२ में शोलोखोव का उपन्यास “कु आरी' धरती जोती गथी' (प्रथम जि 


भाग) प्रकाशित हुआ। शांत डान”! की तरह इसमें भी कज्जाकों का 
जीवन चित्रित है किन्तु नई ऐतिहासिक परिस्थिति में गावों के सामूही- 
करण केयग में इसमें | झोलोखोव का ध्यान विशेष रूप के कज्ज़ाकों 
.. के सामाजिक वर्गीकरण के भेद के उद्घाटन की ओर केन्द्रित हुआ। 
 #कुँआरी धरती जोती गयी यह उस जनता और पार्टी का गद्य महा- 


: काव्य है जिसने कि गाँव में ऋतिकारी परिवर्तत किया और प्राचीन... 


व्यक्तिगत मिल्कियत की भावना कौ-हटाकर नई कलखोजी व्यवस्था 
.. स्थापित की। 
... कुँआरी घरती जोती गयी में कज्ज़ाकों के सामाजिक पुननिर्माण की 

. बात कही गयी है और आर्थिक व्यवस्था को समाजवादी संगठन की और 


.. हे जाने का उल्लेख है। उपन्यास के एक मुख्य पात्र कन्द्रात माइदन्नीकोव _ 





हि 


मिं० अ० शोलोखोव....|| रे१९ 
छारा शोलोखोव ने कज्ज़ाकों के मध्य कृषक वर्ग (जिनके पास कृषि के 
अपने साधन हैं और जो दूसरों के परिश्रम का उत्तीड़न नहीं करते-असामी 
'या खुद काइतकार ) की विशिष्टताओं को प्रदर्शित किया है । इसमें 
“कम्यूनिस्टों का चित्र शांत डान' की अपेक्षा अधिक स्पष्ट और 
. “चटकीला तथा विकासशील है। सारा कार्यकलाप कलछूखोजीय जीवन 
. के आन्दोलन या यूद्ध के चारों ओर केन्द्रित है । यह उपन्यास इस 
प्रकार अपनी ऐतिहासिक सामग्री'के अनुरूप गाँवों के पुनर्निर्माण 
के वर्षों या यग का स्मृति ग्रंथ कहा जा सकता है जो ( यूग ) अपनी 
महत्ता में अक्तूबर क्रान्ति के वर्षों से कम नहीं वरत्‌ बराबर 

ही है। 

 शोलोब्ोव व्यक्तिवेशिष्ट्य के बड़े कौशल के साथ उन सबका चित्र 
प्रस्तुत करता है जो कि इस उपन्यास में संघर्ष-रत है। इसमें उन 
'निर्धन गरीबों का चित्र है जिनको कि सोवियत शासन में |अभी-अभी 
.. मुक्ति मिली है और अजब वे स्वस्थ होकर साँस ले रहे हैं। गावों के कुलकों 
... (जमींदारों) का अंकन है जो विद्रोह तथा हत्या करने को तैयार हैं। 
. (याकोवलुकीच अस्त्रोवनोव), श्वेत गाडों का प्रदर्शनहै औरउन “खुद- 


.._काइतकारों का चित्रण है जो धीरे-धीरे अपने दोहरे चरित्र पर विजय पा 


रहे हैं जो (दोहरा चरित्र ) किसानों की विशेषता है। गावों के नए जीवन 
में पार्टी संगठन आन्दोलनकारी के रूप में प्रकट होते हैं । गाँव के 
.. कम्यूनिस्टों का आत्मबलिदाती कार्य, जिसका अगुआ शहर से आया 
..._ हुआ दवीदोव है, उपन्यास के कथात्मक विकास की धुरी है । द 
. दवीदोब का चित्र... 2 मर 
.... दवीदोव का चित्र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। यह प्रगतिशील, नम्नकस्यू - 
. “निस्ट अपने रोज़ के सामान्य काम में इस लगन से प्रवृत्त होता है जिससे कि. 
उसकी आन्तरिक शक्ति का पता चलता है। श्रमिक दलों के बीच कार्य 


४ के प्रति जो मनोवत्ति है उसको बदलने के लिए वह अपने को उदाहरण 
7 के हप में प्रस्तुत करना चाहता है और इसलिए यद्यपि वह पहली बार 














३२० | रूसी साहित्य का इतिहास 


भूमि जोतता है फिर भी अभ्यंस्त किसानों से अधिक जोतता है। “चाहे 





खेत पर मर जाऊँ फिर भी (पूरी) भूमि जोत डालूगा , वह कहता है। 


यह शक्ति केवल उसकी अपनी नहीं, यह शक्ति उसमें देश प्रेम 
तथा पार्टी शिक्षा से दृढ़ हुई है। यह शक्ति पार्टी और जनता की. 
शक्ति है। वह देश के साथ अपने को अभिन्न समझता है । उससे अपने 
को अलग नहीं करता | वह समाज के काम को अपना ही काम समझता 
है और उसके हित में ही अपना लाभ देखता है और उसके लिए अपनी 
बलि तक देने को तय्यार है। यह दृढ़ता उसके चरित्र को विशेषता है। 
इसी से जब शत्रुओं के प्रचार से भड़काए हुए लोग उससे बखार की 
चाभी माँगते हैं तो वह चाभी देने से साफ़ इन्कार कर देता है। छोग 


उसकी हत्या कर देते हैं। वह मर जाता है किन्तु अपने कतंव्य का ॥ 


पालन करता है । 
कम्यूनिस्टों का चित्र बम 
वीदोब के अतिरिक्त ज्योलोब्ोब ने कम्यूनिस्टों के गाँवों के सामही- 
करण के आरम्भ के-यूग के गावों के कम्यूनिस्टों का भी अनेकरूपात्मक 
चित्र प्रस्तुत किया है और उनको दैनिक जीवन तथा राजनीतिक 
कार्यकलाप के तनाव के बीच प्रदर्शित किया है । शोलोखोव ने उनकी 
ग़ल्तियाँ भी दिखाई हैं और क्रान्ति के प्रति उनकी जो लगन है और 
उनके न्नरित्र की जो शक्ति है उसे भी प्रदर्शित किया है | इनको दवी- 
. दोव के उदाहरण से प्रेरणा और शक्ति मिलती है और यह अपने को 


_ ठीक भी कर लेते हैं। नगूल्नोव तथा रज़म्योतनोव ऐसे ही कम्यूनिस्ट हैं ॥ 


कन्द्रातमाइदान्नीकोव भी उपन्यास के मुख्य पात्रों में से है । इसके 

ध्यम से शोलोखोव ने यह प्रदर्शित किया है कि मध्यम वर्ग के खुद 
_काइतकारों ने किस प्रकार धीरे-धीरे ककखोज को स्वीकार कर लिया. 
और वे किस प्रकार कलखोज में दाखिल हो गये। खदकाइतकारों का 


. कलखोज में प्रवेश उस युग की बड़ी महत्वपूर्ण राजनीतिक समस्या थी. 





.._ जिसकी चर्चा लेनिन तथा स्तालिन ने भी की थी। जब माइदाज्ञीकोव _ ह 








.. बड़ी सूक्ष्मता से दिखाया है। इसके 





मम आम ः 


यह समझ लेता कि उसका हिंत कलखोज गें सम्मिलित हो जाने 
में है तो. वह इसमें दाखिल हो जाता है। उसका यह मार्ग सरल न 
था। मिल्कियत की भावना उसे रह-रह कर कोंचती है।धीरेघीरे 
वह इस पर विजय पाता है। शोलोखोव ने इस मनोवैज्ञानिक द्वन्द्र को 
साथ ही उसे सामाजिक हित का 
भी बड़ा ध्यान है । धीरे-धीरे . उसमें जीवन के प्रति समाजवादी 
संबंध दृढ़ हो रहें हैं। साइदान्तिको के चरित्र का इस उपन्यास 
में महत्वइस बात में है कि उसके माध्यम से खुदकाइतकारों के 
कलखोज में प्रविष्ट होने का व्यापार प्रदर्शित किया गया है जिसने 
कलूखोजीय आन्दोलनकी विजय और सफलता निश्चित कर दी। 


शत्रुओं का चित्रण 
... समाजवादी यथार्थवाद की विशेषता यह है कि वह केवल 'जीवन में 
नवीन का समर्थन ही नहीं करता, गुण संपन्न ठोस नायकों का सृजन ही 
. नहीं करता, वरन्‌ उन सबसे युद्ध भी करता है जो नये के विकास में 
. बाधा डालते हैं; उसकी प्रगति को रोकते हैं । इस उपन्यास में भी 
इसी प्रकार गाँवों का समाजवादी पुनर्तिर्माण दिखाते हुए तथा जीवन 
. में नये की प्राचीन पर अवद्यम्भावी विजय प्रदर्शित केरते हुए शोलो- 
_खोब ने उसके शत्रुओं (कुक तथा इवे तगार्ड) का भी अनेकरूपात्मकः 
... चित्रण प्रस्तुत किया है। यह शत्रु कई प्रकार के हैंजो सोवियत शासन' 
का खुले तथा छिप कई रूप में विरोध करते हैं । तीतबरदीन खुले 
हूप में दवीदोव पर आक्रमण करता है। लूपशिनोव का नवीन के प्रति 
... विरोध धामिक ढोंग में छिपा हुआ है । सबसे खतरनाक दुश्मत 
. अस्त्रोवनोव है जो करुखोज के भीतर है और भीतर ही भीतर उसे द 
.._ नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। उसके माध्यम से शोलोखीव 
ने छिपे हुए और इसी से और भी खतरनाक क्रान्ति के शत्रु को श्रद- 
वंश्त किया हैं। इन्हीं के बीच सोवियत शासन के शत्रुओं को समर्थन 
.. प्राप्त होते हैं। लि्येब्सकोव के रूप में उनका चित्रण हुंआ हैजो 
.. विदेशियों के हाथ बिके हुए देशद्रोही हैं और जो सोवियत शासन के 

































हर. .. रूसी साहित्य का इतिहास 


विरुद्ध सब कुछ करने को तैयार हैं । इसमें शत्रुओं का ऐसा ठीक- 
ठीक वर्णन हुआ है कि जब सन्‌ तीस के वर्षों में कलखोजों में इस 
उपन्यास का सामहिक पठन आरम्भ हुआ तो उसने वहाँ के शत्रुओं 
के उदघाटन में बड़ी सहायता की । 

शत्रओं की शक्ति को दिखला कर शोलोखोव ने नवीन के विरुद्ध 
उनके पराजय की अनिवाय ता भी दिखाई है। गाँवों के समाजवादी 


जीवन की ओर से जाने वाली पार्टी की नीति से कूखोज के विकास 


को रोकने वाले सभी शत्रुओं का नाश निदिचत है। उपन्यास का मुख्य 
भाव यही है कि नवीन की अपराजेय शक्ति सभी विरोधों पर विजय _ 


पाती है। 


कत्ात्मक विशेषताएं 
..._ शोलोखोव की अन्य कृतियों के समान इस उपन्यास का भी कला- 


स्मक स्तर बड़ा ऊंचा है। इसके विचारों का महत्त्व अभिव्यंजन के उन. द् 


अनेक रूपात्मक उपादानों की समृद्धि से और भी बढ़ जाता है जिनका 
के इसमें उपयोग हुआ है। पात्रों का सजीव चित्रण अत्यन्त कृशलू 
संवादों के द्वारा हुआ है। हर एक पात्र का अपने बोलने का ढंग है _ 
पजिससे उसके व्यक्तित्व का पता रूगता है। इसके साथ ही शोलोखोव 


हि अपने पात्रों को उनके क्रिया-कलापों के बीच भिन्‍न-भिन्‍न' परिस्थितियों में... 
रखता है जिससे उनके चरित्र की अनेक विशिष्टाएं उभरती हैं और... 
जिससे प्रत्येक पात्र स्वतन्त्र व्यक्तित्व के साथ सामने आता है। 


इस उपन्यास की विषय-वस्तु भी अपने ढंग को है । अधिकतर 


... उपन्यासों के वस्तु-तत्व का गठन नायक के व्यक्तिगत जीवन की घट- 
. ाओं के आधार पर गठित होता है किन्तु शोलोख्लोव इससे अछग... 
कलखोज के संगठन के इतिहास पर या सामाजिक जीवन की घटनाओं 


पर कथानक का निर्माण करता है। इसमें मुख्य भाव यह है कि व्यक्ति के 


. चरित्र की मुख्य विशिष्टताएं सबसे पहले समाजवाद के निर्माण के प्रति 
... डुसके संबंध से उद्घाटित होती हैं। समाजवादी संबंध में वह जितना 
.. धूर्ण है उतना ही उसका व्यक्तित्व स्पष्टता से प्रस्फुटित होता है और 








मि० अ० शोलोखोबव ...... ३२३ 
















ही वह सामाजिक कार्यों से तटस्थ या अलूग रहता है उतना ही शांत डान 
के ग्रिगोरी की तरह उसके व्यक्तित्व का महत््वघट जाता है और उसके 
अच्छे गुण नष्ट हो जाते हैं। वर्ग संघर्ष के बीच, संद्धान्तिक युद्ध में 
परिश्रम के व्यापार के बीच व्यक्ति की चेतना दढ़ होती है और उस का 
चरित्र मजबत होता है। 'कुआरी' धरती जोती गयी" में व्यक्ति का 
विकास समाजवाद की ओर जाने में प्रदशित किया गया है जिस पर 
चलकर वह अपने व्यक्तित्व को अधिक से अधिक समृद्ध बनाता है। 
सामाजिक जीवन की घटनाओं पर अपने को केन्द्रित करता हुआ भी 
शोलोखोव इनको उन स्वाभाविक व्यक्तिगत जीवन की परिस्थितियों 
से अलग नहीं करता जो कि इनको बेरे हुए हैं। वह महान और रूघ 

महत्त्वपूर्ण तथा हास्यप्रद मानवीय जीवन तथा प्रकृति के जीवन को 

. एक मेंगँथ देता है। 

शोलोखोव ने प्रकृति के अनेक चित्रों का अपने उपन्यास में 


... चित्र ग्रामीण जीवन को काव्यात्मक परिधान देते हैं और यह बताते हैं 
कि मनुष्य का जीवन कितना पूर्ण और व्यापक हो जाता है जब वह 
अत्याचार और निर्धनता से सर्वथा मुक्त हो जाता है। उस समय 
वह अपने चारो ओर के प्राकृतिक वातावरण के सौन्दर्य को ठीक तरह 
देखता है और उसका अनुभव करता है । 
शाँत डान' की तरह इस उपन्यास की भाषा भी अत्यन्त समद्ध, 


... डुगंम है। कुआरीधरती जोती गयी सोवियत साहित्य की महत्त्वपूर्ण 
.. क्ृतियों में से एक है । 


. युद्ध के वर्षों में शोल्लोखोव का कायकल्लाप 
छ्वितीय महायद्ध में शोलोशोव ने युद्ध-संवाददाता बनकर युद्ध में 


अपनी पुस्तक वे मातृभूमि के लिए लड़ में किया है। 


उसके चरित्र के विभिन्न पक्ष विकसित होते हैं। इससे उल्टा जितना 


समावेश किया है। प्रकृति के सूक्ष्म पर्यवेक्षण पर आधारित प्रक्नृति के ये. 


. अनेकरूपात्मक, अभिव्यंजक तथा कहीं कहीं प्रान्तीय प्रयोगों के कारण .._ 


भाग लिया । सोवियत सेना के साहसपर्ण कार्यों का अंकन शोलोखोव ने द 








३२४ .. रूसी साहित्य का इतिहास 


शत्रु की बबरताओं के प्रति जनता में घृणा जगाना--जिसके 
लिए सोवियत जनता अभी पूरी-पूरी तैयार नहीं है--युद्ध के आरम्भिक 
वर्षों के सोवियत साहित्य की महत्त्वपूर्ण समस्या थी । शोलोखोब के < 
रूख घृणा का विज्ञान” ने इंस लक्ष्य की पूति की। फ़ासिस्टों द्वारा ५ 
सोवियत क्रैंदियों का उपहास दिखाकर इस लेखक ने जनता के हृदय में... 
गत्र के प्रति अत्यधिक घृणा जगाई । 5 

युद्ध के बाद शोलोखोव ने शांति आन्दोलन में योग देने छलगा॥ 
इस संबंध में उसने लेख भी लिखे और भाषण भी दिये । 

उच्च सोवियत में शोलोखोव के चुनाव का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए 
अ०ते० कलिनिन ने कहा था कि शोलोखोव पूरा-पुरा जनता का लेखक 
है । वह जनता के बीच से आया और हमारे (जनता के) साथ उसका 
घनिष्ट संबंध बना हुआ है। उसकी रचनाएं न केवल हमारे देश में ही. 
अत्यन्त लोकप्रिय हैं वरन्‌ सारे संसार के श्रमिकों के बीच उनकी 
अत्यधिक लोकप्रियता है। 'कालिनिन का यह कथन बिल्कुल ठीक है। 
उच्च सोवियत में शोलोखलोव का कई बार चुना जाना इस बात का प्रमाण 
है कि वह कितना लोकप्रिय है और सोवियत जनता उसकी सर्जना का 
कितना आदर करती है । 














७. अलेक्सेइ निकोलाएविच तोलस्तोय 
[| १८८३-१९४५] 


अलेक्सेइ तोलस्तोय का जन्म अभिजात कुल में हुआ था और वह 
उच्च वर्ग के वातावरण में बड़ा हुआ। ग्रतीकवादियों से उसका 


घनिष्ठट संबंध आरंभ में था जिसके प्रभाव ने उसे क्रान्तिकारी विचारों 


से दूर रखा किन्तु रूसी साहित्य के अन्य लेखकों के समान वह 
ऋन्‍्ति के पक्ष में आ गया , उसके साथ अपने जीवन को मिला दिया 


और सोवियत देश के आदशों का अभिव्यंजक तथा सोवियत जनता 
का शिक्षक बन गया। 


ऋन्ति के पूर्व तोलस्तोय केवल साहित्यकार था किन्तु सोवियत युग 
में वह महत्त्वपूर्ण सामाजिक कार्यकर्ता बन गया जिसकी. बातें लोगों 


. ने ध्यान से सुनीं। वह विज्ञान अकादमी का सदस्य चुना गया और 
सोवियत संघ के आर्डर से विभूषित हुआ । १९३७ में वह उच्च 


सोवियत का सदस्य चना गया। जर्मन फ़ासिस्ट बर्बरता की जाँच 
के सरकारी कमीशन के सदस्य के रूप में भी उसने यद्ध के वर्षों में 


. काम किया । 
. कऋान्ति के पूव की सजना 


१९०७ में उसने अपनी पहली कृविता की पुस्तक प्रस्तुत की। छोक 


कथा की पुस्तक (सरोची-लाल पक्षी) की कथाएँ, कविता की पुस्तक. 
.. नीली नदियों के पीछे, अठारहवीं शताब्दी के रूसी युग की कहानियाँ-- 
इन सबके द्वारा उसका साहित्यिक कार्यकलाप आरम्भ हुआ। साहित्यिक 
क्षेत्र में उसे यश उन कहानियों से प्राप्त हुआ जो बाद में बोल्गा के पार 


में एकत्रित कर दी गयीं । इन कहानियों तथा अन्य कृतियों में वह 


हे आलोचनात्मक यथाथवाद का प्रतिनिधि है और अपनी सर्जेना में बूनिन 

















शरेर्६द. रूसी साहित्य का इतिहास 


के निकट है। किन्तु जहाँ बुनिन इस मरणशील सामन्‍्ती व्यवस्था के साथ 
अपने को मिला देता है और उसके अन्त से व्यथित होता है और सामन्‍्ती 
अतीत में डबकर दुखी रहता है वहाँ तोलस्तोय इस व्यवस्था का अनिवार्य 
एंतिहासिक अन्त देखता है, समझता है और जीवन के लिए उसकी 
अयोग्यता को प्रदर्शित करता है। इस विषय-वस्तु से संबंधित उसकी 
कृतियाँ गोगल के व्यंग्य का स्मरण दिलाती हैं। उसकी आत्मकथात्मक 
कहानी त्िकीता का बचपन (१९१८) उसकी श्रेष्ठ कृतियों में से है 
जिसमें बच्चे के मनोविज्ञान का सूक्ष्म चित्रण तथा रूसी जीवन की मख्य 
विशेषताएं देता हुआ वह अपने बचपन के संस्मरण प्रस्तुत करता है । 


क्रान्ति के बाद 


तोलस्तोय सहसा सोवियत लेखकों की श्रेणी में दाखिल नहीं हुआ । 
पाँच वर्ष (१९१८-२३) उसने विदेश में बिताये। इन वर्षों में उसे मात- 


भूमि के साथ अपने घनिष्ट संबंध का भान और भी अधिक हुआ। वह | 
स्वयं कहता है कि मैं बहुत धीरे-धीरे प्रौढ़ हुआ | समकालीनता में बहुत 
धीरे-धीरे प्रविष्ट हुआ । किन्तु इसमें आकर फिर मैंने उसे सारी 


चेतना के साथ अपना लिया । 


सन्‌ बीस के वर्षों में उसने जो क्ृतियाँ प्रस्तुत कीं उसमें उन विदेश 
में रहनेवाले या प्रवासी रूसियों पर व्यंग्य है जो अपने देश के प्रति 
बदल गये हैं । ह 

उसकी प्रतिभा का चरमोत्कर्ष उन व्यापक ऐतिहासिक कथा- 
त्मक रूपों में मिलता है जिनमें यूग विशेष के मूलभूत प्रश्नों को 
प्रस्तुत किया गया है। पीतर प्रथम, पीड़ा के बीच, यात्रा, रोटी 
उपन्यास तथा इवान भयंकर से संबंधित -नाटकीय कृतियाँ ऐसी ही _ 
रचनाएं हैं। द 


. पीतर प्रथम उपन्यास 


_ तालस्तोय इतिहास की ओर इसलिए उन्मख होता है कि वह. 


. इसकी सहायता से अपने चारों ओर के जीवन को जाने तथा अतीत के ._ 











. अलेक्सेइ निकोलाएविच तोलस्तोव... ३२७ 


अनुभव के आधार पर वर्तमान को संचालित करने वाले नियमों को. 
समझें । ऐतिहासिक विषय-वस्तु के कलात्मक उद्वाटन की मुख्य 
विशेषताएं हैं अतीत के चित्रण में जीवन-सत्य तथा वर्तमान के हित में . 
उसकी व्याख्या। ऐतिहासिक कथाओं में तोलस्तोय ने इनका घ्याक 
रखा है। 
पीतर प्रथम! का पहला भाग १९२९ में प्रकाशित हुआ ॥ 
दूसरा भाग १९३४ में और तीसरा भाग अधूरा रह गया। ््ि 
.... इस उपन्यास का महत्त्व उस उच्च देशभकित के उत्कष के प्रदर्शन _ 
में है जिसके साथ रूसी इतिहास के ये पन्ने खुलते हैं। उपन्यास उस 
जातीय चरित्र को प्रस्तुत करता है जिसकी पूर्ण मूतिमत्ता पीतर के रूप 
में हुई है और उस शक्ति को प्रदर्शित करता है जिससे रूसी जनता ने 
अपने राष्ट्र का निर्माण किया। पीतर का युग आमूरू सांस्क्ृतिकः 
परिवतंन का युग है जब कि नयी' जनता के बीच से नये लोग आते हैं जो 
थोड़े ही समय में रूस को नये सांस्कृतिक पथ पर आरूढ़ कर उसे योरो- 
पीय राष्ट्रों की प्रथम श्रेणी में प्रतिष्ठित करते हैं।-“इन सबों में पीतर 
सबसे आगे है जो दूसरों की अपेक्षा अधिक दूर तक देख और समझ 
सकता है तथा अपने नए विचारों को कार्यान्वित करने की दृढ़ 
इच्छा शक्ति रखता है। यह उपन्यास पीतर के जीवन का इतिहास 


. प्रस्तुत करता और चूंकि पीतर के जीवन को रूस के जीवन से अरूग 





नहीं किया जा सकता है इसलिए उपन्यास अठारहवीं शताब्दी के प्रथम 
..चतुर्थाश के रूस का कलात्मक इतिहास बन जाता है। 
पीतर का चित्र 

पीतर के चित्रण का कलात्मक महत्त्व केवल इस बात में नहीं है कि 
उसमें इस महत्त्वपूर्ण रूसी व्यक्ति की असलछी विशिष्टताएँ प्रदर्शित की 
गई हैं, वरन्‌ इसमें जातीय रूसी चरित्र को सामान्य विशिष्टताओं 
के रूप में चित्रण किया गया है। इसी से पीतर का जीवन उसके युग के. 
जीवन का भी चित्र बन जाता है। 


पीतर में जातीय गव अपनी पूर्णता पर है जो उसे रूसी 








३२८ रूसी साहित्य का इतिहास 


जीवन के पिछड़े पन को दूर करने के लिए अथक परिश्रम करनेकी 
प्रेरणा देता है । उपन्यास शने: शने: देश तथा पीतर दोनों के विकास 
को प्रस्तुत करता है। और पीतर की उन विशिष्टताओं .को प्रदर्शित 





करता है--सहनशीलता तथा दुढ़ता--जो जातीय हैं। असफलता ५ 
उसको और भी दृढ़ तथा प्रयत्नशील बनाती है। कठिनाइयों में उसका 
चरित्र और भी प्रौढ़ होता है। अजोव पर पहला आक्रमण असफल 


होता है। पीतर दूसरी बार फिर तय्यारी करता है और अजोव पर 
अधिकार कर छेता है। इसी प्रकार उसका देशप्रेम केवल देश का हित 


देखता है और दूसरों के उपहास की चिन्ता नहीं करता। जब उसे ' 


पता छंगता है कि कार की सेना नावें आ रही है तो वह खतरा समझ... 
कर सेना छोड़कर चला जाता है यद्यपि उसके निकट वाले इसे कायरता 


समझते हैं । 


। तोलस्तोय पीतर के कठोर रूप पर पर्दा नहीं डालता । छेनिन ने पीतर _ 
. के विषय में कहा था कि “वह बर्बरता के विरुद्ध बबरता,के सांधनों 
द्वारा लड़ा था।” पीतर का यह रूप इस उपन्यास में पूरा-पूरा दिखाया 
गया है। द 
इसके साथ ही पीतर बहुत बड़ा राष्ट्रीय कार्यकर्ता हैजो अपने 
. देश हित को समझता है और पूरे हृदय से उसकी सेवा करता है। 
वह रूसी जनता की श्रेष्ठ विशिष्टताओं का अभिव्यंजक है। 
उसमें बड़ा साहस है तथा दृढ़ता और सहनशीलता भी है। उसका 
विकास, उसक्रे चरित्र की परिपक्वता, कठिनाइयों से युद्ध, उपन्यास 
... की कथा-वस्तु निर्मित करते हैं। पी 
. 'छपन्यास के अन्य पात्र 
पीतर के अतिरिक्त इस उपन्यास में और भी बहुत से पात्र हैं... 


जो उस यू ग के जीवन को तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। उपन्यास में रूसी... 


3 । 2 समाज का उन पुराने बयारों (अभिजात कुल या वग) का प्रतिक्रि- | 
.. यथप्वादी स्तर भी विचित्र किया गया है जो पीतर के विरुद्ध हैं, और. 














अलेक्सेइ निकोलाएविच तोलस्तोय ५, कम ३२९. 


_ इसके साथ ही' बयारों' का वह समृदाय भी चित्रित हुआ है जो पीतर _ 
के सुधारों के साथ था। नयी संस्कृति के विदेशी शिक्षा प्राप्त इंजीनियर 
निर्माता ,अदि भी चित्रित किये गये हैं जो जनता के आदमी हैं जो पीतर के 
'साथ हैं और जो पीतर|के प्रति लोक-समर्थन या जन-समर्थन का रूप प्रस्तुत _ 
'करते हैं। ये लोग पीतर के साथ ही बढ़ते हैं और विकसित होते 

हैं। इनकी जो अच्छी-अच्छी विशेषताएं थीं, पीतर ने उनका आह्वांव 
. किया और उनको बढ़ने का मौक़ा दिया। इसके ,साथ ही वे विदेशी भी 

. “चित्रित किये गये हैं जिन्होंने पीतर के युग में रूसी जीवन में भाग लिया । 

उपन्यास में उन पात्रों का भी समुदाय है जिनके माध्यम से जनता 

के निम्नतम स्तर के लोगों का भाग्य प्रदर्शित किया गया है जो युद्ध की 

कठिनाइयों को भोग रहे हैं, जो युद्ध में मर गये या कठिन परिश्रम 
का कारागर-दंड पाकार नष्ट हो गये । 

उपन्यास में वरणित घटनाओं की अनेक रूपता ग़रीब की झोपड़ी से 

. लेकर बादशाह के महरू तक के जीवन का चित्रण, पात्रों की पंक्ति यह सब 
. उस विराट ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का सृजन करते हैं जिसमें उपन्यास का 

मुख्य कार्य पीतर का जीवन विकसित हुआ जो अनेक ऐतिहासिक जटिल- 

ताओं से संयुक्त है और जातीय देश भक्त के वेग से परिपूर्ण है। 


उपन्यास की भाषा 
उपन्यास के प्रत्येक पात्र की अपनी भाषा है जिससे उसके चरित्र की 
विशेषता प्रकट होती है । उपन्यास की यह यथातथ्य तथा अभिव्यंजनपूर्ण 


. “भाषा पाठक के सामने पूरे पीतर युग का चित्र प्रस्तुत कर देती है जिससे 
उसकी विश्येषता तथा महानता का पूरा-पुरा आभास मिल जाता है। 


इस उपन्यास में समाजवाद का आदर्श नहीं है फिर भी इसमें समाज़- 


. 'वादी यथार्थवाद की विशेषताओं का समावेश हुआ है। लेखक यूग के. 


चित्रण में जीवन को उसके विकास-व्यापार के बीच चित्रित करता है और... 


जनता को इतिहास स्रष्टा के रूप में प्रदर्शित करता है । द 
..._ रूसी जनता के इतिहास के महत्त्वपूर्ण क्षणों का, युद्ध में प्राप्त उसके 
शश का तथा जातीय स्वतन्त्रता के लिए उसके यद्ध का जो चित्रण उपन्यास 





- शोटी? 


जि 
० 
ई 

पं कं! 
कफ 
2 
. 
ः 
[ 

व 
| 

ही 








३३० रूसी साहित्य का इतिहास 


में हुआ है उसका सोवियत जनता में देशभक्ति का भाव भरने की दृष्टि से 
बड़ा महत्त्व है । 


पीतर-युग की रूसी जनता के साहसपूर्ण कार्यों को सोवियत सैनिकों 


के सामने उदाहरण रूप प्रस्तुत कर उनमें युद्ध के भाव को और उद्दीप्त 


करने के लिए, यूद्ध समाचार-पत्र लाल, तारा' ने द्वितीय महायद्ध के 


दिनों में, इस उपन्यास के अन्तिम अध्यायों के अंश छापे थे । इससे इस... 


उपन्यास का महत्त्व स्वतः स्पष्ट है । 


पीतर प्रथम समाजवादी यथाथंवाद की दृष्टि से सुदूर अतीत कीं... 


कलात्मक व्याख्या का सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत करता है ।. 
इवान भयंकर के विषय में नाटक? 


द्वितीय महायुद्ध के बीच तालस्तोय रूसी अतीत के एक और अत्यन्त 
दिलचस्प व्यक्ति इवान भयंकर की ओर उन्मुख हुआ । दो आपस 
में संबद्ध नाटक इसी से संबंधित हैं--/चीन और चीलिन' तथा कठिन 
वर्ष । 


सोवियत लेखकों की ऐतिहासिक कलात्मक क्ृतियों की मुख्य विशेषता 


यह है कि उनमें प्रायः रूसी इतिहास के उन मूल्याकनों पर पुनविचार 


किया गया है जिसे कि प्राचीन इतिहास विज्ञान ने दिया था और उसे नः 
स्वीकार कर अपनी द॒ष्टि से उनकी व्याख्या की गयी है और उन्हें नये 
रूप में प्रस्तुत किया गया है । द द 
. तोलूस्तोय के नाटक, इवान को नये रूप में प्रस्तुत करते हैं जो कि. 
परंपरा से बिल्कुल भिन्न हैं। उसके ये नाटक सोवियत नाट्य साहित्य कीः 
महत्त्वपूर्ण कृतियों में गिने जाते हैं । रा 


सुंदर अतीत के चित्रण के साथ-साथ उसने ऐसी क्ृृतियाँ भी प्रस्तुत क्‍ 


की हैं जो अतीत हैं बहुत दूर नहीं जाती हैं और जिन्हें समकालीन ऐति- का 


हासिक उपन्यास कहा जा सकता है--जो गृह युद्ध के वर्षों से संबंधित 


... हैं। रोटी तथा पीड़ा के बीच यात्रा ऐसी ही कृतियाँ हैं। रोटी में १९१८ 














अलेक्सेइ निकोलाएविच तोलस्तोय क्‍ ३३१९ 


में सरीत्सिन (स्तालिन ग्राद) की साहसपूर्ण रक्षा की कथा कही गयी है। 


तोलस्तोय ने लिखा कि उसकी इस कथा में “उसके बारे में कहा गया 


है जो संसार में सबसे मुख्य है--हमारी ऋान्ति के दर्शन के विषय में, 
 ऋन्‍्ति के महान्‌ व्यक्तियों के विषय में, विजय दिलाने वाले युद्ध के संगठन _ 


के विषय में, अपनी क्रान्ति के. आशावाद के विषय . में और इस विषय में 
कहा गया है कि युद्ध की आग के बीच किस प्रकार सोवियत व्यक्ति का 
चरित्र निर्मित हुआ । 

इस सबके चित्रण के लिए वह गह-यद्ध की एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
घटना सरीत्सिन (अब स्टालिनग्राद) नगर के लिए युद्ध की ओर उन्मूख 


हुआ । इस नगर की रक्षा का कार्यभार स्तलिन पर डाला गया और इस _ 


संबंध में युद्ध का संचालन (१९१८ में स्वयं स्तालिन ने किया। सरी- 


 त्सिन की सफल रक्षा ने विरोधियों को पराजय और गृहयुद्ध का अंत 
. निश्चित कर दिया । 


रोटी का महत्त्व सबसे पहले इस बात में हैं कि इसमें लेनिन 


. तथा स्तालिन के कलात्मक रूपों के सर्जन की समस्या प्रस्तुत की गयी । 


इसमें लेखक को. बड़ी सफलता भी मिली । उसने झेनिन तथा स्तालिन 
का बड़ा में जोरदार चित्र प्रस्तुत किया और उत्तको दैनिक जीवन 
तथा क्रान्तिकारी कार्यकलाप के बीच दिखाया, । पाठकों के सामने स्ता- 


लिन की संगठनकारी प्रतिभा, पैनी दृष्टि, दृढ़ता, साहस, क्रान्तिकारी 
.. जनता के साथ उसके घनिष्ट संबंध का बड़ा ही स्पष्ट और ठोस चित्र _ 

आता है। तोलस्तोय ने इस जटिल तथा तीक्ष्ण वातावरण का भी चित्रण 
किया है जिसने पार्टी के नेताओं से अमानृषीय शक्ति, दृढ़ता तथा साहस 
की माँग की । विशेषतया लाल सेना के संगठन के संबंध में वोरोशिलोव 
' का रूप अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। 

- ऐतिहासिक व्यक्तियों के चित्रण के साथ-साथ इसमें बोल्शेविक का 
चित्र भी प्रस्तुत किया गया है जो अत्यन्त संयरमित, विचारशील, तथा 
..._' साहसी है और जो असाध्य प्रतीत होने वाले काम को भी पूर| करने की _ 
.._ शक्ति रखता है। इवानगरा का चित्र ऐसा ही है। उसके साथ कथा का 





अल 





जा 





३३२ रूसी साहित्य का इतिहास 


वस्तु-तत्व प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है । यह क्रान्तिकारी सेना का साधारण 


“व्यक्ति हैं। उसकी विजय इसलिए होती है कि उसकी सेना उसके सदृश 
लोगों से ही निर्मित है जो बड़े साहसी हैं। अग्रीपीना के रूप में लेखक ने... 

नारी-स्वतन्त्रता को प्रदर्शित किया है जो कि क्रान्ति के बाद रूसी नारियों 
को सुरूभ हो गयी । इसके साथ ही इस उपन्यास में ऋान्ति के शत्रुओं, पड़- 
'यन्त्रकारियों तथा देशद्रोहियों का भी चित्र प्रस्तुत किया गया है। निश्चित 
'एतिहासिक घटना पर केन्द्रित होने के कारण तथा वास्तविक ऐतिहा- 
'सिक व्यक्तियों के चित्रण के कारण इसकी प्रबन्ध शैली भी बहुत 
प्रभावित हुई । 


प्रबन्ध कल्पना की दृष्टि से इसे ऐतिहासिक क्रानिकल (वर्षानुगत है 


'घटना का ऋ्रमिक वर्णन )कहा जा सकता है । इवानगारा तथा अग्रीपीना 
की कथा गौण है, प्रधान है सरीत्सिन की रक्षा | स्तालिन की विजय के 


तार के साथ उपन्यास समाप्त हो जाता है। इसलिए इसे किसी न किसी ः 


प्रकार के ऐतिहासिक उपन्यास की कोटि में रखा जायगा । ऐतिहासिक 


मसविदों तथा अन्य संबंधित सामग्री के अत्यधिक समावेश के कारण इसकी ' 
कथा बहुत गठी तथा सुसंबद्ध नहीं है । 
उपन्यास की भाषा में ऐतिहासिक सामग्री की जटिलता की झलक है। 


“कहीं-कहीं पर ऐतिहासिक मसविदों, छपो हुए भाषणों तथा सरकारी 


कागजों के अंश पात्रों की बातचीत में उद्धत कर दिये गये हैं। उपन्यास में 
कल्पना तथा इतिहास दोनों का मेल है। 
पीड़ा के बीच यात्रा का कक मी 

तोलस्तोय ने पीड़ा के बीच यात्रा' लिखने में बीस वर्ष छगाए | यह... 
ज्रयी है। इसका पहला भाग बहनें! १९२१ में लिखा गया, दूसरा भाग 


“सन्‌ १९१८, १९२६ में और तीसरा भाग धूँघला सवेरा' १९४१ में लिखा... 
. गया। इस त्रयी का शीर्षक, प्राचीन धार्मिक भाव! 'ईसा मसीह की माँकी 
.  'पीड़ा के बीच यात्रा से लिया गया है। वस्तुतः इस त्रयी का विषय- 
.. वस्तु, रूसी बृद्धिजीवियों की, ,क्रान्ति के युग में जनता की ओर 
.. ग्यात्रा है। है 











अलेक्सेइ निकोलाएविच तोलस्तोय..... ३३३ 


क्रान्ति के पूर्व के रूसी जीवन की व्यापक पष्ठभमि में दो बहिनों- 
कात्या तथा दास्या--और उनके नजदीक वाले लोगों का जीवन चित्रित 
किया गया है। इन बहिनों को प्रथम महायुद्ध, अवतूबर ऋन्ति, देनीकिन 
से युद्ध आदि इन सबके बीच से गृज़रता पड़ता है और इसके बाद ही वे 
अपने निकट वालों से मास्को में एक सभा में मिल पाती हैं । उपन्यास 
कात्या के प्रति कहे गये इन शब्दों के साथ समाप्त होता है “तुम समझती 


३ हो हमारे इस वेग या शक्ति का, बहाये गये खून का, सारी छिपी हुई और 


. मौन पीड़ा का क्‍या. मतलब है ? हम संसार की भलाई के लिए पुऑननिर्माण 
करेंगे । इस सभामंडप के सब लोग इसके लिए अपना जीवन अपित करने' 
को तथ्यार हैं ।यह कल्पना नहीं है, यह लोग तुम्हें घाव के निशान तथा 

गोली के नीले निशान दिखा देंगे और यह अपने देश में, यह रूस है ।” 

..त्रयी' गृह युद्ध की महत्त्वपूर्ण घटनाओं को लेकर जनता द्वारा रास्ते 
की खोज ग़्ल्तियाँ तथा ग़ल्तियों पर उसकी विजय तथा उसके स्वदेश 
.. सेवा के अथक परिश्रम और प्रयत्न को पूर्णतया तथा व्यापकता के साथ 

.. प्रदर्शित करती है । 

.... यह त्रयी” सोवियत साहित्य की महत्त्वपूर्ण कृतियों में मानी जाती 
है। १९४३ में इस कृति पर अलेक्सेइ तोलस्तोय को स्तालिन पुरस्कार 
प्राप्त हुआ । तोलस्तोय ने यह रुपया वापस करते हुए स्तालिन से यह 

प्राथेंना की कि इस रक़म से लाल सेना के लिए टेक बनवा दिया जाय । 

द्वितीय महायुद्ध के वर्षों में तोल्स्तोय का कायकल्नाप 


द्वितीय महायुद्ध के दिनों में अलेक्सेइ तोलस्तोय देशभक्त, प्रचारक- 


| लेखक के रूप में हमारे सामने आता है ओर फ़ासिस्टों के विरुद्ध मातृभूमि 
की रक्षा करने वालों के लिए देशवासियों का आह्वान करता है। मातृ- 


भूमि! में उसके देशभक्ति से पूर्ण प्रचारात्मक लेख ,संगृहीत हैं।यहसंग्रह व 


. कलात्मक,प्रचारात्मक लेखन का सदर उदाहरण है। यद्ध के दिनों में उसने 
.. बड़ी शक्ति तथा त्वरा से काम किया। प्रचार लेख लिखने के साथ-साथ 
. उसने द्वितीय महायद्ध से संबंधित कहानियाँ इवान सुदरयोव की कहा- 


.._ नियाँ भी लिखीं। 














८. युद्ध से पूर्व के वर्षों का साहित्य 
| १९३७-१९४१ ] 


१९३६ में सोवियत द्वारा सोवियत संघ का संविधान स्वीकृत हुआ... 
जो कि इस देश के जीवन के लिए बड़ी महत्त्ववृर्ण घटना थी । औद्योगिक 
वतथा कृषि . व्यवस्था की अत्यधिक उन्नति ने देश के विकास की नयी 
परिस्थितियों को प्रस्तुत किया । समाजवादी परिश्रम का नया रूप परि- 
श्रमझील तथा प्रगतिशील श्रमिक या स्तकानोगेय” आन्दोलन सारे देश 
में फैल गया । सोवियत संघ की सभी जातियों के बीच मित्रता और भी 

बढ़ हुई। प्रत्येक जाति के सांस्कृतिक जीवन की महत्त्वपूर्ण घटनाओं को. 

..... तथा उसके महान पुरुषों की जयच्तियों को उत्सव के रूप में सारे संघ में. 

का मनाया जाने लगा । देश समाजवादी समाज के निर्माण और सास्यवाद 

की और क्रमिक संचरण में प्रवत्त हुआ । समाजवादी व्यवस्था राष्ट्रीय... 
जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रतिष्ठित हो गयी । 

अब एसी पीढ़ी सामने आई जो कि सोवियत शासन के बीच ही जन्मी 
तथा बड़ी हुई थी, जिसका क्रान्ति के पूर्व की यथार्थता से कोई भी साक्षात्‌_ 
परिचय न था। क्रान्ति के पूर्व की घटनाओं को उसने केवल पुस्तकों से ही... 

कल जाना था । ए सी पीढ़ी की जीवन-भावना, लोक दृष्टि तथा आदर्श स्वथा 
...... नये थे। इस नयी पीढ़ी के साथ ही नये साहित्यिक नाम भी आए जिनकी 
.... सर्जना सोवियत युग के नवयुवक तथा नवयुवकों के यथार्थ किन्तु महत्त्वपूर्ण... 
चित्र प्रस्तुत कर रही थी । है 
इन लेखकों की सर्जना ने समाजवादी दुनियाँ का बड़ा आकर्षक और 
आशापूर्ण चित्र प्रस्तुत किया और साथ ही उत्साहपूर्ण परिश्रम और संघर्ष 
... से ओतप्रोत सोवियत समाज के जीवन का उद्घाटन किया । फलत॑ः 
.. निर्माणकारी सर्जनात्मक परिश्रम, इस समय के साहित्य का मुख्य वस्तु- 








५ 

हि 
50. 
कक 








युद्ध से पूर्व के वर्षों का साहित्य |, ३३५. 


विषय बन गया। क्रीमोव ग्लदकोव, मलीशिकिन लिओनोव आदि की कृतियों 
में उत्पादन के क्षेत्र में नवीनता का संचार करने वालों का तथा देशनिर्माण 
और देश की प्रगति की ओर प्रयत्नों का जो चित्रण हुआ है उसमें परिश्रम 
को भावना का सर्ज॑ना के प्रेरक रूप में, जीवनके श्ुंगार रूप में और व्यक्ति 
को मानसिक विकास देने वाले के रूप में हुई है। इसके साथ ही इन लेखकों 
की क्ृतियों में यह दिखाया गया है कि सोवियत व्यक्ति न केवल वर्तमान 
का वरन्‌ भविष्य का भी निर्माता है और अब उसके सामने विकास की 
असीम संभावनाएँ हैं। इस यग की श्रेष्ठ कृृतियों में व्यक्तित्व का 
उद्घाटन व्यक्ति के आन्तरिक संसार की संपूर्ण समृद्धि के बीच हुआ है । 
व्यक्ति की शवित, समृद्धि और आनन्द का ज्लोत, कलेक्टिव' या समूह के 
साथ रहने में और जनता के साथ उसके अविज्छिन्न संबंध में है । 
मलीस्किन के (अपूर्ण ) उपन्यास दूर पिछली जगह के लोग' में यह 
दिखाया गया है कि गाँव और ,सुदूर के पिछड़े शहरों के छोग बड़े-बड़े 
_ निर्माण कार्यों पर किस प्रकार काम करते हैं और इस काम के बीच इनके 
व्यक्तित्व का किस प्रकार विकास हो रहा है। धीरे-धीरे इन लोगों की 
.. "भावना बदलती है और वे साव॑जनिक काम को अपना निजी काम समझ 
कर उसे उत्साह से करते हैं । मलीश्किन ने इस प्रकार व्यक्तित्व-निर्माण 
 '्पर उद्देश्य की एकता के सूत्र में गूँथने वाली समाजवादी शिक्षा का व्यापक 


.. अभाव प्रदर्शित किया है। 











.. अपनी कहानी टेंकर' तथा दिरखेंत' में क्रीोमोव ने नवयुवक स्तकानो- 
बीयों के चित्र अंकित किए. हैं। इन कहानियों में यह दिखाया गया है कि 
मैकेनिक बासोव के प्रभाव से टैंकर' देरबेंत का आधिपत्य या अधिनयन 
किस प्रकार विकसित होता है। क्रीमोव के नायक अन्य सोवियत लेखकों 
. के नायकों के समान चरित्र की वह विशेषताएँ प्रदर्शित करते हैं जिनमें 
.  ज्जीवन के प्रति नया दृष्टिकोण लक्षित होता है तथा जिनमें सोवियत युग में 
 'परिपुष्ठ नये साहित्यिक तथा कलात्मक आदरशों प्रतिबिम्बित होते हैं । 
क्रीमोव की सर्जना की जो नवीनता है, वह उसके जीवन के साथ घनिष्ठ 
. ऑंबंध तथा समाजवादी निर्माण में उसके योगदान का परिणाम है। 



















रे३६ . रूसी साहित्य का इतिहास 


इस कृति में नये छोगों, समाजवादी परिश्रम के नये तरीक़ों तथा नयी” 


संभावनाओं का उद्घाटन हुआ है । 
साम्यवाद के युग में सोवियत समाज का जीवन तथा साम्यवाद की 


ओर उसका संचारण लिओनोव के उपन्यास समुद्र पर रास्ता' में प्रति- 


बिम्बित हुआ है। इस' उपन्यास में नये 5५ .4क जीवन की ओर मानवता' 
संचरण मानो खुले सम्‌द्र पर विस्तृत समुद्री रास्ते पर उसका संचरण है। 
मानवता का अग्रभाग इसी समूद्री रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और यह 
अग्रभाग रूसी जनता है। यही उपन्यास का मुख्य भाव है। नये जीवन, नये 
व्यक्ति और नयी' नैतिकता का प्रदर्शन और समर्थन करने के साथ-साथ' 


 लिओनोव बूर्जूआ और प्राचीन व्यवस्था की आलोचना भी करता है और. 


यह([दिखाता है कि अब इस व्यवस्था का कोई भविष्य नहीं है और 
व्यापक सम्‌ द्री रास्ता उसकी पहुँच के बाहर है। द 

गाँवों में नये जीवन की स्थापना का विषय-वस्तु स्मिनोंव के 
उपन्यास लड़के” में तरासोव की कहानियों तथा कथाओं में, अवेचकिन 
की कहानियों में और कोलसोव तथा: पानोव की कृतियों में पल्‍ललवितः 
हुआ है। द्वितीय महायुद्ध के पूर्व के कखखोजी जीवन का बड़ा यथार्थ 
चित्रण अवेचकिन की कहानियों में मिलता है । द 

गाँव कलूखोजी नये कारखाने, नवनिर्माण आदि से संबंधित इन 


. क्रृतियों में समाजवादी व्यवस्था और परिस्थिति के बीच नायकों के क्रमक 


विकास और उनके व्यक्तित्व की क्रमिक प्रौढ़ता का आकर्षक चित्र प्रस्तुत 


हर _ किया गया है। इस यूग की सामान्य साहित्यिक प्रगति के बीच इन क्वृतियों 


का महत्त्व इस बात में है कि इनके द्वारा गाँव, कलखोजी जीवन आदि के 


.... चित्रण का नयां बीजवपन हुआ जो कि आगे चलकर युद्धोत्तर काल में पूर्ण- 
.. तया पुष्पित, पल्‍लवित, और विकसित हुआ । 


इस यू ग॒ में भी अक्तूबर क्रान्ति और गृहयुद्ध से संबंधित कई कृतियाँ हा 


पा प्रस्तुत की गयीं । फदेयेव के उपन्यास उदेगे से आँखिरी' की चर्चा की जा... 
.. चुकी है। अस्त्रोवस्की का (अपूर्ण) उपन्यास तूफ़ानों से जन्में' भी गृह युद्ध. 
._ की घटनाओं से संबंधित है। कताएवं की कथा अकेले नाव चला रहा है”... 





























युद्ध से पूर्व के वर्षो'का साहित्य... द .. इ३७ 


 अदेसा के १९०५ की क्रान्ति के यूद्धों का वर्णन, यद्यपि यह बच्चों के 


लिए लिखी गई थी फिर भी यह्‌ बच्चों और सभी के बीच बड़ी लोकप्रिय 
है। ग्रोसमान की कृति स्तेपान कलचूमिन' में क्रान्ति के पूर्व के श्रमिक वर्य 


का चित्रण किया गया है। इसी प्रकार इस यूग में लिखित क्रान्ति तथा 


गृहयुद्ध से संबंधित और भी कई क्ृतियाँ हैं। फिर भी कुछ आलोचकों का 


यह मत है कि इनमें रूसी श्रमिक वर्ग के आन्दोलन का इतिहास और 


बोल्शंबिक पार्टी के संघर्ष और यद्ध का इतिहास व्यापक कलात्मक 
रूप न प्राप्त" कर सका। 


नाटक 


इस युग में नाटकों का भी महत्त्वपूर्ण विकास हुआ, नाटकों को विषय- 
वस्तुओं में व्यापकता आई, जीवन के विभिन्न पक्षों का चित्रण हुआ और 
सोवियत व्यक्ति का यथार्थवादी चित्र प्रस्तुत किया गया । महत्त्वपूर्ण 


. समकालीन समस्याओं का अंकन, देश में समाजवाद का निर्माण तथा नये 
| व्यक्ति का विकास इन नाठकों में विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया है। 
.... इसके साथ ही नाठकों; के क्षेत्र में जो बुर्जुआ प्रभाव पड़ रहा था, संघर्ष- 
..._ हीनता का जो सिद्धान्त प्रवेश कर रहा था और फार्मलिज्म' और 

सौन्दर्यंवादिता को जो व्यापकता प्राप्त हो रही थी उनकी और उनका 
.  अंकन करनेवाले नाटकों की सोवियत प्रेस और कम्पूनिस्ट पार्दी ने कड़ी 


निन्‍्दा की । 
विक्टर भगूसेव का नाटक कीर्ति! इस युग की विशिष्ट कृति है। यह 


.. यह पद्यात्मक नाटक है। इसमें प्रधान पात्र हैं, मतील्कोव और मायक। 
.. मतील्कोव साहसपूर्ण कार्यों कीओर देशभक्लि और बलिदान की 
.._ भावना से प्रवत्त * होता है और इन्हीं कार्यों की ओर .मायक व्यक्तिगत... 
.. सम्मान तथा कीति की लालसा से। नाटककार मायक की व्यक्तिवादिता _ 
की आलोचना करता है और जनता द्वारा सौंपे गये प्रत्येक कार्य करनेवाले 
 मतील्कोव का समर्थन करता है। 

... अफीनोगेनेव का नाटक माशेंका' उठती हुई यूवक पीढ़ी से संबंधित 
. है और समाजवादी जीवन की भावना से परिपूर्ण है। 





>९325०-332 2 लक 









जरा" १.2: +।म-]क करके काका क कान... ८४० | रक्ाश/्|'०।(०॥२७/##०१कालंगर नेकलातररकपण सामान ३७ 0९ (२ 0०१ ९।एामकननान ता भक्त लन दिए हरा 


.. उममें हैं। 


३३८ द रूसी साहित्य का इतिहास 


लिओनोव का नाटक प्लोग्चांस्की के बगीचे” बहुत कुछ प्रतीकात्मक 
है। इसमें फला-फूला हुआ बगीचा न केवल बूढ़े मकायेव के जीवन का ही _ 
प्रतीक है वरन यह अपने देश में समाजवाद के निर्माण में रत सोवियत . 
जनता के सुख और प्रकाशपूर्ण जीवन का चित्र भी है। पूरा परिवार इस 
उद्यान की रक्षा को अपना कर्तव्य मानता है; मानो सारी जनता देश 
की रक्षा में रत है । द 
लिओनोव के दूसरे नाटक सामान्य व्यक्ति' में नये जीवन की भावना 
और पुराने की तीत्र आलोचना है । इसमें सामान्य सोवियत व्यक्ति का _ 
काव्यपूर्णं चित्र प्रस्तुत किया गया है और यह बताया गया है कि जनता से 
“ अलग होने और असामान्य बनने की भावना यह संकीर्ण बुजु आई भावना 
है ओर यह सौन्दर्य नहीं वरन्‌ कुरूपता है। जो सामान्य है वही सनातन 
 है। यही भावना इस नाठक के मूल में है । 
द क्रोन के नाटक 'गहरी खोज' की विषय-वस्तु देशभक्ति की भावना से 
. परिपूर्ण परिश्रम है। इसी भावना से इस नाटक का कथानक, संवर्ष, पात्रों 
का चित्रण अनुप्राणित है। रूसी और अजरवाइजानी तेल के खोजियों का 
एक छोटा सा समुदाय जलते हुए रेगिस्तान में तेल की खोज में लगा है। 
अनेक विरोधों के बीच कठोर परिश्रम के द्वारा इनको अपने कार्य में विजय 
. मिलती है। तेल की कठिन खोज को देश-भक्तिपूर्ण कायय॑ के रूप में चित्रित _ 
पिया गया है। परिश्रम की समस्या के माध्यम से सोवियत व्यक्ति के आन्त- 
रिक विकास की समस्याओं को प्रस्तुत किया गया है और सुलझाया 


गया है । 





इस नाठक में सीमरोव., ने सेगेइलुकोनिन के रूप में सामान्य सोबि-- 


_ अत व्यक्ति का चित्र प्रस्तुत किया है। लुकोनिन के सामान्य किन्तु 
 साहसी चित्र में पाठकों को वही सदगुण देखने को मिलते हैं जोकि 


त्रिन्योव के नाटक अन्ना लचीनिना' में उन नये मानवीय संबंधों की _ 


रा गहराई में पैठने की कोशिश की गयी है जो कि इस देश में समाजवाद की _ < 











.. अठिष्ठा के बाद यहाँ के समाज में व्यापक हो गये हैं। इसमें मैतिक मनो- 





युद्ध से पूर्व के वर्षों का साहित्य... ३३९... 
वैज्ञानिक समस्याओं पर और विशेष रूप से परिवार तथा प्रेम की समस्या 
पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। द 

अरबज़ोव के नाटक तान्या' में तान्यारिबीनिना के अन्तपंरिवर्तेन 
तथा समाजवादी व्यक्ति की ज्रतिष्ठा और विकास को चित्रित किया गया 
है । इस नाटक में सोवियत व्यक्ति के जीवन, रहन-सहन तथा विचार में 
समाजवादिता का समर्थन किया गया है। आरम्भ में तान्‍या अपने 
निजी सुख में सीमित और लोगों से अरूग थी। बाद में आमूल अन्त- 
परिवतन के फलस्वरूप उसकी समझ में आता है कि असली सुख निजी 
को सामाजिक में मिला देने में है और जनता के लिए उपयोगी तथा उनके 
प्रेम और आदर का पात्र बनने में है । 

. १९३७ में कई महत्त्वपूर्ण नाटक पगोदिव का बंदूक से सुसज्जित 

व्यक्ति”, करनिचूक का 'सत्य', त्रिन्योव का नेवा के तट पर' प्रस्तुत किये 
. गए जिनमें अक्तूबर की समाजवादी क्रान्ति की घटनाओं के आधार पर 
 कम्यूनिस्ट पार्टी और सोवियत शासन के संस्थापक लेनिन का चित्र 
प्रस्तुत किया गया था । 

पगोदित के नाटक बंदूक से सुसज्जित व्यक्ति' में लेनिन को 
सामाजिक पृष्ठभूमि और क्रान्ति की घटनाओं के बीच जनता के साथ : 
_ अभिन्न रूप में प्रदर्शित किया गया है। नाटक का मुख्य भाव श्रमिक और 
कृषक वर्ग के साथ अभिन्नता और पार्टी तथा श्रमिक वर्ग की एकता, लेनिन 
. और शात्रिन के पारस्परिक संबंधों के हारा प्रस्तुत और स्पष्ट किया गया है। 


द इस यूग के अन्त में आने वाले द्वितीय युद्ध की भावना का आभास 
-.. मिलने छगा था । द्वितीय युद्ध के आरम्भ के कुछ ही पहले सीमनोव द्वारा _ 
लिखित नाटक हमारे शहर का आदमी" में इसकी अभिव्यक्ति हुई है । 
इस नाटक का उद्देश्य यूवक वर्ग में देशरक्षा तथा कमसोमोल की 
साहसपूर्ण परंपरा का भाव भरना है और आतनेवाली परीक्षा के लिए उनको 
तैयार करना है। सिर्गेइ लुकोनिन के रूप में सोवियत युवक वर्ग की नयी 
पीढ़ी का चित्र प्रस्तुत किया गया है जो कि देश के लिए उसी प्रकार तय्यार है. 
जिस प्रकार कि उसके लिए पिता और बड़े भाई अपने समय में तत्पर थे। 





३३. कल" कक पल -3+-त--न_+ "कक न नकन्‍ न ५५५+० “रेल परन लीन कैप_ा-भान 8लककनक तक तन न कप कन कए न जी बलि पाए पकए जिजगए यार 


३४० रूसी साहित्य का इतिहास 


सीमनोव ने यह प्रदर्शित किया है कि कठोर परिश्रम और संघर्ष के बीच 
नायक का चरित्र किस प्रकार बनता है और दृढ़ होता है। द 

द्वितीय युद्ध के आरम्भ के कुछ समय पहले कतिपय सैनिक-- 
ऐतिहासिक नाटक सलव्यैव का फील्ड मार्शल कुतुजोव वाख्तेरोव” 
और रजूमोवस्की का 'जेनेरल सुंवोरोव” आदि प्रस्तुत किए गये । 





इस यग का नाटय साहित्य बड़ा संपन्न है। फिर भी इस समय रूसी 


.. नाट्च साहित्य को ऐसी सफलताएँ न मिलीं जेसी कि उक्राइनीय या 
बेलोरूसी नाट्य साहित्य को । द 


प्रगीत काव्य 
... साहित्य के अन्य क्षेत्रों के समान इस युग के काव्यक्षेत्र में भी समाज- 
'वादी समाज पर आधारित सोवियत जनता की सेनिक सर्जनात्मक एकता 
.. का भाव मुखरित हो रहा है। प्रगीतात्मक रचनाओं में समाजवादी निर्माण 
... की प्रेरणाएँ और भी शक्ति के साथ अभिव्यंजित हो रही हैं । 
ह प्रगीतात्मक रचनाओं के विकास के साथ गीतात्मक सर्जना का विकास 
_ भी संबद्ध है। इस युग में सोवियत गीतों का अच्छा विकास हुआ और कई. 
- कवि ईसाकोव्स्की, सुरकोव, लेबेदेव, कुमाच, प्रकोफियेव, गूसेव, सेलि- ; 
.... वेंस्की आदि इस क्षेत्र में बड़े प्रसिद्ध हुए । 


.. स्वतः जीवन के बीच परिपुष्ट सोवियत व्यक्ति के स्वभाव का 
_ बैशिष्टय ताइगा' (साइबीरिया के घने जंगल) में निर्माण, मेत्रो' 


_ (भूगर्भ रेलवे स्टेशन) निर्माण का कार्य, सुदूर पूर्व में कलखोज' आदि । 


.... जीवन द्वारा साहित्य में प्रस्तुत नयी-नयी' विषय-वस्तु समाविष्ट हो 
: रही है। | क्‍ द 
हा प्रगीतों के साथ-साथ प्रबन्धात्मक काव्य का भी विकास हुआ । इस मं 

. काव्यरूप की और ईसाकोव्स्की, बेरा इनबर, असेयेव, सीमनोव आदि ने 
. ध्यान दिया। इस क्षेत्र में त्वरदोव्स्की का काव्य मुराविया देश” बड़ा. 
प्रसिद्ध हुआ । क्‍ 
- इस यूग के अन्त में जब कि क्षितिज पर यद्ध के बादल इकट्ठे होने 

रक्षा के प्रति सन्चद्धता तथा तत्परता और शत्रु के प्रति घणा का. 










युद्ध से पूर्व के बषों का साहित्य... ३१. 


भाव काव्य क्षेत्र में व्यापकता के साथ मुखरित हुआ। तीखनोव ,बे जिमेंस्की 
सुरकोव, त्वरदोव्स्की तथा अन्य कवियों की रचनाओं ने सोवियत जनता 
से साम्राज्यवादियों की ओर से छोड़े जाने वाले यद्ध की संभावनाओं को _ 
सदा ध्यान में रखने को कहा और नवयूवकों में देश-रक्षा के लिए सब-कुछ 
ज्योछावर करने की तत्परता भरी । 


ईस।कोव्स्की की प्रगीतात्मक रचनाएँ देशभक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण... 


हैं। मुख्यरूप से सोवियत गाँवों का चित्रण करते हुए ईसाकोव्स्की ने अपने - 
गीतों और कविताओं में सामान्य सोवियत जनता के भावों और विचारों 
का बड़ा आकर्षक चित्र प्रस्तुत किया--च।र ईच्छाएँ, पृथ्वी, शत्र', 
“पतझड़' आदि | इस समय उसने छोकगीतों और उनकी कछा का गहरा 
अध्ययन किया और गीतों की रचना में प्रवृत्त हुआ । गीतों के क्षेत्र में 
वह अप्रतिम है और उनके गीतों की लोकप्रियता बड़ी व्यापक है। 
कछोकगीतों के परंपरा-प्राप्त वस्तु-तत्व (विदा, विरह, प्रतीक्षा, मिलन 
आदि) को अपनाकर उसने . उसमें नवीन .उद्भावना की और उनको 
नवीन रूप में प्रस्तुत किया । - 


ईसाकोव्स्की के प्रगीतों के निकट ही त्वरदोव्स्की सकी की कविताएं “मार्ग 
पहाड़ के पीछे हैं। इनमें सामान्य सोवियत श्रमिक के प्रति गंभीर प्रेम, 
' ऋसी प्रकृति तथा कित्षानों के परिश्रम का बड़ा काव्यात्मक वर्णन हुआ 
है । इसकी रचना में सामान्य श्रमिक और उसके जीवन का व्यापक 





 काव्यात्मक चित्र, प्रस्तुत किया गया है। करूखोजी जीवन का गहराई .. 


के साथ वर्णन करते हुए कवि ने यह प्रदर्शित किया है कि देश का समाज- 
_वादी विकास सोवियत व्यक्ति के जीवन को कंसा समृद्ध बना रहा है (कृषि 
फार्म, नई झील, उड़ान, भेंट, बस्ती ) । 


-. वत्वरदोव्स्की की कविता लोहार का परिवार' में उस व्यक्ति की... 
"भावनाओं का बड़ा सु दर अभिव्यंजन हुआ है, जिसके लिए इस देद के. 


. सभी रास्ते उन्मुक्त हैं। अपना घर छोड़ता हुआ वह अपने पूर्वजों के... 
.... स्थान की एक मृटठी मिट्टी साथ नहीं ले जाता क्योंकि सारा देश उसका ' 
.._ अपना है, सारी भूमि उसकी मातृभूमि 





'कत तवजमनत 7-३४. ५ ८ का ककम०सककल्ककसार ० 0रकअणपा ५3 ५ /;0 5 रमभरककाने++पपककर का २०8. १३५५4 3 न तिसकर०- १८५० ३- मी कतप-++ अमकमाननाएकमननन+ पान पक कल पट ट एप 77 


३४२ ... रूसी साहित्य का इतिहास 


यह भावना कि सारी भूमि अब समस्त जनता की है और उसके 
स्वतन्त्र तथा आनन्दपूर्ण जीवन के लिए उन्मुक्त है, सन्‌ तीस के अन्त 
तथा सन चालीस के वर्षों के आरम्भ के साहित्य में पूरी तरह व्याप्त है। 
फिर भी यह भावना विशेष रूप से गीतों में अभिव्यक्त हुई है। ये गीत _ 
बड़े व्यापक हैं और साहस, जीवन के आनन्द, आशावादिता तथा 
देशभक्ति से परिपूर्ण हैं । 
सुरकोव की काव्य-रचना का मुख्य भाव है समाजवादी क्रान्ति और 
समाजवादी देश की रक्षा । उसके काव्य का प्रगीतात्मक नायक वह सैनिक 
है जो ऋान्ति की विजय के लिए लड़ा है और जो अब देश में नये जीवन 
. की प्रतिष्ठा कर रहा है। वह उसकी रक्षा के लिए हर समय तैयार है। 
. सुरकोव के काव्य में योद्धा, देशभक्त का चित्र प्रस्तुत किया गया है। 
गीतकार के रूप में बसीली लेवदेव कुमाच भी बहुत प्रसिद्ध है। उसके 


.. गीतों में देशभक्ति, उत्साह, आनन्द और जीवन की पूर्णता तथा अनेक 


 रूपात्मकता छलकती है (देश का तित, गीतों की पुस्तक) । इस युग में क्‍ 
. अन्य कवियों के भी कतिपय गीत बड़े प्रसिद्ध हुए । सी मनोव के गीतों में उन 


लोगों के साहसपूर्ण कार्यों का निर्माता, उड़ाकू मैकेनिक आदि का वर्णन हुआ... 


. है जो धै॑ं और साहस के साथ चुपचाप अपना काम करते रहते हैं | दल- 
मातोवस्की के काव्य का मुख्य विषय है जवान कमसोमोल” का कठिन 
. उत्साहपूर्ण परिश्रथ । उसके काव्य के नायक पंचवर्षीय योजनाओं को 
..कार्यान्वित करने वाले कमसोमोल के जवान सदस्य हैं । द 


आते हुए युद्ध की आशंका और चिंता का भाव इस यग के अन्त के 

_ काव्य में मुखरित होने लगा था। इससे देशरक्षा की विषय-वस्तु कई 
कवियों के काव्य में विशेषतया तीखनोव के काव्य में बड़े शक्तिशाली रूप 

... में अभिव्यंजित हुईं। तीखनोव के काव्य-संग्रह दूसरी छाथा” में कवि की 
.._ पश्चिम के पूँजीवादी देशों की अपनी यात्रा की अतृभूतियाँ और विचार 


._ प्रकट हुए। साथ ही इसमें आनेवाले यद्ध की आशंका और अपनी जनता की. 





.._ विजय का दुढ़ विश्वास भी प्रकट हुआ । पूरे काव्य में मजदुर वर्ग की 
. अन्तर्राष्ट्रीय एकता और दुढ़ता का भाव सूत्र भी व्याप्त है। 








युद्ध से पूर्व के ब्षों का साहित्य ३४३ 


. इस युग का प्रगीतात्मक काव्य बड़ा समृद्ध है। इसमें समाजवादी 
यूग के व्यवित के मानस का बड़ा गम्भीर उद्घाटन हुआ और इसने इस 
व्यक्ति को अपने समाजवादी देश की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहने की 
शिक्षा दी । 


अबन्ध काव्य 
प्रगीतात्मक काव्य के साथ-साथ इस युग में प्रबन्ध काव्य का भी 
विकास हुआ । इस क्षेत्र की इन वर्षों की सबसे महत्त्वपूर्ण रचना त्वर- 
दोव्स्की का प्रबन्ध काव्य देश मुराविया' है। दिश मुराविया' (अच्छी 
धरतीवाला देश) किसानों में नयी समाजवादी चेतना की प्रतिष्ठा और 
उनके अन्दर से निजी मिल्कियत या अधिकार-भावना को निकाल फेंकने 
की कथा है। काव्य के ऊ+न्द्र में सामान्य किसान निकीता मरगूनोक है जो 
सोवियत शासन में ग़रीबी से मुक्त हुआ है और जो जब परिश्रम द्वारा 
अपने को ऊपर उठाना चाहता है। वह अपनी छोटी सी दुकड़ी का स्वतन्‍्त्र 
_ मालिक बनकर रहना च,हता है और संमिलित कलूखोजी जीवन से डरता 
. है क्योंकि उसे यह भय है कि जो कुछ उसके पास है वह भी खो जायगा। 
यह काव्य मरगूनोक के आन्तरिक विकास को कथा है और यह 
विकास मरगूनोक द्वारा परीदेश म्राविया की खोज की यात्रा के रूप में 
दिखाया गया है। धीरे-धीरे वह इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि केवल निजी 
.. सुख, व्यक्तिगत सुख के आधार पर अब आगे जीना असंभव हैं। उसे अब 
व्यापक संमिलित सामाजिक सामूहिक जीवन चाहिए | इस प्रकार देश- 


: मुराविया (अच्छा घरतीवाला काल्पनिक देश) केवल किसानों कापूर्ण 


परिवर्तन ही नहीं प्रदर्शित करता वरन्‌ देशव्यापी समाजवादी शिक्षा का 
रूप भी प्रस्तुत करता है। यह काव्य जनता के विकास की एक, महत्त्वपूर्ण 
मंजिल का जीवन प्ररदा्शित करता है। 


सीमनोव का काव्य विजयी के जीवन से संबंधित है। इसमें कम्यतिस्ट.... 


. लेखक का चित्र प्रस्तुत किया गया है जिसका जीवन जनता और पार्टी को 
. समर्पित था और जिसमें अपार साहस और मानवीयता थी। इस काव्य 
के अन्त में छिड़ने वाले युद्ध के खतरे की सूचना है जिसके लिए सोवियत 





शक २०8०५: स्क रत च्काअभर मत: स हर ००“ रकाक०क 8० १५,०१५“ चंन्किप 3-९ २५६ कथन पिन पाग शक कगएए का हर ५ 
अताजारोए हालत अशीकि_+आगबकी घट 2 व ;पहतनलमसलाधकल॥अराी /करपा 3-५२ ३०.३००३/० ३६ शरतकाशम-/ ० लेकिन लध्भतोब विककाताए 3०4०० 4; कि 


 इ४४ ..... रूसी साहित्य का इतिहास 


जनता को तेयार रहना परमावश्यक है। ऐतिहासिक विषय-वस्तु को 
लेकर सीमनोव ने बर्फीली हत्या' और सुवोरोब' में इस के संमानित सेना- 
पति का चित्र प्रस्तुत किया है जिसका रूसी जनता की शक्ति और 
विजय में अडिग विश्बास था । सा 


बेरा इन्बर की सफ़री डायरी” में जाजिया की संस्कृति काचित्र 
प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ ही इसमें सोवियत व्यक्ति काभी 
चित्र है जो अपने “समाजवादी देश के प्रति “वफ़ादार है और दूसरी 
जातियों की संसक्ृति का भी आदर करता है। असेयेव का व्लीदीमिर 
मायाकोव्स्की' मायाकोव्स्की के जीवन से संबंधित काव्य है। इसमें 
मायाकोव्स्की के बहुमुखी 'जीवन का अत्यन्त सजीव चित्र प्रस्तुत 
किया गया है । 


हर इस युग के काव्य में व्यंग्य-काव्य का अच्छा विकास न हो सका । 
... साहित्य के कतिपय अन्य अंगों के समान काव्यक्षेत्र में भी फार्मलिज्म 
तथा अन्य बूर्जुआ सिद्धान्तों का विरोध हुआ। प्राव्दा' के विचारों तथा 
गोर्की के छेखों ने एक ओर इनका विरोध किया और दूसरी ओर, 
वलासिकल साहित्य की समृद्ध विरासत को अपनाने की सलाह दी । सोवियत. 

. काव्य के विचारात्मक, कलात्मक स्तर को ऊँचा उठाने में इनका बड़ा 
महत्त्व है 








... इस यग में इन नवयवक लेखकों के साथ-साथ साहित्यकारों की 

. पुरानी पीढ़ी भी साहित्य सर्जन में छगी हुई है। इन्हीं वर्षों में अढेक्सी 

- तोलस्तोय की पीड़ा के बीच यात्रा' तथा शोलोखोव की शांत डान' जैसी 
सोवियत साहित्य की महत्त्वपूर्ण कृतियाँ पूरी हुई का 


.... शेतिहासिक उपन्यास का विकास 


हर सोवियत साहित्य जिस प्रकार वर्तमान के अंकन में लीन है उसी 
. प्रकार वह अतीत के महत्त्व को भी समझता है। इसी से सोवियत लेखक. 
- देश के अतीत जीवन के महत्त्वपूर्ण क्षणों तथा व्यक्तियों का बराबर अंकन 
े रहते ' हें और उनका अपनी दष्टि से मूल्यांकन करते हैं । साथ ही वे ५5 













युद्ध से पूर्व के वर्षो का साहित्य... झथव... 
. यह भी प्रददशित करते हैं कि रूसी व्यक्ति का जातीय चरित्र ऐतिहासिक 


विकास के बीच किस प्रकार गठित हुआ । 


सोवियत साहित्य में ऐतिहालिक उपन्यासों का विशिष्ट स्थान है । 
 यथाथंवादी लेखक की-तुलना में ऐतिहासिक उपन्यासकार के सामने दूसरी 


समस्याए होती हैं। उसका उस अतीत यूग से काम रहता है जो समय तथा... 


'उसके आदर्श दोनों की दृष्टि से उससे दर रहता है। एक ओर तो उसे 
"उस यग की विशिष्टताओं का सच्चा-सच्चा अंकन करना रहता है और 
दूसरी ओर उसे उस युग की ऐसी विशिष्टताओं को ग्रहण करना होता है. 
जो आज के पाठक की भावनाओं को विकसित करने में उसकी सहायता 
कर सकें। उसे अतीत को समकालीनता के आदशों से संबंधित करना होता 
_है। सोवियत ऐ तिहासिक उपन्यासकार ऐसा ही कर रहे हैं। वे देश के 
. 'जीवन के उन क्षणों का चित्रण करते हैं जिनका आज के यूग के आदर्श 
के लिए तथा समकालीन पाठक की देशभक्ति की भावना के विकास 
. के लिए भी महत्त्व है। 


.. ये एंतिहासिक कृतियाँ देश के उन महान्‌ व्यक्तियों से संबंधित हैं 
जो कि स्वतन्त्रता के सेनानी रहे हैं। स्तालिन ने अपनी बातचीत के 
सिलसिले में कहा था कि “हम बोल्देविकों को बलोत्निकोव राजिन 

. “युगाचोव जैसे ऐतिहासिक व्यक्तियों में बड़ी दिलचस्पी रही है। इन लोगों 

_ के कायं कलाप में हमें पीड़ित वर्ग के आरम्भिक उद्देडन की झलक मिलती 
_ है। किसान विद्रोहों के आरम्भिक प्रयत्नों के इतिहास का अध्ययन हम 








. लोगों के लिए बड़ा रुचिकर[रहा है।” सोवियत साहित्य की कई कृतियाँ 

.._ बलोत्निकोव, पुगाचोव (युद्ध के बीच शिशकोव का उपन्यास एमेलियान.._ | 
.. 'पुगाचोव) तथा राजिन (चपीगिन का स्तेपान राजिन ) से संबंधित है। 

रूसी संस्कृति का महान्‌ प्रतिनिधि लोमेनोसोव बहुत से लेखकों का ध्यान _ 

. अपनी ओर आशढक्ृष्ट करता है। 


... मृह-युद्ध की विषय-वस्तु ने बहुत से लेखकों को आह्ृष्ट किया। 
गह-युद्ध के बाद देश की जो उन्नति हुई उससे स्वतन्त्रता के इस युद्ध तथा. 


ध : इसमें भाग लेने वालों की देशभक्ति तथा बलिदान का महत्त्व स्पष्ट है। 





.. पीतर प्रथम के समय का साहस, (अ० तोल्स्तोय का! पीतर प्रथम, 


.. का युग शुरू हुआ । 


३४६ क्‍ रूसी साहित्य का इतिहास 


इवानोव की कहानी पारखोमेंकों' तथा अलेक्सी तोलस्तोय की कृति 
रोटी' और पीड़ा के बीच यात्रा में गृह युद्ध के नायकों का चित्रण 
हुआ है । 
ऐतिहासिक विषय-वस्तुओं की ओर उन्मुख होते हुए ये लेखक सबसे 
पहले उन घटनाओं की ओर आशक्रृष्ट हुए जो कि रूसी जनता के अपने 
स्वातन्त्रय युद्ध से संबंधित हैं । सोवियत लेखकों ने रूस के प्राचीन इतिहास 
की साहसपूर्ण घटनाओं के आधार पर रूसी जातीय चरित्र की उन विशि- _ 
' ्टताओं को प्रदर्शित किया जिन्होंने अपने भयंकर शत्रुओं को नष्ट करने 
में सहायता की और सुवोरोव, कुतुज़ोव जैसे प्रतिभाशाली सेनापतियों को 
प्रस्तुत किया । ओल्गाफोर्श का उपन्यास रदीदच्येव' भी बड़ा लोकप्रिय 
रहा । 
तातारी आक्रमण वे० यान के उपन्यास चंगेज खाँ और बाती” 

. तातारों से मुक्ति सोबरोदिन का “दिमित्री दन्स्कोय“चुदस्कोय झील पर, _ 
. अलेक्साद्व नेव्स्की द्वारा जरमनों का नाश (सोमनोव का बर्फीछी | हत्या ।) 











. नेपोलियन पर विजय, सलव्योव का त्सुसीमा,फील्ड मार्शल कुतुत्योव 
. नोविकोव प्रिबोय की छोकप्रिय कृति सेवस्तोपल की रक्षा, सर्गेइव-त्सेंस्की 
का सेवास्तोपोल का परिश्रम---इन सब घटनाओं को सोवियत लेखकों 
... ने रूसी जनता की महानता, युद्ध के बीच प्रदर्शित उसके साहस, तथा यु द्ध 
में प्राप्त उसके यश के ऐतिहासिक कलात्मक चित्रों में परिणत कर दिया। 
और जब आगे चलकर देश की सीभा पर युद्ध के बादल गरजे तो उनके 
: उत्तर में इन कृतियों की देशभक्ति का स्वर चारों ओर से गूंज उठा । 
... सन १९४१ की २२ जून को जर्मन सेनाओं ने सोवियत संघ पर आक्रमण... 
कर दिया। शांतिमय निर्माण का यूग सहसा समाप्त हो गया और युद्ध 





९. युद्धकालीन साहित्य 
| १९४१-४५ ] 


द्वितीय महायुद्ध सोवियत देश के जीवन में महत्त्वपूर्ण मोड़ साबित 

हु आ। शांति का युग समाप्त हो गया और जर्मन फ़ासिस्ट आक्रमणकारियों 
से देश को मुक्त करने का युग शुरू हुआ सारी सोवियत जनता देश की 
रक्षा के लिए तैयार हुईं । 

स्तालिन ने सन्‌ ४६ में कहा कि “युद्ध केवल अभिशाप ही,न था 
बह इसके साथ शिक्षा का बहुत बड़ा स्कूल तथा जनता की सारी शक्तियों 
की कसौटी था । युद्ध सचमुच में सोवियत शासन तथा संस्कृति में पली 
हुई जनता की परीक्षा थी और जनता उस परीक्षा में सफल हुई । 

फासिस्टों के ऊपर सोवियत विजय ने यह प्रमाणित कर दिया कि 
समाजवादी संस्कृति के बीच विकसित सोवियत जनता की परिश्रम तथा 
संगठन की शक्ति कितनी विकसित और बढ़ी-चढ़ी थी और उसका देश- 
प्रेम कितना ऊँचा था जिसने सारी जनता को एक सूत्र में) बाँधकर उसे 
देश के स्वातन्त्रय के लिए सब कुछ न्योछावर करने की शवित दी।॥ 
युद्ध रूसियों की नैतिक शक्ति की कसौटी बन गया जिसमें वे खरे उतरे | 


.. साहित्य ने रूसी जनता की उन्हीं विशिष्टताओं का चित्रण किया 

जिन्होंने उसे इस महायुद्ध में विजयी बनाया। सोवियत लेखकों 

. ने युद्ध के नायकों के चित्रों में रूसी जनता की इन्हीं विशिष्टताओं-तीक्ष्ण 
. बुद्धि, चरित्र की दुढ़ता, अपूर्व सहनशीलता आदि का अंकन किया। युद्ध 
. उन सजेनात्मक साहित्यिक सिद्धान्तों की भी परीक्षा थी जिनकी अभिव्यक्ति 

. अभी तक सोवियत लेखकों की श्रेष्ठ कृतियों में हुई थी। युद्ध-क्षेत्र में वे ही 


विशिष्टताएं सामने आईं जिनका अंकन सोवियत लेखक अपने तायकों के. 


चित्रों में कर रहे ये तथा जिनकी प्रेरणा और शिक्षा वे अपने पाठकों में... 
भर रहे थे | सोवियत सैनिकों के साहसपूर्ण कार्यों में छोगों की उनके 





ेडट रूसी साहित्य का इतिहास 








लोकप्रिय नायकों चयाएवं, कर्बागन तथा अन्य की ही झलक मिली क्योंकि 
वे ( नायक ) स्वयं सोवियत लेखकों की कोरी कल्पनान थे, वरन 
स्वतः जीवन से चुने गये थे । इस प्रकार चूंकि सोवियत साहित्य जीवन से 
अविच्छिन्न रूप से संबंधित थ।, इसी से वह उन प्रश्नों का बड़ी व्यापंकता 


तथा विस्तार के साथ उत्तर दे सका जिनको कि जीवन ने यद्ध के वर्षों में 
प्रस्तुत किया । 
युद्ध ने लेखकों के सामने कई सर्जनात्मक समस्याएँ प्रस्तुत कीं १. 


लेखकों के लिए यह आवश्यक था कि वह काव्यात्मक ढंग से. सोवियत 
जनता की भावनाओं को उभार सर्के और उसमें देशप्रेम के उत्कर्ष को, 
'विजय के लिए हर प्रकार की तत्परता और श्ष्नद्धता को तथा अपनी विजय 
में उसके अडिग विश्वास को अभिव्यंजित कर सकें । उनके लिए यह भी. 
आवश्यक था कि वे अपनी कृतियों में उन सभी घटनाओं का चयन कर सके 
जो कि युद्ध क्षेत्र में हो रही थीं और वे सोवियत जनता के साहसपूर्ण कार्यो 
की कथा कह सकें । अन्त में उनके लिए यह भी अत्यावश्यक था कि वे. 
"सारे संसार के सामने फ़ासिज्म की बर्बरता का पूरा-पूरा चित्र प्रस्तुत « 
कर सकें और घृणा का विज्ञान रच सके जिससे सोवियत जनता तथा 
संस।र जान जाय कि फासिजष्म का असली रूप कितना नृशंस तथा “बर्बरता .. 
से पूर्ण है। स्वतः हजार से अधिक लेखक (सोवियत लेखक संघ के एक : 
तिहाई से अधिक) सेना में भर्ती हुए और बहुत से ( हैदर क्रीमोव, पेगोब, 
“स्ताव्स्की) वापस न लछौटे और यूद्ध-भूमि में सदा के लिये सो गए। 
. गुह-युद्ध के वर्षों के समान, युद्ध के इन वर्षों में भी साहित्य के वे रूप . 
या प्रकार सामने आए जिनमें घटनाओं की प्रतिक्रिया जल्दी से जल्दी 








...._ अभिव्यक्त की जा सकती थी--प्रगीत मुक्तक, कविताओं के साथ पोस्टर, _ 





छोटी कहानियाँ, प्रचारात्मक लेख, घटनाश्रित लेख आदि । मायाकोव्स्की 

..._ की दोस्ता की खिड़की की परंपरा फिर से जीवित हुईं। मास्को तथा अन्य _ 

. शहरों में तास की खिड़की” के पोस्टर छपने लगे । युद्ध के मोर्चे पर होने _ 
.... वाली घटनाओं से संबंधित जल्दी से जल्दी रास्ते में लिखे गए प्रचारात्मक 
.. लेख हवाई जहाज से भेजे जाते थे और तत्क्षण पत्रों में छपते थे जिनमें वीरों 
का आह्वान रहता था और सोवियत सेना के साहसपूर्ण कार्यों की चर्चा _ 



























रहती थी । अलेक्सेइ तोलस्तोय ने युद्ध के वर्षों के साहित्य को 'जनता की 

_ बीर आत्मा की आवाज' ठीक ही कहा है। इस समय प्रचारात्मक लेख बहुत. 
ही छोक व्यापक हुए । प्रचारात्मक लेखों के क्षेत्र में अलेक्सेइ तोलस्तोय, 
 लिओनोव, शोलोखोव, सीमनोव, फदेयेव, तीखनोव, ग्लदकोव, ग्रोसमनः 
गरबातोव, स्वस्ताव्स्की जैसे प्रसिद्ध लेखकों ने काम किया१। इन 
छेखों में सबसे पहले सोवियत देशभक्‍तों के साहसपूर्ण कार्यों का अभि- 
व्यंजन हुआ तथा फ़ासिस्ट बबेरों के विरुद्ध युद्ध में सोवियत जनता 
की जो हानि हुई, जो दुख उसे उठाना पड़ा और जो बलिदान उसने दिए. 
उनका वर्णन हुआ है । कर 

...युद्धके वर्षों में सोवियत लेखकों ने कलापूर्ण प्रगीत मुक्तक गद्य नाटक 
आदि की सृष्टि की । इनमें से कई कृतियाँ स्तालिन पुरस्कार सेः 
पुरस्कृत हुई । द बा द 
.. प्रगीत मुक्तक के क्षेत्र में तीखनोव, सीमोनौव, त्वरदोव्स्की, सुरकोव 
: ईसाकोव्स्की तथा अन्य सोवियत कवि अपनी ऋतियों में सोवियत व्यवित 
की आंतरिक अनुभूतियों की बड़ी व्यापक और गहरी अभिव्यक्ति प्रस्तुत 
कर रहे हैं। इन वर्षो की प्रधान विषय-वस्तु है देश के प्रति प्रेम । सुरकोव द 
. को समर्पित अपनी कविता में सीमिनोव ने लिखा: गोलियाँ मुझे अभी 
तक माफ करती जाती हैं, बचाती जाती हैं, फिर भी मैं जानता हूँ कि 
जीवन समाप्त हो गया है । फिर भी मुझ रूसी भूमि का घमंड है, 
जहाँ मैं पैदा हुआ, इसका गव॑ है कि इसके लिए लड़ना मेरी विरासत है।' 
बहुत से कवि लेनिन की ओर संकेत करते हुए जनता का आह्वान 


परंपराओं तथा संप्राप्तियों की ही रक्षा करते हैं हे सोवियत जनता इस युद्ध _ 
में लेनिन के झंडे को ऊंचा फहरा रही है ।” इसके साथ ही (स्तालिन से... 
संबंधित तथा अन्य बहुत सी) रचनाओं में कम्यूनिस्ट पार्टी तथा जनता के... 





..._ १--ओचेक॑ इस्तोरिई : रूस्कोय सवेत्स्कोया लितेरातूरी, जाग. 
..... दूसरा,पु० शैरेड-१३५। पलक! द 





मुद्धकालीन साहित्य... के... 


करते हैं और यह कहते हैं कि “इस महायुद्ध में हम जक्तुबर कात्ति की... 














३५० रूसी साहित्य का इतिहास 


ऐक्य का भाव प्रकट किया गया है। सोवियत संघ में रहनेवाली अनेक 

जातियों के ऐक्य तथा आतृत्व भाव की अभिव्यंजना भी युद्धकालीन काव्य 

में बहुत हुई है। सोवियत संब का गीत” अनेक जातियों को एक में 

गथने वाले इसी समाजवादी राष्ट्र को समपित है। युद्धकालीन सोवियत _ 

_क्राव्य का औचित्य और उसकी कलात्मक शक्ति इस बात से निर्धारित है 

कि छेखकों और उनके नायकों का स्वार्थ, उनके विचार और अनुभूतियाँ 

तथा स्वतः उनका भाग्य एक दूसरे से अविभकत था। १ रह 

युद्ध के वर्षों में व्यंग्यात्मक कविताओं के अनेक प्रकार बहुत प्रचलित 

हुए। व्यंग्यात्मक कविताओं और चस्तूशिकयों में फ़ासिस्टों के प्रति जनता _ 

का क्रोध तथा जनता की घृणा अभिव्यक्त हुईं। व्यंग्यात्मक कविताएँ, 

बास्स्या, फेल्तन, व्यंग्यचित्र, पैम्फूलेट, एपिग्राम आदि का प्रयोग बेदेनी, 

मर्शाक, मिखाइलोव, लेबदेव, क्रमाच, वसील्येव आदि ने किया । 

शत्रु के प्रति घृणा का भाव भी सोवियत लेखकों की रचनाओं में बड़े 

जोरदार शब्दों में व्यक्त हुआ है। सुरकोव ने अपनी एक कविता का शीर्षक 

'मैं घुणा का गीत गाता' रखा । जनता के 'साथ युद्ध की कठिनाइयों को 

. झेलता हुआ तथा देश की रक्षा करता हुआ साहस से पूर्ण सैनिक ही उसकी 

कविताओं का नायक है । द 

सीमोनोव ने यह बड़ी अच्छी तरह प्रदर्शित किया है कि अपने निकटस्थों 

आ संबंधियों का भाव किस प्रकार सैनिक को उत्साह से भर देता है और 

.. कठिन परिस्थितियों के बीच उसे यह विचार-शक्ति देता है कि घर पर लोग 

उसकी विजयी के रूप में प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसी भाव को पलल्‍लवित 

. करती हुईं उसकी कविता मेरी प्रतीक्षा करो सैनिकों के बीच बड़ी लोकप्रिय 

. हुई और सैनिकों के अनेक पत्रों में उसके उद्धरण दिये गये । इसमें कवि ने 
प्रेयसी के प्रति प्रेम के भाव को युद्ध में विजय के विश्वास के साथ गुँजा 

मधियोति  क 0 का की 8 अह 

...._ सिमोनोव ने उस व्यक्ति की अनुभूतियों की तीब्रता का बड़ा सुदद 





...._.. १--ओचेके इस्तोरिई रूस्कोय सवेत्स्कोया लितेरातूरी, भाग दूसरा 





युद्धबालीन साहित्य... .. इए१श ..| 


अभिव्यंजन किया है जो उस सबकी रक्षा के लिए, जो कि उसे परम प्रिय है, 
अपना जीवन होम कर देता है और अपने निकटस्थों से उस आत्मिक या... 
नैतिक सहायता की आशा करता है जो कि उसमें वृढ़ता और साहस भर. 
दे । वह शब्दों तथा लय की पुनरावृत्ति द्वारा ऐसी सजीव वाणी की सर्जेना 
करता है जिसमें अनभतियों का अभिव्यंजन तथा कलात्मक विश्वसनीयता, 
दोनों हैं । 


सोवियत व्यक्ति के आँतरिक भावों तथा अनभूतियों के अभिव्यंजन 
की क्षमता ईसाकोव्स्की के प्रगीत मक्तकों की बहुत बड़ी विशेषता है । इन 
गीतों में वीर सैनिक तथा पाटिजनं का चित्र प्रस्तुत किया गया है और 
इसके साथ ही देशनाश पर जनता के शोक तथा फ़ासिस्टों के प्रति कोध 
का भाव प्रकट हुआ है । ईसाकोव्स्की के गीतों के मुख्य भाव में खिलती 
हुई जवानी, निर्मल प्रेम, प्रेमी या प्रेमिका के प्रति विश्वास और 
 देश-प्रेम है । १ 
. अबन्ध काव्य 
.. जीवन के साथ घनिष्ट संबंध ने सोवियत कवियों को प्रगीत मुक्तकों 
के साथ-साथ ऐसे प्रबन्ध या आख्यान काव्यों के प्रणयन का भी अवसर दिया 
जिनमें बडी व्यापकता के साथ युद्ध की घटनाओं तथा लोगों के चरित्र की 
_ अभिव्यक्ति हुई। युद्ध के वर्षों में काव्य के इस प्रकार की ओर छोगों का 
ध्यान स्वभावतया गया जिसमें युद्ध में भाग लेनेवालों के बलिदानी रूप तथा 
. आत्मिक उत्कर्ष का और सोवियत जनता की सर्वेसामान्य भावनाओं का 
. वर्णन किया गया था। १९४१ के अन्त में तीखनोव का (आख्यान ) काव्य 
.. हमारे साथ कीरोव' प्रकाशित हुआ (स्तालिन पुरस्कार द्वारा पुरस्कृत)। 
थह कविता लेनिनग्र[द के घेरे के विषय में है । “सड़कों पर प्रतिरोध हैं और. 
फाटक पर खाइयाँ खुदी हैं । सेगेंइ मिरोनोविच कीरोव रात में इस शहर 
में घुमता है। मानो बोल्शेविकों की न झुकनेवाढी छौह इच्छा रूसी जनता _ द 


. की अपराजेय द॒ढ़ता शहर का चक्कर लगा रही है।' साहस तथा विजय 


'के विद्वास से पूर्ण तीखनोव का यह काव्य युद्धकालीन महत्त्वपूर्ण साहि- ५६ 
. पत्यिक क्ृतियों में से एक है ।. द 













३५२ रूसी साहित्य का इतिहास 


शत्रु द्वारा घिरे.हुए लेनिनग्राद के (तथा मास्कों के) वीरतापूर्ण युद्ध 
ने बहुत-सी साहित्यिक कृतियों को जन्म दिया । तीखनोव ने रात्रि में 
छेनिनग्राद का रोमांटिक चित्र प्रस्तुत किया जो कि हर प्रकार की कठि- 
नाइयों को झेलने को तैयार है। दूसरे काव्य यथार्थवादी स्तर पर हैं 
और उन महु।त्‌ कठिनाइयों का चित्रण करते हैं जिनको कि इस शहर ने 
झेला फिर भी आत्मसमर्पण नहीं किया। (ब्लकाद ) घेरा फरवरी की डायरी” 
में ओ० बेरगोल्त्स गवे के साथ उन अनुभूतियों के बारे में कहता है जो 
लेनिनग्राद के रक्षकों के हृदय में सर्वोपरि थीं जिनसे प्रेरित वे भाव, शोक 
मृत्यु, कीचड़ के बीच स्वत्वों की रक्षा कर रहे थे जिससे कि प्रपौत्र उनसे. 
ईर्ष्या करें ।” पुलोकोव्स्की मेरीडियन' में वेरा इन्बर लेनिनग्राद का वर्णन 
उसके अत्यन्त कठिन दिनों तथा विजय के दिनों के बीच करती है औरः 
कविता अन्तर को रचना से परिपूर्ण है। इसमें अभिव्यंजित क्रेध का 
भाव आक्रमणकारी के प्रति सारी जनता के क्रोध के भाव का अभि- 
व्यंजक है। 
... अलोगेर की कविता, जोया कस्मदेन्यन्सक्या के साहसपूर्ण कार्यों से. 
संबंधित है, सोवियत जनता की इस नायिका का बड़ा हो प्रगोतात्मक चित्र 
. प्रस्तुत किया गया है। कविता की रचना, काव्य की नायिका से कवि की 
. बातचीत के रूप में हुई है । इसमें कवियित्री ने इस जन नायिका के 
व्यक्तित्व के सौन्दर्य, उसकी नम्नता और उसकी अनुभूतियों का अभिव्यंजन 
किया है । | 
. पावेल अन्तकोव्स्की ने अपनी कविता बेटा मोर्चे पर मरे अपने 
पुत्र की स्मृति में लिखी है। इसमें युद्ध के अत्यन्त कहण पक्ष--न्‌वयुवक , 
सिपाहियों की मृत्यु और पिता के शोक का चित्रण हुआ है।... 
.... ट्रेजेंडी या करुणा की भावना, मानव जीवन की आशाहीन, अपराजेय 
. विषमता से संबद्ध है जिससे मुक्ति पाने का कोई रास्ता नहीं है। 
... प्राचीन द्रेजेडी भाग्य के विरुद्ध तायक का युद्ध और उसका नाश चित्रित 

. करती थी, नायक का ऐसा भाग्य जो पहले से ही निश्चित है, जो' 

 अवरिवतेनीय है और जिसमें कोई हेरफेर नहीं हो सकता । अपने भाग्य के 























.. में ही अन्त में ट्रेजडी का करुण भाव निहित है। क्‍ 
यह ट्रेजेडी तभी तक अनिवार्य तथा अत्यन्त करुण प्रतीत होती है 


को बनाए रहें तो देखेंग कि व्यक्ति का अन्त कितना ही. करुण क्‍यों न हो 
_ किसी व्यापक लक्ष्य के लिए. अपनी / जान दे रहा है, वहु मर कर अपने 
. प्रियजनों को बचा रहा है तो उसके बलिदान के इस आनन्द में मृत्यु पर 

* उसकी विजय है। इस व्यापक लक्ष्य के कारण ही उसका व्यक्तिगत अन्त 
 स्वनाश या सर्वान्त नहीं है । इसी से उसके व्यक्तिगत अन्त के करुण 


रह जाती। 


.. रहती है। मनुष्य अपराजेय बाधाओं से युद्ध में नष्ट हो जाता है। किन्तु 


. मृत्यु द्वारा उन सबको नाश से बचा रहा है जो कि उसे अत्यन्त प्रिय हैं 





. अन्‍्तको व्स्की के अपने काव्य में स्वजन के अन्त की ट्रेजेडी का जो जोक 
कविता समाप्त करता है-+- 


ही ३ 





युद्धकालीन साहित्य ु द है का । 8) हर) इ्प३. 


वरुद्ध उस युद्ध में नायक का नाश होता है। नायक की निराश-आशा 


जब तक कि हम इसे अलग-अलग व्यवितगत जीवन के घरे में या व्यक्तिगत हा 

. स्तर पर देखते हैं। हमें यह जानता चाहिए कि व्यक्ति में ही सब कुछ नहीं... 
समाप्त हो जाता । व्यक्ति ही सब कुछ नहीं है। उसके पछे उसका देश है, 

उसकी जनता है। थदि हम इस व्यापक लोकदृष्टि या सामाजिक दृष्टि 





फिर भी सब कुछ समाप्त नहीं हो जाता । यदि सनुष्य यह समझता है कि वह _ 


धकार से आशा की ;किरण फूटती है 'और ट्रेजेडी पूर्ण ट्रेजेडी नहीं 


युद्ध के पूर्व से ही सोवियत साहित्य में प्रचलित आशञ्ापूर्ण' द्ेजेडीट 
दब्दावलछी का यही अर्थ है। ट्रूंजेडी केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही ट्रेजेडी 


यदि मरता हुआ वह यह जानता है कि वह लक्ष्य या काये, जिसे पूरा करने के _ 
लिए वह जी-जान सब कुछ अपित कर रहा है सफल होगा, और वह अपनी 


तो यह निराशा की गहन तमिख्रा से मुवत पूर्ण ट्रेजेडी नहीं है--ऐसे व्यक्ति. ४. 

. के अंत पर पूर्ण निराशा या नाउम्मेदी की चेतना कभी नहीं छाती और न. 

.. उसका अन्त ऐसे शोक को जन्म देता है कि जिसका शमन नहो सके॥ 
है 


|. उसका उपशमभन इसी प्रकार होता है। इन शब्दों के साथ वह अपनी... 


“इस अनन्त युद्ध में, खास तौर से और अछग से तुम्हें, दु:ख मनाने ._ 5 








कपडे रूसी साहित्य का इतिहास 


का कोई अधिकार नहीं है। बड़े महान्‌ सत्य के नाम पर, जो कि तुमसे 
कहीं अधिक बड़ा है, दूसरों के प्रिय बंटे, श्रिय बेटों की जगह लेने जा _ 
रहे हैं।' यूद्ध के अन्तिम वर्षों की कृतियाँ शीघ्र आने वाली विजय के 
उल्लास से परिपूर्ण हैं। यदि १९४१-४२ की क्ृृतियों में शत्रु द्वारा ध्वस्त 
भूमि का चित्र है तो अब फिर से इस समय की रचनाओं में नये जीवन 
का चित्र उभर रहा है जो मानों उदय होनेवाले सूर्य या बसन्‍्त के समान 
है (इन्बर की कविता बसन्‍्त', सुदकोव की रचना हमारी प्रतिष्ठा 
की बहन--बसन्‍्त' ) । द 


वसीली स्योर्किन 
यदि तीखनोव ने कीरोव के माध्यम से लेनिनग्राद का प्रतीकात्मकः 
रोमांटिक चित्र प्रस्तुत किया और अलीगेर तथा अन्तकोव्स्की ने कविता 
.. की प्रगीतात्मकता पर ज़ोर दिया, जिसके मूल में जीवन के यथार्थवादी 
तथ्य थे, तो त्वरदोव्स्की ने अपनी कविता वसीली त्योकिन' में 


... रूसी सैतिक का सामान्य यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया। त्योकिन सामान्य द 


सिपाही है जिसमें रूसी सैनिक की सामान्य विशेषताएँ बड़े स्वाभाविक 
छंग से प्रकट होती हैं। उसमें साहस, बलिदान की भावना, स्वदेश प्रेम 
तथा रहस्य-व्यंग्य की रुचि है। युद्ध की अनेकात्मर्क परिस्थितियों के बीच 
उसका चित्रण किया गया है. और उसमें वे विशेषताएँ दिखाई गयी हैं जिनके 
कारण सोवियत सेना अजेय है। वह जानता है कि प्रत्येक सैनिक के साथ. 
सारा देश है, वह अकेला नहीं है। कविता अनेक घटनाओं से निर्मित 
है जिसमें त्योकिन का युद्ध का जीवन चित्रित किया गया है। शत्रु की 
गोलियों की बौछार के बीच दरूदल में पड़ा हुआ वह हिम्मत नहीं हारता, 


.. वह नदी तैर कर अपना काम पुरा करता है और शत्रु का हवाई जहाज 


_अ्िराता है तथा अपने प्लाटून के साथ आक्रमण करता है। बुरी तरह जख्मी _ 


पा हो जाने पर भी वह अपनी जगह ड्यूटी पर छौट आता है। यही उसका 






रा . जीवन है और यही स्रोवियत सेना का भी जीवन है। अपनी विजय में 
_. अडिग विश्वास उसे अतुलित शक्ति देता है और वह सब काम सफलता 
पन्न करता है। कवि ने त्योकिन के माध्यम से बड़ी कलात्मकता के ._ 








युद्धकालीन साहित्य... जम क्‍ . हइपप्‌ 


साथ समकालीन नायक का चित्र प्रस्तुत किया है और त्योकिन जैसे 
सामान्य सैनिक के रूप में सारी जनता के युद्ध को प्रस्तुत किया है। 
कवि ने सोवियत सेना की पृष्ठ-भूमि में अपने नायक का चित्र प्रस्तुत. 
_ किया है। कवि अपनी सामग्री---फ़ौज का रहन-सहन, उसके मनोविज्ञान... 
उसकी भाषा से बहुत अच्छी तरह परिचित है। भाषा हलके व्यंग्य से उत्तम 
है। युद्ध के दिनों में यह कविता बड़ी छोकप्रिय हुई। नायक के चित्र की 
महत्ता के कारण युद्ध के अनेक पक्षों के चित्रण के कारण और प्रगीतात्मक 
तथा संवेदनशील भावों की गहराई के कारण, युद्धकालीन काव्यों के बीच 
त्वरदोव्स्की का यह काव्य सर्वोच्च स्थान प्राप्त करता है। युद्ध के वर्षों 
. में इससे लोगों को बड़ी प्रेरणा मिली और आज भी इसका विचारात्मक 
त्तथा कलात्मक महत्त्व है। द के बह 
गय द 
युद्ध के वर्षों में सोवियत गद्यकारों ने कई दिश्ञाओं में काम किया। 
. इनमें युद्ध की घटनाओं का चित्रण करने वाले लेख बहुत व्यापक हुए। 
. इन लेखों में ऐतिहासिक महत्त्व की बहुत अधिक सामग्री इन लेखकों द्वारा 
एकत्रित हुई। इनमें युद्ध के वे सभी युग, सभी परिस्थितियाँ, चित्रित 
: हुई जिनके बीच से यह युद्ध चला। इनमें भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरणा 
देनेवाली सोवियत नायकों की देशोद्धार की अभूतपूर्व साहस तथा बलिदान 
को गाथा सुरक्षित है। देश प्रेम को उद्बोधित करनेवाले तथा शत्रु के 
अति घृणा भड़कानेवाले इन कलात्मक प्रचारात्मक लेखों ने देश की जनता 
को थुद्ध के लिए सन्नद्ध कर बहुत बड़ा काम किया। अलेक्सेन्द्र तोलस्तोय 
की लेखों की पुस्तक स्वदेश', ऐरनबुग को पुस्तक युद्ध! तथा अन्य 
कतियों का सैनिकों तथा नागरिकों सभी पर बड़ा प्रभाव पड़ा। युद्ध- 
. काछीन इन प्रचारात्मक लेखकों का बड़ा सामाजिक, शिक्षात्मक महत्त्व 
. था। आगे चल कर यह लेख इन लेखकों के सर्जनात्मक मार्ग के महत्त्वपुर्ण, 
. चरण बन गये और इनके आधार पर लेखकों ने सीमनोव, गरबातोव, 
... फूलेवोय, इस युद्ध के संबंध में बड़ी महाकाव्यात्मक कतियाँ प्रस्तुत कीं। 
.._युद्ध की गतिविधि के साथ लोगों का अनुभव तथा पर्यवेक्षण भी बढ़ा 








रेपद.. रूसी साहित्य का इतिहास 


और लेखों तथा छोटी कहानियों के साथ अधिक व्यापक वस्तु-विधान वाली 
कृतियाँ---बड़ी कहानियाँ तथा उपन्यास--भी सामने आई। बाँदा : 
वसिलेव्स्कया का इन्द्र धनष' गरबातोव का अजित' ग्रोसमन का. 
अमर जनता” सीनोनोव का दिन और रात'। इन कृतियों ने यद्ध के 
अनेक पक्षों का चित्रण किया और देश की रक्षा करनेवाले सोवियत व्यक्ति 
की नयी-नयी' विशिष्टताओं को प्रदर्शित किया। इनमें उन प्रदेशों की. 
सोवियत जनता को देश के प्रति वफ़ादारी चित्रित की गयी है जहाँ जर्मनों 
का अधिकार था (अजित)। इतिहास में अलरूम्य स्तालिनग्राद की. 
रक्षा की दृढ़ता का चित्र है (दिन और रात), फ़ासिस्टों की बर्बरता 
प्रदर्शित है (इन्द्रधनूष') तथा सोवियत जनता की राजनैतिक, वैतिक 
एकता, तथा आत्मिक महानता का चित्रण है (फदेयेव का जवान 
गा या युवक रक्षक )। इन सभी कृतियों में महायुद्ध के यूग की 
छाप है। द 
ल० सोबलेव की कहानियों समुद्री आत्मा" में प्रत्येक नायक कर्तव्य, 
साहस तथा दढ़ता की भावना से यक्‍त है। स्टीमर के तीन चालक गोलियों, 
के बीच ज़रूमी हो जाने पर भी अपने स्टीमर को नहीं रोकते और उसे 
चलाते रहते हैं। संघर्ष नाटकीयता, रोमांटिक रंग तथा कथन का. 
सारगर्भी ढंग सोबलेव की शैछी की अपनी विशेषता है। 
.._ अलेक्सेई तोलस्तोय की कृति इवान सूदरयोव की कहानियाँ की 
विषय-वस्तु रूसी जातीय चरित्र है। इन कहानियों में लेखक ने इस प्रश्न 
का उत्तर दिया है कि इस युद्ध में रूसी क्यों विजयी हुए। 

९४२ में बसीली ग्रोसमन की कृति अमर जनता" प्रकाशित हुई ॥ 
समें जनता को ऐतिहासिक शक्ति की प्रगति के रूप में चित्रित किया 
गया है और सोवियत सेना का जन-रक्षक रूप प्रदर्शित किया गया है। 
साथ ही जनता और कम्यूनिस्ट पार्टी का ऐक्य दिखाया गया है जो कि 
फ़ासिस्टों पर उसकी विजय का मूल कारण है।. 
. बांदा वसीलेव्स्काया के उपन्यास इचद्धधनष” में जनता द्वारा 













युद्षकालीन साहित्य... ३५७ 


का जीवन और युद्ध चित्रित किया गया है जहाँ पर फ़ासिस्टों का अधिकार _ 
 था। यह पुस्तक यह प्रदर्शित करती है कि किस प्रकार रूसी जनता, 
माताएँ और यहाँ तक कि बच्चे फ़ासिज़्म के अत्याचार के बीच देश की... 
स्वतन्त्रता के सेनानी बन गये। इसका शीर्षक स्वयं जनता की आने 
. वाली विजय का प्रतीक है। सोवियत जनता की अपराजेयता और शात्र 
द्वारा अधिक्वतक्षेत्र में उसके दुख सहन तथा युद्ध की विषय-वस्तु का उद्‌- 
घाटन गारबातोव की कृति अजित' में हुआ है। इसका मुख्य भाव: 
यह है कि जो शत्र्‌ को आत्म-समपंण नहीं करते, जिनकी आत्मा 
अजित' है, विजय उन्हीं की है। 


रात और दिन में युद्ध के बीच स्तालिनग्राद के दिनों और रातों 
. का वातावरण प्रस्तुत किया गया है जब कि केवल सड़क के लिए ही नहीं 
वरन्‌ प्रत्येक मंजिल और मंजिल की प्रत्येक सीढ़ी के लिए लड़ाई हो रही 
.. थी। रात और दिन' में सीमोनोव ने स्तालिनग्राद के युद्ध में सोवियत 
. सैनिकों के साहस और दृढ़ता का चित्र प्रस्तुत किया है। युद्ध के सामान्य 
. सैनिक के रूप में कथा के केन्द्र में कप्तान सबूरोव है, जो बटालियन का 
. कमांडर है। उसके युद्ध के कार्य-कलाप द्वारा पाठकों के सामने स्तालिनग्राद 
का चित्र प्रस्तुत होता है। कथा में वरणित घटनाएँ सबूरोव के सैनिकों 
. द्वारा अधिकृत एक टूटे-फू्ट मकान के चारो ओर केंद्रित हैं जिसकी सोवियत 
_ सैनिक रक्षा कर रहे हैं और जिसे जन सैनिक अपने अधिकार में चाहते 
.  हैं। जमंत फ़ासिस्टों से इस मकान की' रक्षा उन कार्य-कलापों का आधार 
है जो कि इस कथा में विकसित होती हैं। इसकी मकान की रक्षा में 


पप्रियतमा, उसके युद्ध के साथी, यह सभी लोग ऐसे हैं जिनका सारा आचरण, 
..कार्य-कलाप इस तथ्य और हरुक्ष्य से प्रेरित है कि उन्होंने अपने को पूर्णतया... 
स्वदेश रक्षा के लिए समर्पित कर दिया है और प्रत्येक क्षण अपना जीवन _ 

















: सबूरोव और सोवियत सैनिक अपूर्व दुढ़ता, साहस तथा आन्तरिक शक्ति... | 
. प्रदर्शित करते हैं।डिवीज़न कमांडर प्रोत्सेंकी, कप्तान सबूरोव, उसकी . .. | 


. होम करने को तथ्यार हैं। जब भी एक क्षण का विश्राम संभव प्रतीत होता... 
.. है उस समय कप्तान संबूरोव आक्रमण का प्रस्ताव रखता हैऔर अपनी. 





३५८ रूसी साहित्य का इतिहास 





बटालियन के साथ जर्मनी पर आक्रमण कर देता है। इसमें सोवियत 
जनता की अपराजेयता और असीम देश प्रेम का निरर्शन है जो कि उसे 
व्यक्तिगत स्वार्थों और सभी प्रकार की कठिनाइयों पर विजय पाने की. 
शक्ति देता है। ५ 
सीमनोव की इस कथा का महत्त्व इस बात में है कि उसने युद्ध के 
संघर्ष तथा असीम कठिनाइयों का पूर्ण चित्र प्रस्तुत किया और उन .. 
सोवियत देशभकतों को चित्रित किया जिन्होंने इन बाधाओं के होते हुए... 
'भी स्तालिनग्राद की रक्षा की और विजय प्राप्त की। अत्यन्त कठिन 
परिस्थितियों के बीच प्रदर्शित सोवियत देशप्रेम के स्वरूप और स्वभाव 
का गंभीर उद्धाटन सीमनोव की इस कथा का विशेष गृण है। 


लिओनोव की कृति वेलीकोशूम्स्क पर अधिकार की घटनाएँ 
..नीपर नदी के पच्छिम सोवियत सेना के आक्रमणों से संबंधित हैं। कथा _ 
. के नायक टैक वाले हैं। उनके माध्यम से सोवियत सेना की उच्च कत्तंव्य . 
भावना और साहस का चित्रण किया गया है जो उसकी अपराजेयता का _ 
मूल स्रोत है। इसके साथ ही नायक इस भावना से ओत-प्रोत है कि वे _ 
. युद्ध द्वारा संसार का भविष्य निर्मित कर रहे हैं और उनकी दृढ़ता तथा 
उनके साहस पर जनता तथा मानवता का उद्धार निर्भर है। । 

.. शोलोखोव की कृति वे मातृभूमि के लिए छड़े' में दान के स्तेपों में... 
. युद्ध का वर्णत है। इसके नायकों के साहसपूर्ण कार्यों का उदघाटन सोवियत. 
.. व्यक्ति की मूलभूत देश प्रेम की चेतना की अभिव्यंजना के रूप में हुआ है। 
. शोलोखोव के नायक शांति प्रेमी, परिश्रमी व्यक्ति के रूप में चित्रित हुए... 
हैं जो कि शांतिमय समय को फिर से वापस लाने के लिए युद्ध कर रहे हैं। - 
बत्रु के प्रति उनके हृदय में घुणा है क्योंकि उसने इनके दांतिमय निर्माण 
.. का काम रोक दिया। देश ,के प्रति अगाध प्रेम, साहस, एक दूसरे के 






के : प्रति उत्तरदायित्व की भावना--यह इन' नायकों की विश्ेषताएँ हैं। 





यहाँ यह कहना आवश्यक है कि यद्यपि १९४१-४५ के साहित्य में ' 
के बीच जनता के साहसपूर्ण कार्यों का वर्णन हुआ है फिर भी मोर्चे ' 
पीछे जनता के थुद्ध का जारी. रखने का जो कार्य और प्रयत्न है उसका _ हा 








"लगरबकीनन लाल जके +ैफी--- 5 “+०+-+०१३/००००००० 


युद्धकालीन साहित्य कक ५३ “बल 


चित्रण बड़ा दुर्बल है। वेलोक्लाम्स्कोयेशोसे (वलोक्छाम्स्कोये सड़क) 
शागिन्यान का रक्षा में उराल,' परफूपोरोव का शान्ति के लिए युद्ध', 
पेरवेन्त्सेव की परीक्षा, करवाएवा की अग्नि, ग्लदकोव की प्रतिज्ञा 


आदि कृतियाँ इसी विषय-वस्तु को लेकर लिखी गई हैं फिर भी आलोचकों 


के विचार से इन कृतियों को ऐसा कलात्मक रूप नहीं प्राप्त हो सका है 
जैसा कि होना चाहिए। यद्ध के अंतिम वर्षों की कृति मोर्चे से सलाम 
में सेनिकों की भावनाओं का चित्रण हुआ है जो शत्र पर विजय प्राप्त कर 


भविष्य के शांतिमय निर्माणकारी कार्यों के विषय में सोचने लगे हैं जिससे 


कि सोवियत जनता का जीवन युद्ध के पूर्व की अपेक्षा और भी अच्छा हो 
जाय। फिर भी शांतिमय निर्माणकारी परिश्रम की विषय-वस्तु युद्धोत्तर 
काल में पूर्णतया अंकित हो सकी। द 

नाटक 

युद्ध के वर्षों में नाटकों का बड़ा विकास हुआ। सोवियत देश-भक्‍्तों 


... के आचरण, और अनुभूतियों की महत्ता को प्रदर्शित करने के लिए सोवि- 


. यत लेखक युद्ध के दिनों में साहित्य के इस रूप की ओर उन्मुख हुए 


.. रूसी जनता 


. यद्ध के दिनों में जनता को उदबद्ध तथा सन्नद्ध करने में तथा उसमें 


ही स्फूर्ति भरने में सोवियत रंगमंच का बड़ा महत्त्वपूर्ण योग है। युद्ध के वर्षो 
में कलाकारों के बहुत से मंडल (३६८५) युद्ध के मोर्चे पर गये और 


वहाँ कलात्मक प्रदर्शन प्रस्तुत किये। 


युद्धकालीन नाटकों के सामान्य भाव का द्योतक के० त्रिन्योव का. 
वह लेख है जिसे उसने फ़ासिस्टों के आक्रमण के चार दिन बाद प्राव्दा 
के लिए. लिखा था। इसमें उसने कहा कि “आज के सोवियत साहित्य _ 
का लक्ष्य है अपनी सारी प्रतिभा और प्रेरणा का इस बात के लिए प्रयोग. 
_ कि जनता की अनभूतियाँ, उसके क्रोध, देश के प्रति उसके उद्दीप्त प्रेम... 
तथा साहस की व्यंजना हो सके और न केवल इनका अभिव्यंजन हो... 


..._ बरन युद्ध में उसे विजय की प्रेरणा तथा भावना से भरे। 








३६० रूसी साहित्य का इतिहास 


फ़ासिस्टों के विरुद्ध सोवियत जनता के पार्टिज़न” (छापामार) 
युद्ध की विषय-वस्तु युद्ध कालीन नाटकों में प्रधान रहा है। इसकी 
अभिव्यक्ति लिओनोव के नाटकों आक्रमण तथा ्योनुष्का', कमि- 
चूक के यूक्रेत के स्तेपों में छापामार', अन्धकार में मिलन 
आलीगेर के सत्य के बारे में कथा” आदि नाटकों में हुआ है। इसके 
साथ ही रमाशोव के प्रसिद्ध वंश', फ़ीन के प्योत्रक्रीमोव, सलनीम्स्की 
के उरालवासी' नाटकों में सोवियत श्रमिकों और कलखोजियों के उन 
साहसपूर्ण कार्यों का प्रदर्शन हुआ है जिनके सहारे यह देश इतना बड़ा 
युद्ध इतने समय तक चला सका। 


युद्धकालीन नादय साहित्य की सबसे बड़ी सफलता १९४२-४३ में. 
हुई जब एक के बाद एक उच्च कोटि के नाटक जनता के सामने आये। 
इनमें सीमनोव के रूसी जनता', लिओनोव के आक्रमण, कर्निचूक' के 
मोच”, अलेक्सेई तोलस्तोय के भयंकर इवान, सोवियत साहित्य की _ 
महत्त्वपूर्ण कृति के रूप' में माने जाते हैं। के 
जब सीमोनोव का नाटक रूसी जनता प्रकाशित हुआ तो तार. 
द्वारा यह पुरा नाटक अमेरिका भेजा गया। उस समय फ़ासिस्टों के विरुद्ध 


हे रूसी जनता के साहस की कथा कहनेवाली कृतियों का विदेश में इतनी _ 
बेताबी से इन्तज़ार हो रहा था | 


.... इस नाठक के नायक सामान्य रूसी स्त्री-पुरुष हैं जिन्हें हर जगह देखा 

जा सकता है। भूतपूर्व मोटर चलानेवाला शोफ़र और अब सोवियत सेना _ 

क। अफ़सर सिफोनोव, उसकी प्रेयसी शोफ़र वाल्या, बुडढा रूसी अफसर 

. वासिन, जो अपनी अवशिष्ट शक्ति से शत्रु से लड़ने के.लछिए सोवियत सेना 

... में दाखिल हुआ है तथा ग्लोवा ये सामान्य सोवियत जनता से भिन्न नहीं 
... हैं। इनमें वही मूछभूता गुण हैं जिनसे कि सामान्य जनता निर्मित है। 

.. 'कत्तंव्य की भावना, दृढ़ता, देश के लिए सब कुछ सहने की तत्परता-- 

.._ इनके चरित्र की मुख्य विशेषताएँ हैं। हि 

... कमांडर सफोनोव की टुकड़ी एक छोटे से शहर में जमंनों द्वारा घिरी _ 

डर से लेकर सामान्य सैनिक तक यह जानता है कि मृत्यु निश्चित . 


































युद्धबआालीन साहित्य... इंइ१... ' 


है फिर भी कोई आत्म-समपेण नहीं करता और न अपनी जगह छोड़ता _ 
नहै। सफोनोव बिना संकोच अपनी प्रेयसी वाल्या को संकटपूर्ण कार्य; 
. खोज-खबर लाने के लिए भेजता है और वाल्या बिना हिचकिचाहट के... 
.. इस काम पर जाती है और अपनी बलि देने को तय्यार है।.. 
सफोनोव और उसकी ट्कड़ी का साहस उस समय विशेष रूप से 
कट होता है जब उसकी रक्षा के लिए आती हुई सोवियत सेना से मृत्यु 
.. का संकट दूर हो जाता है किन्तु फिर से प्राप्त जीने के अवसर और अपनी 
.. सुरक्षा को ठुकराकर वह युद्ध की योजना सैनिकों के सामने रखता है जिसमें 
.. यदि सब नहीं तो बहुत से तो जरूर ही नष्ठ हो जाएंगे। निश्चित मृत्यु, हे 
फिर जीवन प्राप्ति का आनन्द और फिर तत्क्षण मृत्यु की ओर बिना संकोच. 
के संचरण, ऐसी परिस्थिति का चित्रण इस नाटक में किया गया है। अधिक 
शक्तिशाली शत्र से उन्हें पुल छीनना है और अपने अधिकार में रखना 
है जो सेना के यातायात के लिए अत्यावश्यक है। 
.... सफोनोव बिन किसी प्रकार के संकोच के अपनी टुकड़ी को युद्ध में 
.. े जाता है और अपने जीने की चिन्ता नहीं करता। वह जानता है कि 
. देश के प्रति कत्त॑व्य मनुष्य के व्यक्तिगत स्वार्थ से कहीं ऊंचा है। 
सीमनोव का यह नाटक प्राव्दा' में छपा था और लाखों छोगों ने 
_ इसे पढ़ा। यह नाटक युद्धकालीन महत्त्वपूर्ण कृतियों में से एक है। इसने 
. रूसी जनता के देशप्रेम का बड़ी स्पष्टता से उद्घाटव किया जो कि. 
इसमें उच्च भावनाओं को जगाता है, चारित्रिक दुढ़ता लाता है और 
कठिनाइयों को सहने की अपूर्ब शक्ति देतां है। सबसे बड़ी बात यह कि का 
. आओ विशिष्टताएँ विशेष प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों में नहीं, वरन्‌ सामान्य... 
साधारण लोगों के जीवन के उदाहरण द्वारा प्रस्तुत की गयी हैं। _ 
इसमें सोवियत सेना की दुढ़ता तथा साहस का प्रदक्षैन युद्ध के प्रतिदित के .- 
- जीवन की कठिनाइयों के बीच हुआ है।.ः 
हु इस नाटक का नायक सोवियत युग की रूसी जनता है। इसी मे. 0 
.. (रूसी जनता ) सब कुछ कह दिया गया है, इसी में सब कुछ ० 


रथ की ली 80 और मी 


७-०-+++ -५--३०३-२००/क३----+५२-२५००३ ७५५ -ा०ढ०..---बरन टवपपन पकतानधिकणमन+न 


,७८०४७-७०७०७७५७५-५-५८०ने ५५५० -० ५+७३७ अर. ५८५ ७-+५०--+-५७५५3०-५५७५-५-२०५५००५८०५३-५००.-३०३३५४७७०--०३५०००२-+०८- 


0 ...3८५५०० ६८००2 "--3०७५००% “कब «-२22५५> ३००८० 3०-५८ ८ >ल्‍पेनओ र अिकक अ 22०2 मनन ४ 


(५-० सतत +नर+>+०म सर & है 








३६२ रूसी साहित्य का इतिहास 
फ्रंट या मोर्चा क्‍ 
रूसी जनता के समान कनिचूक का नाटक 'मोर्चा' भी प्राब्दा में 
छपा था। कनिचूक एक यू क्रीीय लेखक है किस्तु उसके नाटक ने ऐसे 
प्रश्न को उठाया जिसका कि सारे देश से संबंध था । इसलिए वह केवल 
यूक्रेनियों की ही चीज़ नहीं वरन्‌ सोवियत साहित्य की कृति बन गयी 
यह नाटक १९४२ की ग्रीष्म के संकटापन्न दिनों में प्रकाशित हुआ. 
जब कि जमंन कृबांस्की स्तेपी को पार कर गये थे। कवकाज़ खतरे में 

था और जमंन स्तालिनग्राद तक पहुँच गये थे। द 
देश के ऐसे संकटापन्न दिनों में कानिचूक ने बड़े साहस के साथ उत्त 
सेनाधिपतियों का चित्र खींचा जो आत्म-संतुष्ट थे और जो अपने प्राचीन 
अनुभवों पर निश्चिचत बैठ युद्ध की नवीन वैज्ञानिक प्रक्रियाओं से बेखबरः 
थे। आज का युद्ध-विज्ञान कमांडरों के सामने नयी माँगे प्रस्तुत कर रहा 
है। इनको न समझने का अर्थ है पराजय तथा नाश। जेनरल गोरलोव 
एंसा ही सेनाधिपति है जो गृह-युद्ध के समय ऊपर उठा और जिसका बड़ा. 
.. प्रभाव है। किन्तु वह नये युद्ध-विज्ञान की आवश्यकताओं को न समझ 
. पाता है और न उनके लिए तय्थार है। खुशामदियों से घिरा हुआ वह स्पष्ट 
 स्वतस्त्र सम्मृतियों को दबा देता हे। इसका परिणाम होता है युद्ध में 
असफलता और देश की मूल्यवान निधि सोवियत जनता का नाश) 
. गोरलछोव का चरित्र यह प्रकट करता है कि युद्ध में विफलता शत्रु की चढ़ी- 
. बढ़ी शक्ति के कारण नहीं होती बरनू इसलिए होती है कि जिन लोगों को 
. देश की रक्षा का भार सौंपा गया है वे युद्ध के नवीन विज्ञान से संपन्न नहीं 
...हैं। गोरलोव के विपरीत कनिचूक जेनरलू अग्न्योव का चित्रण करता 
.  हैजो युद्ध के अनुभवों से पुष्ट है और शत्रु से भी सीखने को तैयार है और 
_ फिर उसे सबके सिखाने को तय्वार है।......़् 
.... इस नाठक ने इस प्रकार कमांडरों को आत्मालोचना के लिए विवश 
किया और उनको हर क्षण युद्ध की नयी बातें सीखने और तत्पर रहने को. 














जिससे कि उनमें जेनरल गोरछोब के संस्कार न आ जाँय। 





प्रकट किया जिससे कि वह सामयिक असफलताओं के बावजूद युद्ध का 


प्रस्तुत किया गया है। साहित्य का एक लक्ष्य जीवन में अद्यापि अविजित 
त्रुटियों का प्रदर्शन तथा लोगों की बुराइयों की आलोचना भी है। मोर्चा 


की पूर्ति युद्ध करता है। 

आक्रमण 

... सीमनोव ने सामान्य सैनिकों का देश प्रेम प्रदर्शित किया। कनिचूक 
ने उनके सेनापतियों का और लिओनोव ने देश प्रेम की शक्ति का और यह 


... दिखाया कि देश-प्रेम किस प्रकार व्यक्ति को अपनी तुच्छ भावनाओं, 


.. स्वार्थपरता तथ अन्य व्यक्तियों से अपनी भिन्नता की भावना पर विजय 

. ब्राप्त करने में सहायता देता है। लिओनोव के नाटक का नायक फूयोदोर 
ऐसे समय अपने शहर में वापस छौटता है जब कि जन उसमें प्रवेश करने 
. बाले हैं। वह त उनके साथ सहमत है, जो कि शहर छोड़ कर जाना चाहते 
हैं और न उनके साथ, जो छापेमार रूप में जनों से लड़ना चाहते हैं। वह 
. अभी-अभी कई वर्ष जेल में बिता कर लौटा है। वह स्वयं लोगों से अलग 
रहा है। इसलिए लोग उसका ऐसे महत्त्वपूर्ण क्षण में विश्वास नहीं कर 
 पाते। एकाकी, अन्दर ही अन्दर उसमें बड़ा मानसिक संघर्ष होता है। 
 लिओनोव यह प्रदर्शित करता है कि किस प्रकार फूयोदोर में देश 


खूफ़िया के आदमी को मार डालता है। जर्मन खुफ़िया को धोखे में डाल 


. मरता है ः 


"कक 





युद्धकालीन साहित्य... .... हइद्क . 


संचालन कर रहा था। इस नाटक में त्रुटि स्वीकार और आत्म-शक्ति 
दोनों का प्रदर्शन किया गया है। कनिचूक के इस नाटक का महत्त्व इस बात 
में है कि इसमें साहित्य के नकारात्मक नायक के चित्रण का उदाहरण 


नाटक इसी लक्ष्य, जीवन के विकास में बाधा डालने वाली सभी त्रुटियों 


. भक्ति का भाव पुष्ट होता है और बाधाओं के होते हुए भी अपमान, शोक _ 
और अपने अहं पर विजय प्राप्त करता है। फ्योदोर में अच्छी भावनाओं 
का पुनर्जन्म होता है। वह इस युद्ध में भाग छेता है और गेस्तापों या. 


कर वह अपने को पाटिजन या छापामारों का कमांडर बताता है। ८ 
इस प्रकार वह असली कमांडर को बचाछेता हैऔर वीर की तरह... 





३६४ 























इस नाटक का मुख्य भाव यह है कि देशप्रेम का भाव सभी रूसियों: 
'को एक धागे में पिरो देता है, उनकी तुच्छ स्वार्थ भावनाओं को नष्ट कर. 
देता है और उन्हें देश के युद्ध में सच्चा बलिदानी योद्ध। बना देता है। 
इस नाटक में सोवियत सेना की अपराजेयता तथा शत्रु की तुलना में उसकी 
कहीं अधिक नैतिक श्रेष्ठता की भावना को व्यंग्य से समन्वित सामाजिक, . 
मनोवैज्ञानिक नाटक के रूप में अभिव्यक्ति मिछी। । 
रूसी जनता' आक्रमण और 'मोर्चा' का समस्त,युद्धकालीन नाट्य 
साहित्य पर बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा। सीमोनोव, करनिचूक, तथा 
लिओनोव के नाटक स्तालिन पुरस्कार द्वारा पुरस्कृत हुए॥.. 
.. युद्ध के अन्तिम वर्षो में ऐसी नाट्य कृतियाँ सामने आईं जिनमें विजय 
की ओर बढ़ती हुई सोवियत जनता के फ़ासिज््म के विरुद्ध साहसपूर्ण क्ृत्यों 
को अमर बनाने का प्रयत्न रूक्षित होता है। विश्नेष्स्की का नाठक 
'लछेनिनग्राद की दीवालों के पास, छेनिनग्राद की रक्षा से संबंधित नाटक 
है। चेप्रिन का नाठक, स्तालिनग्राद वाले” स्तालिनग्राद की रक्षा: 
के साहसपूर्ण कृत्यों का चित्रण करता है। सेवस्तोपोल के नाविकों का. 
साहसपूर्ण चित्र, लवरेनेव के नाटक काले सागर का गीत' में सुरक्षित 
है। इन नाठकों के रचयिताओं ने इतिहास छेखक को घटनाओं की 
“विशालता और उनके ऐतिहासिक महत्त्व को प्रस्तुत किया है। क्रोन के . 
जहाज़ी बड़ा का अफ़सर' नाटक में सोवियत नौसेना के आदर्श अफ़सर 
का चित्र है। 
इस प्रकार युद्धकालीन नाठकों ने सन्‌ २०-३० के नाटकों की परंपरा _ 
को आगे बढ़ाते हुए उसे नवीन ऐतिहासिक विषय-वस्तु प्रदान किया और 
इस परंपरा को समृद्ध बनाते हुए अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। 
शेतिहासिक उपन्यास हक कि 
युद्ध के वर्षों में ऐतिहासिक कथावस्तु का सोवियत साहित्य के बीच. 
त्वपूर्ण उद्घाटन हुआ। जनता अपने उन महान्‌ पूर्वजों का अलेक्सा- 
गे, दिमित्रीदास्कोय, अलेक्सान्द्र सुबोरोब, मिखाईल कुतुजोब 
बराबर स्मरण करती रही जो कि रूस के सम्मान और उसकी 










युद्धछालीन साहित्य ३६५, 


स्वाधीनता के लिए लड़े। सुवोरोब, कुतूजोव, उषाकोव, नखीमोव आदि 
के चित्र सैनिकों को युद्ध में बराबर प्रेरणा और स्फूर्ति देते रहे। 
युद्धकालीन ऐतिहासिक कृतियों की कथावस्तु मुख्यतया उत्त यूगों से 
. संबंधित है जब कि रूसी राष्ट्र की दृढ़ता और जातीय स्वतन्त्रता के लिए 
प्रबल प्रयत्न हुए। इवान भयंकर के युग ने बहुत से लेखकों का ध्यान 
अपनी ओर आऊक्ृष्ट किया क्‍योंकि यह रूसी राष्ट्र के केन्द्रीकरण के इति- 
_हास का महत्त्वपूर्ण समय माना जाता है। 
युद्ध के वर्षों में इवान भयंकर से संबंधित कई कृतियाँ सामने आई- 
 अलेक्सेई तोलस्तोय के नाटक, सेल्वींसकी तथा सलव्येव के नाटक 
_“लिवोन्स्वीय युद्ध और 'महान्‌ शासक' और कर्तिल्योव का उपन्यास 
इंवान भयंकर'। कस्तिल्योव के उपन्यास इवान भयंकर' में इवान के 
. शासन संबंधी कार्यों को इस मुख्य विचार से प्रेरित किया गया है कि इवानः 
. रूस की एकता और राष्ट्र का केन्द्रीकरण चाहता है और रूस की 
.. अस्तर्राष्ट्रीय स्थिति मज़बूत बनाना चाहता है। लेखक सोलह॒वीं शताब्दी 
.. के रूसी समाज तथा जनता के जीवन का चित्र प्रस्तुत कर रहा है जिसमें 
_ सभी स्तर और सभी वर्ग बयार, सौदागर, किसान आदि चित्रित किये: 
गये हैं। अलोचकों का कहना है कि लेखक ने इसमें इबान की वेदेशिक. 
नीति पर अधिक ध्यान दिया है और उसकी गहनीति पर, सोलहवीं शती” 
के रूस के सामाजिक संबंधों और जंन-जीवन पर कम। उनकी: 
. दृष्टि में यह. इस उपन्यास की त्रुटि है। 
... त्रिन्योव का नाटक सेनानायक' और गोलबेव की कथा 
.. अबग्रतिओन' इतिहास के दूसरे युग से संबंधित है। इनमें सन्‌ १८१२ 
. में नेपोलियन के विरुद्ध जनता का देशप्रेम, नेपोलियन की सेना का नाश' 
_ त्था पार्टिजनों का छापामार युद्ध दिखाया गया है.। गोलुबेव की इस 
.. कथा की कमी यह मानी जाती है कि बग्रतिओन' के चित्रण में लेखक 
... ने केवल उसके सेनानायक के रूप को उभारा है। फलतः उसके जीवन' 
.. और चरित्र के अन्य पक्ष धूमिल् पड़ गये और उसका चित्र अच्छी तरह से 
.. निखर न सका।._ 





३६९ 





स्तेपानोव के उपन्यास पोर्ट आर्थर का मुख्य विषय है जनता का 
साहस, यूद्ध का की समस्या और युद्ध का मनोविज्ञान । यह उपन्यास 
बड़ा लोकप्रिय हुआ। इसने ( १९०४-१५९०५ ) के रूसी-जापानी 
युद्ध में इस' किले की रक्षा तथा उसके पतन का इतिहास चित्रित है। फिर 
भी इसमें १९०५ की क्रान्ति के निकट देश की जो सामान्‍य स्थिति थी और 
देश का जैसा वातावरण था, उससे युद्ध की घटनाओं का जो राजनीतिक 
तथा सामाजिक संबंध था उसका पूरा-पूरा उद्घाटन नहीं हो सका। 
सोवियत आलोचकों की दृष्टि से युद्धकालीन कई ऐतिहासिक कथा- 
वस्तु वाली साहित्यिक कृतियों में, देश के इतिहास की महत्त्वपूर्ण घटनाओं 
के चित्रण में कुछ सैद्धान्तिक राजनीतिक गलतियाँ रह गयी थीं। कतिपय 
कृतियों जैसे सेगें मेव के 'बिसाती' यरवुन्तोवा के जहाज़ समुद्र में जा रहे है' 
में अतीत क। आदर्शीकरण हुआ है। प्रभू वर्ग के कई लोगों को बड़ा आकर्षक 
चित्रित किया गया है और रूसीराष्ट्र के वर्ग प्रधाव रूप को भुला दिया 
गया है। इसी प्रकार प्रथम महायुद्ध से संबंधित कुछ कृतियों में रूसी 
सैनिक का साहस तो चित्रित किया गया है किन्तु यह नहीं बताया गया 
है कि कम्यूनिस्ट पार्टी इस युद्ध में जार की पराजय चाहती थी और 
जारशाही को नष्ट करने के लिए इस युद्ध को गुह-पुद्ध में परिवर्तित करना 
चाहती थी। उनके मतानुस।र ऐतिहासिक घटनाओं के बुर्जुआ लिबरल 
'वबिकृतीकरण ने इन कृतियों के कलात्मक स्तर को नीचा कर दिया । 











१०. अलेक्सान्द्र अलेक्सेन्द्रेविच फ़देयेव 
| १९०१- ] 
अलेक्सान्द्रेविच फ़देयेव उन सोवियत लेखकों में है जो अपने कार्यकलाप 
के आरम्भ से ही सोवियत देश के निर्माण में योग देते रहे हैं और जिनकी 
सर्जना को इस निर्माण के जीवन्त अनुभव से सामग्री मिलती रही है। 
फ़देयेव का जन्म २४ दिसम्बर १९०१ में हुआ था। सन्‌ १९१८ में वह 
बोल्वेशिक पार्टी में दाखिल हो गया। गहयद्ध क्रे वर्षों में उसने सोवियत 
शत्रुओं के विरुद्ध खूफिया युद्ध में भाग लिया। १९१९-१९२१ में वह 
“पाटिजन बना और बाद में लाल सेना में वह कुलचाक तथा जापानियों के 
. विरुद्ध लड़ा। वह एक विद्रोह के दबाने में बुरी तरह जख्मी भी हुआ। 
गृह यूद्ध के बाद वह पार्टी के काम में लग गया। 
.. उसकी सर्जना के मूल में गृहयूद्ध के संस्कार हैं। १९२१ से उसने 
लिखना शुरू किया। १९२३ में उसने अपनी कथा बाढ़” समाप्त की । 
. धार के विरुद्धकथा की कथा-वस्तु गृहयुद्ध से संबंधित है। १९२७ के 
उपन्यास के प्रकाशन से उसकी ख्याति बहुत बढ़ी। उसने 'राप' (रूसी 
प्रोलितारियत लेखक असोशिएशन) में बहुत काम किया और बाद में 
सोवियत लेखक संघ का सेक्रेटरी हो गया। 'उदेगे से आखिरी तथा युवक 
“रक्षक, उपन्यासों से उसका नाम और भी बढ़ा। वह लेनिन के आड्डेर द्वारा 
पुरस्कृत हुआ और उच्च सोवियत का डिप्टी चुना गया | वह लेखक संघ 
_ का संचालक है और कम्यूनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी के सदस्य के रूप में . 
पार्टी का काम भी करता है। द 
नाश द द द 
फ़देयेव का उपन्यास नाश” सोवियत साहित्य की महत्त्वपूर्ण कृति 
मानी जाती है जो गह-युद्ध से संबंधित है। इस उपन्यास के लिखने में 
उसने बड़ी मेहनत की । उसके कथनानुसार इसमें ऐसे अध्याय भी हैं 








३६८ रूसी साहित्य का इतिहास 


जो बीस बार लिखे गये और चार पाँच बार से कम लिखा गया उसमें 
. कोई अध्याय नहीं हैं। युद्ध के बीच मानवीय चरित्र का विकास और 
परिवर्तन तथा ऋ्रान्तिकारी युद्ध का चित्रण इस उपन्याश्ष की विशेषता 
है | गृहयुद्ध के बीच मनुष्य की परीक्षा होती है, उसका चुनाव होता है। 
. उपम्यास के केन्द्र में बोल्शेविक लेविंसोन है जिसमें क्रान्ति के 

बीच पार्टी का रूप उद्घटित होता हैं। क्रान्ति के बीच वह संगठन की द 
. अपूर्व क्षमता प्रदर्शित करता है। लेविंसोन का चित्र सोवियत साहित्य के... 
अत्यन्त सफल बोल्शेविकों के चित्रों में से एक है। मेचिक के रूप में उन. 

. बुद्धिजीवियों का भाग्य प्रदर्शित किया गया है जो वर्जुआ व्यक्तिवाद के. 
शिकार हैं और जनता से असंबद्ध होने के कारण खोखले हैं। वह केवछ 
अपने लिए है इसलिए वह अपने लिए सच्चे जीवन में महत्त्वपूर्ण स्थान' 
नहीं प्राप्त कर पाता । वह अकेला रह जाता है और परीक्षा के क्षण 
में इस ट्‌कड़ी का पता शत्रु को दे देता है। सर 
.. लेखक एक छोटे से पारटिज़न (छापामार ) समुदाय के माध्यम से उन 
मूलभूत शक्तियों को प्रदर्शित करता है जिन्होंने गृहयद्ध में भाग लिया। 
बोल्देविकों का संगठनकारी कार्य, क्रान्तिकारी आंदोलन में मज़दूरों या. 
श्रमिकों का महत्त्व, बुद्धिजीवियों और किसानों के भिन्न भिन्न स्तरों. 
सामाजिक जीवन के विश्लेषण की गहराई--यह फ़देयेव की मुख्य 
.. विश्ञेषता है जो उसकी कृतियों को महत्व प्रदान करती है। ४ 
... गोर्की के उपन्यास 'झा' से नाश उपन्यास का मुख्य भाव बहुत कुछ 
.. पिलता जुलता है जैसे 'मा' उपन्यास में वाहूय रूप से नायक की पराजय 
: है फिर भी उपन्यास जनता की भविष्य की विजय के विश्वास से पूर्ण है 
.. उसी भ्रकार 'नाश' उपन्यास में यद्यपि लेविसोन की दुकड़ी नष्ट हो. गयी 
.. और उसमें केवल १९ आदमी बचे हैं फिर भी यह स्पष्ट है कि क्रान्ति _ 
.. न्ब्ट नहीं हुई : उसके पीछे जनता है। लेविसोन के साथियों का वीरता 
- पूर्ण अन्त यह बता रहा है कि जनता अपने में फिर से कोई नयी शक्ति. 
कुंग अनुभव करेगी और फिर से युद्ध छेड़ेगी ?..... ० मा 
ज्यास की रचना , पात्रों के चित्रण का सिद्धान्त, जीवन में जो. 

















कर द अलेक्सान्प अलेक्सास्थ्रेविच फ़देयेव श्र 


|. कुछ है केवल वहीं नहीं वरन्‌ वह जो कि उसमें प्रोढ़ हो रहा है उसके 
.... चित्रण की क्षमता, यथार्थता का क्रास्तिकारी विकास के बीच चित्रण, 
... यह सब बताते हैं कि इस उपन्यास मे समाजवादी यथार्थवाद का पूरा- 
|. पूरा समावेश हुआ है। फ़देयेव उपन्यास के पात्रों के विभिन्न पक्षों को. 
.. प्रदर्शित करता है, उनकी अनुभूतियों की गहराइयों में पाठकों को ले 
जाता है, उनके चारों ओर के वातावरण को वड़े विस्तार से चित्रित करता 
है जिससे कि उनके व्यक्तित्व का बड़ा ठोस और स्पष्ट चित्र उभरता है। 

क्‍ उपन्यास के केन्द्र में लेविसोन है, उसके माध्यम से बोल्शेविक का, 
.. ज्षेता का तथा संगठनकर्ता का चित्र प्रस्तुत किया गया है । फ़येदेव बड़े 
कौशल से यह प्रदर्शित करता है कि किस प्रकार अपनी मानवीय दुर्बेलताओं 
घर विजय प्राप्त कर, अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को व्यापक सामाजिक 
.. रुक्ष्य के अधीन कर, वह अपनी सारी शक्ति क्रान्ति की सेवा में लगा देता 
. है और उन छोगों का संगठन करता है जो उसका विश्वास कर मौत के 
मूँह में भी जाने को तैयार हैं। मानवता के आनन्द का जो स्वप्न वह देखता 
है वह उसे कठिन क्षणों में नवीन शक्ति देता है और जीवन में उसका 


के 


_विदवास बना रहता है। वह संगठनकर्ता भी बहुत बड़ा है और अपनी. 
टुकड़ी में अनुशासन रखता है । अनुशासन भंग करनेवालों को वह रिवा- 
_ हवर से धमकाता है और खरबूजा चुरानेवाले मरोजका को न्याय के' 
_ हवाले कर देता है। सब जानते हैं कि वह केवल धमकी ही नहीं देता वरनू 
..._ उसकी धमकी कार्यान्वित भी होती है। इसी से सब उसके अनुशासन में 
|. रहते हैं। बोल्शेंविक विचारों कीं आन्तरिक शक्ति से ही वह टुकड़ी को... 
. अपने अनुशासन में रखता है। के का बह 
मरोजका चोरी भी करता है और शराब भी पीता है, फिर भी _ 


























.. हिचकिचाहट के अपनी बलि दे देता है। हि 
.. इस उपन्यास के मूल में समाजवाद का विचार है। लेखक गृहयुद्ध 


3 आ 


मा क्‍ वह देशसेवा के लिए तंय्यार है और वह इस काम में देश के लिए बिना _ कर 


की घटनाओं को समाजवाद की दृष्टि से देखता है। वह समाजवाद 





.. के इस युद्ध को देशभक्ति के जन-आन्दौलन के रूप में चित्रित करता है॥.._ कक 





३७० रूसी साहित्य का इतिहास 


इसका संचालन बोल्शेविक पार्टी कर रही है जिसका प्रतिनिधि छेविसोच 
है और जो स्वयं पार्टी नेतृत्व से निर्देशन प्राप्त करता है। इस प्रकार. 


 समाजवाद का विचार सारे उपन्यास का संगठन करता है। वह उस उच्च 


. आदर्श के रूप में प्रकट होता है जो लोगों को उदात्त बनाता है, उनको. । 
.. नैतिक उच्चता प्रदान करता है और उनको मानव की स्वतन्त्रता तथा | 


. देश सेवा के भाव की शक्ति से भर देता है। जितना ही मनृष्य इस आदरों 
के निकट और इससे सिक्‍त है उतना ही ऊँचा और महत्वपूर्ण उसका 
नैतिक रूप होता है और इससे उल्टा जितना ही मनुष्य इससे दूर जाता है 


बह अपने नैतिक गुणों को खो देता है । छेविसोन इस आदर्श का मू्ति- । 


मान रूप है और मेचिक इसके विपरीत । 


...._ उपन्यास इस प्रकार समाजवादी यथार्थवाद का उदाहरण प्रस्तुत 
.. करता है। जनात्मकता इसकी विशेषता है। समाजवादी आदर्श, विशिष्ट... 
. संपन्न नायक का चित्रण क्रान्तिकारी विकास के बीच जीवन का चित्रण, 
जतनात्मकता--इन सबका इस उपन्यास में बड़ा गहरा और व्यापक... 


त्रण हुआ है। 


.. <हदेंगे से आँखिरीः 


.. यह उपन्यास बहुत बड़ा है। इसका तीसरा भाग बहुत महत्वपूण है 


. और नाश' से मिलता-जुलता है। इसमें भी साइबीरिया के पाटिजन 

. (छापामारों) का युद्ध है और बोल्शेविकों का चित्र है। इसकी नयी घटनाओं . 

.. में से एक यह है कि श्वेत गार्डो के हाथ में श्रमिक इग्नात साएंको (जिसको... 

. प्राइचा कहते हैं ) पड़ जाता है। उसे बहुत सताया जाता है जिससे कि. 
..... चह अपने खुफिया साथियों का पता दे दे । वह सब प्रकार की यातना सहता 
.... है और मर जाता है लेकिन भेद नहीं देता । ही 
...... इस उपन्यास का सवप्रथम उद्देश्य समकालीन समाज का, पूँजीवादी ः 
..... व्यवस्था से निकलकर प्रोलितारियत्‌ क्रान्ति के माध्यम से समाजवाद 
.._. आं विकास प्रदर्शित करना है। गृहयुद्ध के युग का वर्णन करते हुए लेखक 
... आय:ः पूँजीवादी संसार का चित्रण करता है और यह संकेत करता है कि. 
अद्यपि यह पूँजीवादी व्यवस्था अब अतीत की वस्तु हो गयी, फिर भी इसके... 











रॉ 


अलेक्सान्द्र अलेक्सान्द्रविच फ़देयेव  डेजश 


समर्थक अभी जीवित हैं और कान्ति के विरुद्ध लड़ रहे हैं। इनका यह 
युद्ध केवल उनका पागरूपन है। सामाजिक ऐतिहासिक, घटनाओं के 
चेतन संचालन के विचार की इस उपन्यास में बड़ी स्पष्ट अभिव्यक्ति 
हुई है। 

द्वितीय यद्ध के पहले के फ़देयेव के उपन्यासों ने सोवियत साहित्य के 
विकास में बड़ा योग दिया । गृहयुद्ध क्री विषय-वस्तु के चित्रण में उसके 
उपन्यासों ने नवीनता का समावेश किया । 


जवान गाड या युवक प्रहरी 

.. द्वितीय महायुद्ध की घटनाओं के आधार पर फ़देयेव ने जवान गार्ड 
यायवक प्रहरी' उपन्यास की रचना की । इस उपन्यास में सोवियत जनता 
का गंभीर चित्रण हुआ और युद्ध के दिनों में प्रकट होने वाली उसकी 
महत्त्वपूर्ण विशेषताओं को बड़ी स्पष्टता से प्रस्तुत किया गया। 
उपन्यास का घटनात्मक आधार द 

..._ यह उपन्यास युद्ध की यथार्थ घटनाओं पर आश्रित है। २० जुलाई 
१९४२ में जरमतों ने दतबास से एक शहर क्लास्नोदानः पर अधिकार 
_ क्र लिया। जनता पर उनका अत्याचार शुरू हुआ। शहर से जो नवयुवक 
बाहर न जा सके थे उनके लिए यह अत्याचार सहन-सीमा से बाहर हो 
 गया। सोलह वर्ष के अलेक कशेवोय ने सितम्बर में युवक प्रहरी के रूप 
में उनका खूफिया संगठन किया । अक्तूबर तक उसमें १०३ यूवक आ गये 
.. और कशीेवोय इस खुफिया संगठन का कमिसार बना । युवक प्रहरी संगठन _ 
. ने चार महीने काम किया। जमंन सैनिकों तथा पुलिस को नष्ट किया 
.. और लाल सेना के आने के समय विद्रोह करने के लिए शस्त्र इकट्ठे किये। 
_ 'किन्‍्तू लाल सेना द्वारा नगर उद्धार के पहले ही जनवरी में जमनों को इस _ 


. संगठन का पता छूग गया और इस संगठन के १०३ व्यक्तियों में से कुल 


. आठ बचे । १९ मार्च १९४३ में अछेक के शव का पता छूगा जिस पर _ 
 ऋर अत्याचार के चिह्न थे । 

लेखक ने इस यू वक प्रहरी संगठन के सारे कार्यकलापों को, बिना एक 
- को भी छोडे, अंकित करने का तथा यूवक प्रहरियों के चरित्रों को 








.. राष्ट्रीय विचार से जोड़ दिया गया है और ऋस्नोदान के नवयुवकों की 





३७२ ... रूसी साहित्य का इतिहास 


पता के साथ उद्घाटित करने का लक्ष्य अपने सामने रखा.। इसे उद्देश्य 
से लेखक ने घटनास्थल पर जाकर खुफिया संगठन के जीवन की बहु- 
मूल्य सामग्री एकत्रित की। संबंधित कामजा से परिचित हुआ और 
अलेक के संबंधियों तथा निकटस्थों से पूछताछ कर । युवक अहरी 
उपन्यास इसी का परिणाम है। यथातथ्य अंकन के प्रयत्न के साथ- 
साथ इसमें. कल्पना का भी योग है। स्तेपान, सफानोब तथा अन,- 
तोली अरलोवक के चित्र कल्पना प्रसत हैं। फिर भी उपन्यास मूल रूप में 
यथातथ्य घटनाओं पर आश्रित हैं । 
उपन्यास का महत्व 
इस उपन्यास का महत्त्व केवल इस बात में नहीं है कि इसमें थुद्ध 
की एक महत्त्वपूर्ण घटना की स्मृति आगे की पीढ़ी के लिए बड़े यत्न से. 
. सुरक्षित है वरन्‌ इस ऐतिहासिक घटना के माध्यम से नायकों, सोवियत, 
. यग के नवयुवकों की सामान्‍य विशिष्टताएँ प्रदर्शित की गयी हैं जो सोवि- . 
. यत समाज में और नवयुवकों में पुष्ट हुई जिनका पोषण सोवियत साहित्य 
कर रहा है। फ़देयेव का योगदान इस बात में है कि युवक वर्ग इन पात्रों 
के रूपों में स्वदेश सेवा का आदर्श देखता है और इसके उदाहरणों पर 
. अपने को ढालना चाहता है और इस बात में कि उसने उपन्यास की मूल- 
. भूत घटताओं को युग के राजनीतिक, सामाजिक तथा दाहनिक प्रदतों से 
. समन्वित कर दिया। उपन्यास की यह घटना द्वितीय युद्ध की केवल विशिष्ट 
घटना के रूप में नहीं चित्रित है वरन्‌ उसका संबंध व्यापक जातीय या 


..._ विदिष्टताएँ नयी' सोवियत पीढ़ी की' विशिष्टताओं के रूप में प्रदर्शित . 
75 की.पई हैं । 
... उपल्यास में सोवियत जनता की पिता-पुत्र की दो पीढ़िया चित्रित 
... हैं--बे लोग जिन्होंने गृहयुद्ध में लड़कर देश के लिए स्वतन्त्रता त्राप्त 
हु . की और वे जिनको आज विदेशी आक्रमण के दिलों में अपनी परीक्षा देनी है. 

और यह प्रमाणित करना है कि वे देशभक्त पिता की देशभक्त 








अलेक्सान् अलेक्सात्वेविच फ़ेयेव..... रे७३ 


युरानी पीढ़ी 389 
पुरानी पीढ़ी कम्यूनिस्टों के रूप में चित्रित की गयी है । फिलिप 


क्‍ _ पेत्रोविच ल्यूतिकोव, इवान थयोदरोविच प्रत्सेंकी, निकोलछाइ पेत्रो- 


विचबराकोव , पलीना गियोरगेंव्वा सक्‍लोवा तथा अन्य, यह लोग बड़े 
अनुभवी हैं और शत्रु के विरुद्ध पडयंत्र रचते हैं। ल्यूतिकोव तथा बराकोबव 


उनका भेद लेने के लिए जम॑नों के साथ काम करते हैं और अपने मित्रों 
के संदेह तथा घ॒णा के पात्र बनते हैं। ल्यूतिकोव के संचालन में क्रास्तोदान' 


के नवयुव॒क शत्रु के विरुद्ध खूफिया काम करते हैं । 


फ़देयेव ने ल्यतिकोव का चित्रण बड़े विस्तार से किया है और उसकी 
दृढ़ता तथा उसके संकोचशील स्वभाव को प्रदर्शित किया है। उसके रूप में 
"पार्टी के संचालक का चित्र प्रस्तुत किया गया है जो खूफिया रूप में शत्र्‌ 
.  केपीछ काम करने के लिए वहाँ तकजाता है और जनता को शत्र के 
... विरुद्ध युद्ध करने के लिए संगठित क्र लेता है। 


.* यह उपन्यास बतलाता है कि सब कुछ बहादुरी या बलिदान में ही 
नहीं है बल्कि उन आदझशों के चेतन ज्ञान में है जिनके लिए वह शत्रु से लड़ 


रहा है और जो उसे इतना ऊँचा उठा लेते हैं और उसमें इतना साहस 
. भर देते हैं। साथ ही यह साहस केवल व्यक्ति विशिष्ट का नहीं है 
वरन्‌ सामूहिक साहस है, जनता का साहस है | सोवियत व्यक्ति की 


.. आत्मिक उच्चता इस चेतना पर आधारित है कि उसका जनता के साथ _ 
.. अविच्छिन्न संबंध है। वह इस बात का अनभव करता है कि जनता उसके 

.. साथ है और यही चेतना उसे अप्रतिम शक्ति देती है। इसी शक्ति से पुष्ट... 
. ओोल्शेविकों का चित्रण इस उपन्यास में हुआ है और वे जनता के साथ... 


... उसी ऐक्य को शिक्षा नयी पीढ़ी को दे रहे हैं । 
. नयी पीढ़ी 


...._ सोवियत लोक दृष्टि की यह आधारभूत विशेषता, जो सोवियत शासन 
. में जनमी और पार्टी ने जिसकी शिक्षा दी,नयी पीढ़ी में पूरी-पूरी विद्यमान 


5 हैं। इस नयी पीढ़ी के लिए अपने व्यक्तिगत भाग्य को जनता तथा देश क्‍ 





कम नम मल मत मल आम कक 







ऐ७४ 





के भाग्य से अलग करना असंभव है। वह अपने को देश का अविभाज्य 
अंग समझती है। इसी से यह पीढ़ी शत्रु के विरुद्ध अपने काम आप शरू 
कर देती है, 'यूबक प्रहरी 'का एक नायक अनातोली पयोव कहता है कि 
'पितृ-भूमि संकट में है--ऐसे संकट में है जिसे न देखना, जिसके बारे में 
नसोचना असंभव है--फोरन काम करना चाहिए। दूसरी नायिका 
ऊल्या ग्रोमोवा कहती है मैं समझ गयी मेरे लिए दूसरा रास्ता नहीं। 
या मैं इस प्रकार जी सकती हूँ या मैं बिल्कुल नहीं जी सकती हूँ। मैं 
माँ के सामने प्रतिज्ञा करती हूँ कि आखिरी साँस तक मैं इस रास्ते से 
न हदूगी । और वह जमंनों से युद्ध करती है । 
उपन्यास में क्रास्तोदान के नवयुवकों के प्रतिनिधियों का जो चित्रण 
हुआ है उसमें उनकी अपनी विशेषता है और उनका अपना व्यक्तित्व 
है, फिर भी उद्द इय और अनुभूति की एकता उनको एक बना देती है। 
नयी तथा पुर/नी, दोनों पीढ़ियाँ अपने को जनता का अतिनिधि समझती 
और अपने उत्तरदायित्व का अनुभव करती हैं। उनके विचार और काये 
इसी से निर्धारित होते हैं। उपन्यास में इन दोनों पीढ़ियों का बड़ा 
रोचक चित्रण हुआ है।.. 5 
उपन्यास में मित्रता, वफादारी और निममेल प्रेम का भी चित्रण 
हुआ है। अपने मित्र ब्लोद्या की सहायता करने के लिए वान्या जेमनु- 
खोव अपनी प्रियतमा के साथ शहर छोड़कर चले जाने का प्रस्ताव नहीं 
स्वीकार करता और तोल्या अरनोव ब्लोद्या के स।थ रहता है जिससे 
कि जम॑नोंके आने के समय बीमार ब्छोद्या अकेला न रह जाय। वफादारों 
की असली मित्रता बलवान हृदय में ही निवास करती और यह युवक 
प्रहरी' जमे यंत्रणा के बीच अपनी इसी आत्मिक हाक्ति का प्रदर्शन 
करते हैं। जब उन्हें फांसी के लिए ले जाया जाता है तो वे गीत 
मित्रता के साथ-साथ युवक-युवतियों के बीच विद्यमान निर्मल प्रेम का 








अलेक्सान्ं अलक्सादेविच फ़ेयेव... रे७छ५ 


हैं जो कि उनको सामाजिक कतंव्य से विमृख नहीं करती वरन्‌ उसके पालन 


करने के लिए और भी दुढ़ता तथा बलिदान की शक्ति देती है। जब 
वान्या क्लावा से कहता है कि इस खूफिया संगठन में काम करने में मोत 


का खतरा है तो वह उत्तर देती है कि मैं तुम्हारे साथ मरने को तैयार हूँ । 


और सचमुच में अंतिम क्षण में क्लावा खान मैं वान्या का साथ देती है ॥ 


परिवार का जो चित्र इस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है उसमें बड़े 


और बच्चों के बीच भावना की एकता है। इसी से संकट के समय सारा 
. परिवार एक मन से काम कर पाता है। कई महीने जो युवक प्रहरियों' 


. का संगठन बिना कोई नुकसान उठाएं काम कर सका और शत्रुओं को: 
हानि पहुँचा सका, उसका मुख्य कारण यह है कि युवकों ने बड़ों के अनु- 

. शासन में काम किया और संकट के क्षण में माता-पिता ने चुपचाप 

. अपनी संतान देश को सौंप दी । 

. ' बच्चों के जीवन में स्कूल का जो योगदान है उसे भी इस उपन्यास 

: में प्रदर्शित किया गया है। युवक प्रहरी' उपन्यास स्तालिन-पुरस्कार से 


. पुरस्कृत हुआ | सोवियत साहित्य के युद्ध से संबंधित उपन्यासों में, इसका 


बडा ऊंचा स्थान है। 











६ मनन आजा 35086, ५2020 5३68/ ४४ ४४४४४०४४४४४७४४४७७७४७४४४७७७४७४४४/४४४७४४४शिआओ 


११. युद्धोत्तर निर्माण के समय का साहित्य 
१९४५- 


२ सितम्बर १९४५ को जापान के आत्म-समर्पण पर स्तालिन ने कहा 
था कि हमारी सोवियत जनता ने विजय के लिए कोई भी मेहनत उठा 
नहीं रखी। हमने बड़े कठिन वर्ष देखे। अब हममें से प्रत्येक कह सकता 
है कि हम विजयी हुए 

और सचम च में सोवियत जनता ने विजय के लछिए सब कुछ होम कर 

दिया । किन बलिदानों के बाद उसे यह विजय मिली इसका अंदाजा 

इसी से रूगाया जा सकता है कि युद्ध में सत्तर लाख व्यक्ति नष्ट हो गये। 

_उद्योग-धंधे, कलखोज, स्कूल, पुस्तकालय आदि जो नष्ट हुए उनकी चर्चा 

ही क्या ! जमंत अधिकार में जो क्षेत्र हैं उनकी असीम हानि हुईं। उसे 

६७९ करोड़ रुबेल में आँका जाता है जो कि उस क्षेत्र की जायदाद की 
दो तिहाई कीमत थी । 

एसी हानि संसार के और किसी भी देश को नहीं उठानी पड़ी । 
फिर भी यह सोवियत जनता के निर्माणकारी परिश्रम की शक्ति का 

5... उदाहरण है कि १९४८ में देश का अपना उत्पादन युद्ध के पहले के स्तर पर 
.  'पहुँच गया। सन १९५२ में औद्योगिक उत्पादन युद्ध के पूर्व के वर्षों की 

“तुलना में दुगुना हो गया। कम्यूनिज्म के निर्माण 'का जोश देश को नयी 
.._सफलताएँ और संप्राप्तियाँ दिला रहा है। पाँच वर्षों (१९४६-५०) 
में ६५०० से अधिक व्यक्तियों को विज्ञान तथा कला के क्षेत्र में 
महत्त्वपूर्ण कार्य के लिए स्तालिन-पुरस्कार मिला । 


. कम्यूनिज्म की ओर ऋ्रिक संचरण तथा देश के निर्माण के कार्य ने 


'सोवियत साहित्य के सामने नये लक्ष्य प्रस्तुत किये। देश के जीवन के इस 
हत्त्वपूर्ण क्षण में-जब कि जीवन की नयी समस्याएं साहित्य के सामने 

















| 





यद्धोत्तर निर्माण के समय का साहित्य हक ३७७ 


उसने बताया कि सोवियत लेखकों को किन नये रास्तों पर चलना चाहिए। 


जनता की चेतना के विकास में साहित्य के योगदान के महत्त्व को 


पार्टी बहुत अच्छी तरह समझती है । इसी से वह साहित्य की गतिविधि का 


:आकलन तथा निर्देशन बड़े ध्यान से करती है। इस संबंध में १९४६ में पार्टी 


के तीन ऐतिहासिक महत्त्व के मसविदे और निश्चय प्रकाशित हुए। पार्टी. 
द क्के यह निश्चय साहित्य के संबंध में, नाठक के संबंध में और सिनेमा के ु 
. संबंध में हैं। १९४८ में आपेरा के संबंध में भी पार्टी का निश्चय प्रकाशित 


'हुआ। भाषा विज्ञान के प्रहनों के संबंध में स्तालिन का जो काम है, (माक्से- 


. बाद और भाषा विज्ञान के प्रइन) उसने कला तथा विज्ञान के विकास के 


नये रास्ते खोले । इसके मूछभूत विचारों ने सोवियत लेखकों को कलात्मक 


कौशल तथा भाषागत स्पष्टता तथा समृद्धि के लिए उत्साहित किया 


और रूपवाद तथा प्रकृतिवाद के विरुद्ध लड़ने” में मदद दी । साहित्य तथा 


कला के संबंध में पार्टी का जो तिश्चय था उसने इस बात पर जोर 


दिया कि लेखकों का निर्देशन" उस म्‌ लवस्तु से होना चाहिए जो सोवि- 


यत समाज का मूल आधार है--सोवियत समाज यह नहीं सह 
. सकता कि उसके नवयुवकों की शिक्षा सोवियत राजनीति से उदासीन 
.. रह कर हो और वे इसके मतवाद या सिद्धान्तों की चिन्ता न करें। इसी से 
 मतवाद हीनता, या राजनीतिहीनता या कला कला के लिए' की शिक्षा 


'सोवियत साहित्य के लिए अग्राह्म है और सोवियत जनता तथा शासन के 


हितों के लिए हानिकारक है। दूसर ढब्दों में कम्यूनिस्ट पार्टी की नीति 
. आद्वोत्तरकाल में कलात्मक क्षैत्र में पार्टीवादिता तथा कम्यूनिस्ट विचारा- 

_त्मकता. के छिए यूद्ध करना और फार्म लिज्म तथा कास्मोपालिटनिज्म क._ 
.. विरोध करता था। नाटकों और रंगमंच के बारे में पार्टी का जो निश्चय 
.. हुआ उसमें इसकी और भी व्याख्या हुईं। उसमें कहा गया कि २ हमारे 
.. नाठककारों और रंगमंच के कार्यकर्ताओं का यह काम है कि वे सोवियत... 
समाज और सोवियत व्यक्ति के विषय में स्पष्ट मल्यवान तथा कलात्मक... 


+. सिफलनन-लनपाओन-काज+लफापननम«ज५्टपक सभापनधक नस फमनकां+ 3 कम + सम पप+ मम; न पान + जबरन, 


.. १ रूस्कया सवेत्स्कया लितेरातूरा, तिमोफेयेव, पृष्ठ ३६० 
२ रूस्केया सवेत्स्कया लितेरातूरा, तिमोफेयेव, पृष्ठ ३६१। 




























३७८ ... रूसी साहित्य का इतिहास 


क्ृतियों की रचना करें। नाटककार और रंगमंच को अवश्यमेव नाटकों: 


तथा उनके प्रदर्शनों में सोवियत समाज के निरन्तर प्रगतिशील जीवन का... 
 अ्रतिबिम्बन करना चाहिए, सोवियत व्यक्ति के चरित्र के सत्पक्ष के विकासः 
में हर प्रकार से सहायता करती चाहिए जो कि युद्धकाल में विशेष रूप से... क्‍ 
प्रकट हुआ । उन्हें चाहिए कि वे सोवियत जनता के शिक्षण में योग दें, 
उनके उच्च सॉस्क्ृतिक प्रइनों का उत्तर दें और सोवियत युवकों में देश केः द 
.. लिए साहस, आनन्द तथा प्रेम भर दे' कि उन्हें अपने कार्य के लिए विजय 

में विद्वास हो । वे बाधाओं से न डरें और हर प्रकार की कठिनाइयों: 


पर विजय प्राप्त करते की उनमें शक्ति हो। इसके साथ ही सोवियत ३ 


रंगमंच को यह प्रदर्शित करता चाहिए कि यह गुण कतिपय चुने हुए. 
: व्यक्तियों या नायकों के गुण नहीं हैं वरन्‌ लाखों-करोड़ों सोवियत: 
व्यक्ति या जनता के गुण हैं। द 


नाटक आदि के संबंध में पार्टी के इन निशचयों का एक कारण भी... 


था । यूद्धोत्तर काल के आरम्भिक वर्षों में कतिपय लेखकों की सर्जता 


में, रुगमंच के नाटकीय प्रदर्शनों में और सोवियत नाटककारों सिनेमा- 


सिनेरियों छेखकों और संथीतकारों के कार्यो में अस्वस्थ प्रवत्तियाँ छक्षित 


की गयीं जो नये लक्ष्यों की पूर्ति में विध्न डाछती थीं, जिनको (लक्ष्यों 


को) कि ऐतिहासिक विक/स के लिये नये चरण ने कला के समक्ष प्रस्तुत... 


किया था।' द 


पार्टी के इन निदचयों से स्पष्ट है कि देश के सॉस्क्ृतिक जीवन _ क्‍ ' 


में सोवियत साहित्य का कैसा महत्त्वपूर्ण स्थान है। पार्टी के निरचय 
इस प्रकार युद्धोत्तरकाल में साहित्य के विकास की नयी मंजिल में, उसके . ह 
.. हूप-रंगको निर्धारित और निदिचत कर रहे हैं। इन निशचयों ने नयी ऋृतियों... । 
की विचारात्मकता को ऊपर उठाया ।'लेखकों को अपने उच्च आदर्श के... 
.. समझने में मदद दी | उनकी सर्जना को नयी दिशा दी और साहित्य के... 


भा, ४2४ ४४४४४७७७७७७७७ 


१. ओचेक रूस्कोय सवेत्सकोय छितरातुरी, दुसरा भाग, पृष्ठ २ए४। 





>च 


युद्धोत्तर निर्माण के समय का साहित्य ... ३७९. 


स्तर को ऊपर उठाया ।१ सोवियत कला कम्यूनिस्ट पार्टी के निशचयों 
द्वारा इन प्रवृत्तियोंके विरुद्ध युद्ध करने के लिए समृद्ध और सुसज्जित की 


...__गयी। ज्दानोव ने कहा कि हमारी जनता की रुचि और माँग का स्तर 


बड़ा ऊँचा उठ गया है--सोवियत जनता सोवियत लेखकों से असली” 
विचारात्मक शक्ति की मानसिक भोजन की आशा कर रही है जो महान्‌ 
निर्माण की योजनाओं को पर्ण करने में मदद दे । 


... सोवियत साहित्य वस्तुतः यही कर भी रहा है। स्वाभाविक रूप से 

. उसका प्रधान लक्ष्य कम्य निज्म के निर्माण में हर प्रकार से योग देना है । 
युद्धोत्तर पाँच वर्षों ने देश के समाजवाद से कम्युनिज्म की ओर क्रमिक 
 संचरण के लक्ष्य को और भी बढ़ावा दिया । शहर और गाँव के बीच 


के भेद का निराकरण, शारीरिक तथा मानसिक परिश्रम के बीच के भेद 








का निराकरण, तथा व्यक्तिगत और सामाजिक या सामूहिक के बीच के" 
.. भेद का निराकरण, जो कि अब देश के जीवन में रूयित हो “रहा है, अब 
. साहित्य में भी प्रतिबिम्बित हो रहा है। यूद्धोत्तर काल' का साहित्य 
कम्यूनिज्म के निर्माण का साहित्य है। यही उसकी प्रधान और मूलभूत 
विषय-वस्तु है । 
क्‍ इस निर्माणकारी काये के परिश्रम और उत्ताह की अपिव्यक्ति अजा- 
. एव के मास्को से दूर, निकोछाएवा के फसल”. बवाएव्सकी के 'सुनहले 
तारे का नाइट', पावलेंको के खुशी, केतलींस्कया के हमारे जीवन के दिन' 
. ग्रानिन के खोजी' जैसे उपन्यासों में और त्वरदोव्स्की के सड़क पर 
मकान, निदागोनोव के गाँव सोवियत पर झंडा” जैसी कविताओं में और 
गालिन अवेचंकिन आदि के छंखों में हुईं है। समकालीन समस्याएँ' 
लिओनोव के रूसी जंगल जेसी कृतियों में प्रस्तुत हुई। यद्यपि इस उप- 
न्यास की घटनाओं में युद्धोत्तरकाल का समावेश हुआ है। 
.... कम्यूनिज्म के निर्माण की विषय-वस्तु के साथ-साथ द्वितीय महायुद्ध 
की विषय-वस्तु भी मुख्य है। जनता द्वारा प्राप्त युद्ध के विशाल अनुभव 


...._१. रूस्क्‍्या सवेत्सकोय लितरातूरी, तिमोफेयेव, क्‍ पृ० ३६२ 





३८०... द रूसी साहित्य का इतिहास 


की व्याख्या ।' यह विषय-वस्तु स्वतन्त्र नहीं वरन्‌ अन्य वस्तु-विषयों के 


साथ गम्फित हैं। ज्दानोव ने कहा “हम सोवियत नारी की विषय-वस्तु को _ हम 


 हेंगे, छेनिनग्राद की लड़की तथा बीर नारी मायिकाओं की विषय-वस्तु को 
लेंगे जिन्होंने यद्धकालीन महान कठिनाइयों को अपने कंधों पर झेला और 
(अब) आर्थिक व्यवस्था के पुन्निर्माण की कठिन समस्या के सुलझाने के 
लिए बड़े आत्मत्याग से काम कर रही 
युद्ध से संबंधित कृतियों में पलेवीय की असली आदमी की कहानी 
बवेन्नोव का सफेद बिरोजा का पेड़, इल्या एरनबूग का तूफान , कताएव 
का 'सोवियतों के शासन के लिए”, कज़केविच का' तारा और ओदेर में 


यसंत' मख्य हैं । इनमें न केवल युद्ध की अलग-अकूग घटताओं का _ के 


वर्णन हुआ है वरन फासिस्टों के विरुद्ध युद्ध का संचालन करनेवाली और 


प्रेरणा देने वाली पार्टी के योगदान का तथा सोवियत सेना के युरोप के... 
उद्धारकारी रूप का भी वर्णन हुआ है और यह प्रदरशित किया गयाहैँ 


कि सोवियत संघ स्वतत्त्रता और मित्रता के प्रगतिशील आद्शों का... 
संबाहक है । 
.. तीसरा मख्य वस्तु-विषय पाइचात्य बर्जुआ संस्कृति की आलोचना 
है। ज्दानोव ने बुर्जूआ संस्कृति पर कशाघात तथा आक्रमण करने के 


लिए सोवियत लेखकों का आह्वान किया क्योंकि इसका विकृत प्रभाव. ः । ः 


असली समाजवादी संस्कृति के विकास में बाधा डालता है। 


सारे संसार में शांति की स्थापना का विषय भी युद्धोत्तर | 


सोवियत साहित्य में विकास पा रहा है । सोवियत लेखक इसका समथन 
कर रहे हैं। तीखनोव, सीमनोव, एरनबुर्ग, कर्निचूक, वसिलेस्कया अखिल 

विश्व शांति समिति के सदस्य हैं। शांति के लिए संघर्ष का विषय कई 
लेखकों की सर्ज॑ना में अभिव्यक्ति पा रहा है। सुरकोव की संसार के 
लिए शांति! सीमनोव का शत्रु और मित्र' तथा रूसी प्रइन', त्वरदोव्स्की 

.. की शांति की रक्षा में, तीखनोव दो धाराए, मलीदको की नीले समुद्र 
. से परेंतथा अन्य । 















.( हूस्कप्रा सवेत्सकया लितरातुरा, ल० ई. तिमोफेयेव, पृष्ठ २े६३। 


युद्धोत्तर निर्माण के समय का साहित्य... ३८ १ 


सोवियत साहित्यकारों की कई कृतियाँ ऐतिहासिक वस्तु-विषय से 

सबंधित हैं। इन कृतियों की विषय-वस्तु रूसी मजदूर आन्दोलन के इति 
हास से संबंधित हैं। इनमें प्रोलितारित ऋान्ति की तय्यारी और प्रौढ़ता,. 
प्रथम रूसी क्रान्ति, प्रतिक्रिया के युग और नवीन क्रांतिकारी वेग, अक्तू, 
बर की महान समाजवादी क्रान्ति और गृहयुद्ध का चित्रण. हुआ है। 
फेदिन के उपन्यासों आरम्मिक आनन्द और साधारण ग्रीष्म' में ऋत्ति _ 
के पूर्व का समय और ग्ह॒युद्ध के वर्ष अंकित हुए हैं, ग्लदकोव की 
आत्मकथात्मक कृतियों बचपन की कथा अस्पताल कुसमय' में यह 
दिखाया गया है कि रूसी किसान लड़का किस प्रकार विकसित हुआ 
और किस प्रकार उसका चरित्र दृढ़ हुआ तथा रूसी गाँवों के अतीत और. 
मेहनतकश रूसी जनता के (उन्नीसवीं शती के अंत में उसके भाग्य के) बारे' 

में कहा गया है। सकलोवकी रचना चिनगारियाँ, विश्नेव्स्की का अवि 
.. स्मरणीय, १९१९! आदि क्ृतियाँ इंतिहास के विभिन्न यूगों से संबं-' 

 धघित क्ृतियाँ हैं। देश के क्रान्तिकारी इतिहास का उद्घाटन सोवियत: 
लेखकों के लिए बड़ा रुचिकर विषय रहा है । 

. युद्धोत्तरकाल में सोवियत साहित्य के विकास की वस्तु-विषय-गत 
. यही मुख्य दिशाएँ हैं और यही मुख्य समस्याएं हैं जिन्हें कि पार्टी ने साहित्य ' 
के सामने प्रस्तुत किया । 
.. इन विषयवस्तुओं के उद्वाटन ने सोवियत साहित्य के मुख्य लक्ष्य-- 
युग के गुणसंपन्न नायक के रूप में सोवियत व्यक्ति का चित्रण--को दुष्टिः 


| से ओझल न किया वरन उसे और भी व्यापकता के साथ पूर्ण किया । _ 





. सोवियत व्यक्ति के अंकन का ऐसा लक्ष्य भी पार्टी के निश्चय द्वाराही 
.. प्रस्तुत किया गया था। 








गद्य के क्षेत्र में उपन्यासों और कहानियों के साथ-साथ निबंधों का भी... 


.. बड़ा विकास हुआ। अन्तोनोव की प्रगीतात्मक कहानियाँ, अवेचकिन के” 
ग्राम्य जीवन की समस्याओं से संबंधित लेख, वोल्गा-डान के निर्माण 
- संबंधी पलिवोय के लेख तथा तेन्द्रयाकोव, क्लीनिन आदि “के लेख बड़े 


.. छोकप्रिय हुए।. 





३८२ रूसी साहित्य का इतिहास 


पुद्धोत्तरकालीन काव्य के क्षेत्र में त्वरदोव्स्की, निदगोनोव, श्चिपायेव, 
. सुरकोव इसाकोव्स्की, अशीनिन आदि के प्रगीत प्रस्तुत किये 
गये। है 
नाटकों के क्षेत्र में ऐतिहासिक नाटकों (तिन्य्रेवः का विजयी” 
 सइनेस्की' का अविस्मरणीय १९१९ से लेकर व्यंग्व प्रधान कृतियाँ 
और समकालोन कमेडियाँ तथा प्रगीतात्मक कृतियाँ लिखी गई | 


“निर्माण की विषय-वस्तु 

युद्ध के बाद स्वाभाविक ही था कि निर्माण की विषय-वस्तु युद्धोत्तर 
कालीन साहित्य में प्रमुख स्थान ग्रहण करे। सोवियत लेखकों ने निर्माण- 
..क्वारी काये से परिश्रम को प्रत्येक व्यक्ति के देशभक्त के कर्तव्य के रूप में 
.. अस्तुत किया । रूसी जनता के साहसपूर्ण तथा अथक परिश्रम करने की 
शक्ति की ओर लोगों का ध्यान आकष्ट किया जिसके द्वारा वह अपने देश 
के युद्ध में नष्ट राष्ट्रीय आथिक व्यवस्था ता साँस्कृतिक जीवन का पुन-. 
.. पवर्माण करती थी। इस प्रकार जनता के जीवन तथा कम्यूनिज्म केनिर्माण.. 

.. क्षे व्यक्ति का सामाजिक योगदान साहित्यिक कृतियों की मुख्य वस्तु बन कि 


 गया। इस विषय-वस्तु के उद्घाटन में मुख्य चित्र सोवियत सैनिक काहै 


जो अब मोचे से वर लौटा है और अपने को शातिमय निर्माणकारी कार्य 
में लूगा रहा है तथा युद्ध के उस अनुभव का प्रयोग कर रहा है जिसके बीच _ 
उसका चरित्र दृढ़ हुआ। कलूखोजों के युद्धोत्तर काछीन निर्माण का तथा 

. जीवन चित्रण तथा गाँवों के जीवन में जो समाजवादी रूप प्रकट हो रहा. 

.._ तथा कलखोजों की भ्रगति को रोकता है उन सबको अभिव्यक्ति करने... 
... वाली कृतियों में व्वाएव्की के उपन्यास 'सुनहले तारे का नाइट तथा 
ः “पुश्वी पर प्रकाश ' पाब्लेंकों का' खुशी माल्त्सेव का पुरे हृदय से 
._'निकोलाएवा का फसल सुड्य है। कलखोजी निर्माण की कठिनाइयों... 
. और उन पर विजय का प्रदर्शन छाप्तेव की कृति सबेरा' में हुआ है। 
.. १९४६ के सूबे और खराब फसल के बाद कलखोजी व्यवस्था के पुनः 
संगठन का चित्र, प्राचीन के विरुद्ध नवीन तथा प्रगतिशील साधनों तथा 
विचारों के युद्ध के बीच प्रस्तुत किया गया है। इसी प्रकार जुरान्लोव 













$ 















यूड्धोत्तर निर्माण के समय का साहित्य है. ३८३ क्‍ 


की कृति 'कम्बाइन (मशीन) चालक” और निकोलाएवा के एम० टी० 
सी० डाइरेक्टर की कहानी" में मशीन ट्राक्टर स्टेशन के मजदूरों का _ 
चित्रण हुआ है और प्राचीनता के विरुद्ध इन प्रगतिशील छोगों का 
महत्त्व प्रदर्शित किया गया है जो कि काम के नये साधनों के प्रयोग के 
पक्ष में है । द 
.. बवायेवस्की के उपन्यास का केन्द्र कलखोज में काम करनेवाला 
. -नवयवक है जो अभी यद्ध से लौटा है जो सोवियत संघ का वीर है और जो _ 





उसी साहस के साथ अब कलखोज में काम करता है जिससे कि वह के 


युद्ध में लड़ता था। युद्ध का सैनिक शांतिमय निर्माणकारी कार्यकर्ता 
बन गया। पावलेंको के उपन्य।स खुशी में यह दिखाया गया है कि लड़ाई 
के कठिन वर्षों के बीच ही, जब कि अभी- पच्छिम में युद्ध चल रहा था, 
पार्टी और जनता कम्यूनिज्म के निर्माणकारी कार्य में प्रवृत्त 

. हो गई। 
पावलेंको के उपन्यास के नायक कर्नल वरपायेव का मार्ग जटिल है। 
शुद्ध में अपनी ठाँग खोकर और तपेंदिक का मरीज बनकर वह फौज छोड़ 
_ कर क्रीम में अपने लिए ठिकाना ढूँढ़ने आता है । थकान और कमजोरी 
महसूस करता हुआ वह अब अपने को सामाजिक काये के अयोग्य समझता 
है और अब चुपचाप विश्वाम करना चाहता है किन्तु उसके चारों ओर 
जीवन के निर्माण का जो नया कार्य चल' रहा है उसका उसके ऊपर अल- 
छक्षित रूप से प्रभाव पड़ता है और वह धीरे-धीरे स्वयम्‌ इस धार में पड़ 





. जाता है। अब उसकी समझ में आता है कि वह बिल्कुल निरर्थक नहीं है... 
और उसके युद्धकालीन अनुभव का शाँतिमय परिस्थिति में भी उपयोग हो... 


सकता है और वह छोगों का संचालन करता है। इस प्रकार देश तथा 

जतता के हित के लिए आवश्यक कल्याणकारी कठिन परिश्रम करने में 

. उसे खुशी मिलती है। वह जनहित के कार्यों में अपने को समपित कर 

देता है। इसी में उसके चरित्र का विकास होता है। उपन्यास का मुख्य भाव 

| यह है कि व्यक्ति का सच्चा आनन्द जनसेवा में है और वही उसकी खुशी” 
| आान्नोतहै।..रः 





.... योजना थी | युद्ध शुरू हो जाने पर अब बराबर सरकार ने इसी काम को. 








३८४ रूसी साहित्य का इतिहास 


गरबातोव के उपन्यास दनतबास' में नये व्यक्ति के निर्माण की समस्या 
प्रस्तुत की गयी है और यह दिखाया गया है कि श्षोवियत जनता के हे 
सर्जनात्मक निर्माणकारी कार्य के बीच नये व्यक्ति का चरित्र किस 
प्रकार ढल रहा है और निखर रहा है । ः द 
सोवियत श्रमिक वर्ष (विशेषतया ओद्योगिक क्षेत्र के मजदूरों)के 
जीवन से संबंधित कृतियों में कोचेतोव की कृति 'जरबीन' और केतलिन्स- 
कया की कृति हमारे जीवन के 'दिन' अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं । कोचेतोव के... 
उपन्यास में रूसी श्रमिक वर्ग की वह क्रान्तिकारी परपराएं प्रदशित की गई 
हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बराबर व्याप्त होती जाती हैं। उपन्यास .... 
का मुख्य भाव है श्रमिक वर्ग का महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक योगदान । हमारे 5 
जीवन के दित का मुख्य विषय-वस्तु क्लेक्टिव या समूह के परिश्रम तथा 
. योजना को पूरा करने के गंभीर प्रयत्त से संबंधित है जिसके बीच 
. लोगों का चरित्र निशित और प्रौढ़ होता है, लेखिका ने यह प्रदर्शित 
. किया है कि सोवियत व्यक्ति परिश्रम के बीच ही अपना आद्ंद प्राप्त 
करता है। द 5 
.. अज़ाएवं का उपन्यास मास्कों से दूर' परिश्रम के विषय-वस्तु का 
. उद्घाटन अन्य उपन्यासों की अवेक्षा बड़ी पूर्णता से करता है। इसमें युद्ध 
के बीच शाँतिमय महत्त्वपूर्ण निर्माण का कार्य प्रदर्शित किया गया है ॥ 
 मास्को से दूर पूरब में तेल की पाइप लाइन बिछाने के पहले तीन साल की. 









दो वर्ष में पूरा करने को कहा | बहुतों को यह काम असंभव प्रतीत हुआ और 
. अहुतों को युद्ध के बीच ऐसा निर्माण निरर्थक और महत्त्वहीत लगा। उनकी 
. दृष्टि में इसे छोड़कर मास्को की रक्षा के लिए जाना अधिक महत्त्वपूर्ण थाः 
.. किन्तु निर्माण का संचालन करनेवाले बोल्शेविक युद्ध-मोर्चे के पीछे होने 

_ वाले शाँतिमय कार्य, दोनों का महत्त्व समझते हैं। वे इस कार्य को पूरा करते. 


. अपने कायं में सफल होते हैं। अज़ाएव का यह उपन्यास समाजवादी 
श्रम के बेंग से पूर्ण है।..... 5४ ४ ३ 5 5] 











युद्धोत्र निर्माण के समय का साहित्य... रेट 


_थुद्ध का वस्तु-विषय 


शाति के समय में भी यद्ध के अभभवों का वर्णन सोवियत लेखक इस- 


लिए करते हैं कि यू द्ध की घटनाओं का कलात्मक वर्णन देकर और सोवि- 


यत जनता के साहसपूर्ण कार्यों का चित्रण कर वे नई पीढ़ी के चरित्र 


को दढ़ कर सके और उनमें साहस, देश प्रेम, आदि का भाव भर सकें। 


लेखकों ने पद्ध की घटनाओं द्वारा उन राजनीतिक, नैतिक गणों की 


ओर ध्यान केन्द्रित किया है जिन्होंने सोवियत जनता को फ़ासिस्टों पर _ 
विजय दिलाई। बहुत सी कृतियों में सोवियत सेना को फ़ासिज्म के अभिशाप 
से योरोप के मुक्त करनेवाले उद्धारक के रूप में और रूस को शांति के 


समर्थक और शांति के योद्धा के रूप में चित्रित किया गयां है। इनकी 
क्ृतियों का मुख्य विषय है विजय दिलाने वाले सोवियत सैनिक और देश 
की रक्षा में सन्नद्ध सोवियत जनता के अनेक रूपात्मक जीवन का चित्रण । 


के बहुत सी कृतियाँ इन लोगों की लिखी हुई हैं जिन्होंने स्वयम्‌ इस युद्ध में 


हिस्सा लिया। पार्टिजन और खूफिया युद्ध में भाग लेनेवालों के इन युद्धों 


... के कई संस्मरण प्रकाशित हुए कज्ज़ोव का कीम में.छिपे तौर से अन्द्रेयेव" 
| का “जन युद्ध, फ्योरोरोव का खुफिया", जिनमें क्षेत्रीय कम्यूनिस्ट पार्टी 
काम कर रही है । द ५ 


इन वर्षों की कृतियों में यद्ध की मंजिलें चित्रित की गयी हैं। अवदेयेव 
के उपन्यास सड़कों पर ढोर' में यद्ध का आरम्भ चित्रित है। उसमें यह 


. बताया गया है कि पशुओंया ढोरों को उन स्थलों से किस प्रकार हटाया गया. 
_. है जहाँ कि शत्रुओं या अ'क्रमण का खतरा था। सोवियत जनता कौ संग- 
. ठनशक्ति और सहन शक्ति का इसमें प्रदर्शत हुआ है। “८ 8 2 
द कज़केविच के उपन्यास तारा” में सोवियत जासूसों के साहसपूर्ण 
_/ कार्यों का वर्णन हुआ; है जो शत्रु के मोर्चे के पीछे अपना उत्तरदायित्वपूर्ण 
.. कार्य करते हुए नष्ट हो जाते हैं। फिर भी यह कार्य बंद नहीं होता है क्योंकि... 
.. उन मृत व्यक्तियों की जगह दूसरे सोवियत व्यक्ति आ जाते हैं और यह काय॑_ 

. चलता रहता है। इसमें इस प्रकार यह दिखाया गया है कि सोवियत जनता... 
की शक्ति अक्षय है और प्रत्येक व्यक्ति का जीवन देश के लिए है।.... 

















३८६ ._ रूसी साहित्य का इतिहास 


चुकोव्स्की का उपन्यास बाल्टिक आकाश में समुद्री वायुयान-चालकों 
की कथा है जो बाल्टिक आकाश की रक्षा कर रहे हैं। इस कार्य में एक के 
बाद दूसरा चालक मर जाता है। सिर्फ एक वायु-चालक बचता है और 
उस पर वायुचालकों की दूसरी पीढ़ी तैयार करने का भार पड़ता है। 
इसमें सोवियत व्यक्ति का विकास, उसका युद्ध कौशल तथा उसकी देश- 
भक्ति की भावना का उद्घाटन हुआ है । द 
'सफेद बिरोजा का पेड़' इस दृढ़ता का प्रतीक है जिस भ्रकार 
बिरोजा का पेड़ मृत्यु तक खड़ा रहता है उसी प्रक'र सोवियत सिपही 
मृत्युपयन्त देश की रक्षा के लिए दूढ़ खड़ा है । ््््ि 
.. “सफेद बिरोजा का पेड़' में युद्ध के आरम्भिक युग का वर्णन और _ 
. रूसी जातीय चरित्र का उद्घाटन है। इसके केन्द्र में सैनिक अन्द्रेय का चित्र 
है जो धीरे-धीरे अनुभव करता हैं और अनुभवी सैनिक बन कर युद्ध के 
कत्तैव्यों को पूरा करता है । स्तालिनग्राद के युद्ध के कठित समय का वर्णन 
नेक्रासोव की कहानी 'स्तालिनग्राद की खाइयों में हुआ है। घिरे हुए लेनि- 
. नग्राद के साहसपूर्ण कृत्यों का वर्णन कितलीन्स्कया के उपन्यास घेरे में हुआ 
हैं। बहुत सी कृतियाँ पार्टिजनों छापामार' के युद्ध से संबंधित हैं । इनमें 
उन युद्धों का वर्णन है जिनका“संचालन शत्रु द्वारा अधिकृत क्षेत्रों में इन 
 पा्टिजनों द्वारा हुआ । कताएवं का उपन्यास सोवियत के शासन के पक्ष' 
में इसी प्रकार का उपन्यास है, इसमें जर्मनों के विरुद्ध अडेसा के देशभक्‍्तों 
.. के साहसपूर्ण प्रतिरोध का वर्णन है। पार्टी ने इसकी आलोचना की, और 
फिर लेखक ने १९५१ में इसका दूसरा रूपान्तर प्रस्तुतुकिया।_ 
....... बेस्योझका कीं कहानी जनरल की रात' में युद्ध का अन्तिम चरण 
..._ प्रदर्शित किया गया है जब कि सोवियत सेना बिजयिनी के रूप में आगे 
.. बढ़ती है और दात्रु को नष्ट करती है। युद्ध के अन्तिम युग का विराट चित्र, _ 
...._ फ़ासिजम का नाश, सोवियत सेना की अपराजेय शक्ति और उसका उद्धार- _ 
_+ . कारी रूप कजकेविच के उपन्यास 'ओढेर में बसन्त' में मिलता है। इसमें 
..._ बह दिखाया गया है कि सोवियत सेना जनता की फ़ासिज्ष्म से किस प्रकार 
रक्षा करती है और उसे समाजवादी विचारधारा प्रदान करती है! 










युद्धोत्तर निर्माण के समय का साहित्य... ३८७ है 


चुजु आ संस्कृति की आलोचना 
 अंपनी संस्क्ृति की बड़ाई करने के साथ-साथ सोवियत लेखक बुर्जुआ 


. संस्कृति की आलोचना में भी लगे हुए हैं। इसे वे अपना परम कतंव्य 


समझते हैं। स्वयम ज्दानोव इसे अत्यन्त आवश्यक समझता है । उसके 


मतानूसार हमारे साहित्य का लक्ष्य केवल यही नहीं हैं कि हम समाजवाद 


'पर अपनी सोवियत संस्कृति के प्रति किये गये कुप्रचारों , प्रहारों और 
आक्षेपों का उत्तर प्रहारों से दें, वरन्‌ हमें साहस के साथ जजेर छसोन्मुख, 
_ अष्ट बुजु आ संस्कृति पर कशाघात और आक्रमण करना चाहिए ।! 
ईल्या एलतबुग के उपन्यास तूफान” में यह विशेष रूप से द्रष्टव्य है 
. जहाँ फ़ासिस्ट जमेनी और उसके साथियों के विरुद्ध सोवियत जनता के 
युद्ध का व्यापक चित्रण हुआ है। 
.... हिटलर पर सोवियत विजय का जो ऐतिहासिक महत्त्व है उसका 
उद्घाटन ऐलेनबुगं के उपन्यास तूफान' में हुआ है। इसमें बहुत से पात्र 
हैं, इसमें पूरे द्वितीय महायुद्ध करा वर्णन है और यह दिखाया गया है कि 


. युद्ध की घटनाओं से समकालीनों की चेतना किस प्रकार प्रतिबिम्बित क्‍ 


हो रही है। हा 
सीमनोव के नाटक रूसी प्रश्न” और कविताओं मित्र और शत्रु 


का मूलभूत वस्तु-विषय भी यही आलोचना है। नाटक में अमेरिकन प्रेस क्‍ 
न्‍तविहीन कार्यकर्ताओं को चित्रित किया गया है जो सोवियत 


संघ को हर तरह से बदनाम करना चाहते हैं और उसके विरुद्ध झूठी बातें 





 छापना चाहते हैं। इनसे स्मिथ की टक्कर होती है जो सच्चा संवाददाता . 
है और जो उनकी इच्छानुसार अमेरिकन प्रेस के प्रचार के लिए तीवियत 


_ संघ के संबंध में झूठी बातें लिखने से इन्कार कर देता है। 


विदेशों की बुर्जुआ संस्कृति की आलोचना करते के साथ-साथ 


 सोबियत लेखक इन देशों में के प्रगतिशील आन्दोलनों की शक्ति का भी 
मचत्रण करते हैं। का 


युद्धादि वर्णन के साथ-साथ लेखकों ने शांतिमय निर्माणकारी कार्य की... 



















३८८ ... रूसी साहित्य का इतिहास 


भिव्यवित साहित्य में बड़े उत्साह के साथ की । रूसी लेखकों 'ने उन सभी _ 
का हार्दिक स्वागत किया जो- निर्माण, विज्ञान, संस्क्ृति आदि के क्षेत्र में 
उन्नति तथा प्रगतिशीलता के संवाहक थे और उन सब की आलोचना 
की है जो प्रतिगामी, पिछड़े हुए और समय के अनुकूल नथे। प्राचोन 
और नवीन के संघर्ष का इस समय के साहित्य में बड़ा ही सजीव वर्णन 
हुआ है। कवेदिन के उपन्यास खुली किताब' में सोवियत सर्जना और | 
विज्ञान की प्रगति रोकने वाले व्यक्तियों का चित्रण किया गया है। ध 

. लिओवोव के उपन्यास रूसी जंगल” में समकालीन महत्वपूर्ण समस्याओं ._ 
का चित्रण हुआ है। यह सोवियटत साहित्य की अत्यस्त महत्त्वपूर्ण कृति." 
मानी जाती है। लेखक को इस पर लेनिन पुरस्कार मिल चुका है। उपन्यास 
के सारे कथासूत्र रूसी जंगल के चारों ओर एकत्रित होते हैं । रूसी जंगल 
की पृष्ठभूमि में रूसी विद्वान इवान वीलग्रोव का' अनेकरूपात्मक चित्र. 
उभ रता है जो रूसी जंगलों की रक्षा के लिए बराबर लड़ता है। यह कृति 
केवल एक व्यक्ति का चित्र नहीं है वरन्‌ इसमें उन्नीसवीं शती के अन्त और 
_बीसवीं शती के आरम्भ के रूसी समाज का व्यपक चित्र प्रस्तुत किया _ 
गया है।अनेक प्रकारकी . समस्याओं के समावेश से यह कृति अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण बन गयी है । 


.. : प्रानिन के उपन्यास खोजी' में भी इसी प्रकार सेद्धान्तिक महत्व के. 
: अइन प्रस्तुत किये गये हैं। इसकी सारी घटनाएं एक प्रयोगशाला में 
केंद्रित हैं। मानवीय विचार की अनंतता और उसकी सतत प्रगंति इस 
. उपन्यास का मुख्य भाव है। इसमें यह बताया गया है कि कोई उपलब्धि 
वैज्ञानिक अनुसंधान का अन्त नहीं है वरन्‌ वह दूसरे अनुसंधान का 
पुनरारम्भ है। इस तरह खोज और उपलब्धि, प्रयत्न और प्राप्ति का क्रम 
चलता रहता है। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया गया है कि कोई 
.. उपलब्धि केवल किसी एक व्यक्ति की सुझ-बूझ का परिणाम नहीं है वरन्‌ 
. समूह के संमिलित प्रयत्न का फल है। खोजी' उपन्यास में अनेक 
प्रकार के चरित्रों, गुण संपन्न तथा नकारात्मक का संघर्ष बड़ा सजीव एवं 





_युद्धोत्तर निर्माण के समय का साहित्य... . ३८९ 


सोवियत व्यक्ति का चित्र 


_यद्धोत्तर वर्षों में सोवियत व्यक्ति का जो चित्रण हुआ है उसमें विवरण 


की भिन्नता होते हुए भी मूलभूत समानता ' है। इस मूलभूत समानता 


का कारण सोवियत लेखकों का भावेक्य है जोकि इनमें पार्टी तथा 
र्टीवादिता द्वार: पुष्ठ हुआ है और जो उनकी कम्यूनिस्ट समाज की _ 


. रचना की प्रेरणा तथा प्रयत्न में प्रकट होता है । सोवियत व्यक्ति इसी का 
निर्माता है। इसी से स्लोवियत लेखकों ने सोवियत व्यक्ति को देशभक्त, 
मानवता के उद्धारक, कम्यनिस्ट समाज के निर्माता, जनसेवी, समाजसेवी 


तथा आत्मबलिदानी के रूप में चित्रित किया है। उसे उच्च मानवता का _ 


प्रतिनिधि प्रदर्शित किया गया है जो कि मानवता के प्रति अपने उत्त रदायित्व 
का अनुभव करता है। गोनचार के उपन्यास सुनहला प्राग' में सोवियत 
सैनिक खाएत्स्क्री का चित्रण हुआ है जो जम॑नों द्वारा नष्ट विभिन्न देशों के 
. व्यक्तियों का उद्धार करता है। पावलेकों के उपन्यास खुशी” में बस्पाव 
का चित्र भी इसी प्रकार बड़ा महत्त्वपर्ण है। पानावा ने जवतनी॥ कह।नी 
. <स्पूतनिकों' में यह प्रदर्शित किया है कि दिन-प्रति-दिन के कार्य को सोवियत 
व्यक्ति कितनी ज़िम्मेदारी के साथ पुरा करता है और इस कार में व्यक्तिगत 





और सामाजिक ऐक्य का अनभव करता है। बढ़े डाक्टर:-बलोव और 


कम्यूनिस्ट दानीलोव का ऐसा ही, बड़ा मृग्धकारी, रूप प्रस्तुत” किया 
'गया है | युद्ध के बीच सामान्य सोवियत व्यक्ति का विकास, उसके 





साहस और उसकी दु॒ढ़ इच्छाशक्ति का चित्र पूर्ण रूप से विशेषतया पलिवोय 


.._ की कृति असली आदमी की कहानी ' में प्रकट हुआ है । पुस्तक यूद्ध के बीच 


सोवियत व्यक्ति के दिन प्रतिदिन के साहस का प्रदर्शन करती है। सोवियत... 
... लेखकों की अधिकांश कृतियों के समान इसका कथानक भी यथार्थ घटनाओं . 
.. पर आधारित है। इसमें वायुयान चालक मेरयेसिमेयेव की कथा है जिसके... 

. आअख्मी हो जाने पर दोनों पैर काट डाले जाते हैं किन्तु वह इस पर फिर से... ॥ 
.. वायुयान चालक बन जाता है। छेखक ने कम्यूनिस्टमेरयेसिमेयेव के चरित्र... | 
..-. में उस अपूर्व दृढ़ता तथा सहनशीलता का बड़ा गहरा तथा स्पष्ठ चित्रण... | 
.. किया हैजों कि व्यक्त में उच्च लक्ष्य की प्राप्ति के प्रयत्न में ही प्रकट होती 








/90ी 7 


३९० रूसी साहित्य का इतिहास 


है । इस कहानो में एक अन्य कम्यूनिस्ट कमिसार बरव्योव का चित्र भी हैं 
जो प्रचारक है, जो अन्तिम क्षण तक अपना कार्य करता है और अपनी 
मृत्यु द्वारा भी लोगों में प्रेरणा और उत्साह भरता है। 


फेदिन के उपन्यासों की मुख्य विषय-वस्तु है इतिहास, मनुष्य और 
क्रान्ति के बीच उसका स्थान । उनमें अक्तूबर क्रान्ति के पूर्व के तथा गृह युद्ध 
के वर्षों के कम्यूनिस्ट का चित्र अंकित किया गथा है। फेदिन द्वारा प्रस्तुत 
कस्यूनिस्ट इज़केवेकीव का चित्र सोवियत साहित्य में अंकित कम्यूनिस्टों 
के उज्ज्वल चित्रों में से एक है । यद्यपि फेदिन ने अतीत की सामग्री का. 
उपयोग किया है फिर भी पात्रों के चरित्र की मूलभूत विशेषताएं आज के... 
नायकों से संबंधित हैं। फेदिन के उपन्यासों में इतिहास की प्रगति रूसी जनता 
तथा पार्टी की क्रान्ति के पूर्व और अक्तूबर क्रान्ति के वर्षों की 
घटनाओं के बीच विशाल पठ पर अंकित की गयी है। 


.. काव्य 


. य॒द्धोत्तर सोवियत काव्य की अच्छी कृृतियों का मुख्य भाव है सम- 
कालीनता की भावना, निर्माणकारी सहयोग, परिश्रम का वेग, शांति के. 
लिए आंदोलन और देश का आगे की ओर, कम्पूनिज्म की ओर बढ़ने 
का प्रयत्त | यद्ध के बाद जब देश शांति के निर्माणकारी कार्य में लगा और 
जनता देश की नष्ट-भ्रष्ट राष्ट्रीय व्यवस्था के पुनर्निर्माण में प्रवृत्त हुई तो 
सोवियत काव्य ने जनता के परिश्रम, कठिनाइयों और विजय प्राप्त करने 
. के उसके द ढ़ विश्वास और उसके जन-कल्याणकारी आत्मबलिदान की 
प्रवत्ति की अभिव्यक्ति की।... है 
युद्वोत्तरकाल की प्रथम महत्त्वपूर्ण कृति त्वरदोव्स्की का काव्य सड़कः 
.. पर का मकान  है। इसमें उस मकान का चित्रण है जो कि फौजी रास्ते पर 
पड़ता है और उसके रहनेवालों का चित्रण है जिनको अनेक कठिनाइयाँ 


झेलनी पड़ती हैं। इसके दो संस्करणों में बहुत अन्तर है । दूसरे संस्करण 









. के अनुसार इस मकान में रहनेवालली अन्ना सिवात्सोवा बात्रु के साथ पड़ 
2 और जर्मनी पति अन्द्रेगे के माध्यम से कवि ._ 
नक्षीजता का वर्णन किया है). 





उरनमयहलाबाथा० सन परत सदन उप लवरन+ पता दया "नस -र+ 


प् मा 








यद्धोत्तर निर्माण के समय का साहित्य... ५7 (रुके 


त्वरदोव्स्की की प्रगीतात्मक प्रतिभा का उदाहरण है उसका काव्य 


घाटी से दूर' । इसमें सोवियत देश के अनन्त विस्तार का वर्णन है। इसमें 
कवि ने अपने देश की यात्रा की । देश के दूर क्षितिज पर हर बार कवि 


को नवीन द्‌ इय दिखाई देते हैं । कवि इस अनन्त विस्तार को देश के लम्बे 


इतिहास के बीच देखता है और उसके अतीत पर दृष्टि डालता हुआ 
अनेक प्रकार के विचार प्रस्तुत करता है।.. 


देश के पुननिर्माण के वस्तु-विषय की अभिव्यक्ति निदगोनोव के क्‍ 
. काव्य गाँव सोवियत पर झंडा' में हुई है। काव्य जनता के साहस, देशप्रेम 
और आशावादिता से परिपर्ण है । कवि यह प्रदर्शित करता है कि लोग 


कंलखोज के मित्रतापूर्ण परिश्रम के वातावरण के बीच किस प्रकार एक 


दुसरे के निकट आते हैं। युद्धोत्तर काल के कलखोजों के गाँवों में जो परि- 
 वर्दत आया उसका इस काव्य में सच्चा अभिव्यंजन हुआ है। 


इसी प्रकार के निर्माण कार्य के अनेक चित्र लुकोनिन मेजीरोव, 


. गुदर्जेको स्मिनोंव आदि की कविताओं में मिलते हैं। उनकी तथा अन्य 


कवियों की रचनाएं शांति के निर्माणकारी कार्य के वेग से परिपर्ण हैं । 
इन रचनाओं में प्रगतिशील, देशप्रेमी कम्यूनिस्ट का चित्र सामने आता है 
जो जनता की शक्ति का देशहित के लिए नेतृत्व तथा सचालन कर रहा है॥। 


... प्रगतिशील सोवियत व्यक्ति का चित्र सीमनोव की युद्धोत्तरकालीन _ 
... रचनाओं (मित्र और शत्र' (१९५४ की कविताएँ”) में ध्रस्फुटित हुआ है। 
._.. प्रगीतात्मक नायक के माध्यम से जिसके लिए परिश्रम तथा कम्यूनिज्म का. 
.. निर्माण अपना निजी काम है, यूद्धोत्त रकालीन यथा्थता के अनेक पक्षों का 
.._ उद्घाठन हुआ है । कवि कम्यूनिस्ट नैतिकता की समस्याओं--मानवीय..__ | 
.. संबंध--मित्रता, वफादारी, तोताचइमी तथा ज़िम्मेदारी से भागने का. - | 
.. विरोध भी प्रस्तुत कर रहा है । रा 
| पबोेद (विजय) में बसन्त' काव्य में ग्रिबाचोव ने प्रगतिशील 
.. सोवियत व्यवज़ित के युद्ध में निर्मित उसके चरित्र, दृढ़ इच्छाशक्ति, उच्च 
समाजवादी चेतना, कम्यूनिज्म के लिए आत्म-बलिदान की तत्परता का. 
चित्र अंकित किया है। बसन्‍्त में खेतों में कलखोजी कार्यकर्ताओं और... 








१९२ का इतिहास 


मर क्टरों का १हय मानो विजय के लिए सेना का अभियान है। 


तँः 


लुकोनिन के काव्य 'काम का दिन” में मजदूरों की नयो पीढ़ी तथा 


युद्धोत्रकालीन नयी यथा्थंता का चित्रण स्तालिनग्राद की फैक्टरी के 
जीवन के बीच हुआ है।... हु 
अन्तलोव्स्की की कविता अरबात के बोछे फो गछो में” समकार्लन 
सोवियत व्यक्ति का चित्र है। इसमें कवि पाठकों को अपने नायक इवान 
येगोरोव के जोवन को गतिविधि ओर चरित्र विकास से परिवित कराता 
है। कथा के आरम्भ में नायक छोटो उम्र में अक्तूबर क्रान्ति के आरम्भिक 
दिनों में गाँव से मास्को आता है। कया का अन्त होते-होते वह द्वितीय 
युद्ध के अन्त में राजधानी में निर्माण के कार्य में छग हुए शिल्पी इंजीनियर 
के रूप में दिखाया जाता है। इस लम्मी' अवधि के बीच उसका चरित्र 
विकसित होता है। इस काव्य में समकालीनता, समाजवादी निर्माण 
और व्यक्ति का बड़ा ही सजीव चित्रण हुआ है। 
इंसाकोव्स्की की कबद्या........ कि 
द .. सोवियत व्यक्ति के चित्रण में प्रगीत मुक्‍्तकों का भी विशेष स्थान 
. ... है। इन प्रभीत मुकतकों में सोवियत व्यवित के आन्तरिक संसार और 
अनुभूतियों का चित्रण हुआ है जिनमें उसके व्यक्तित्व तथा भावनाओं 


























और व्यक्ति समाज का अभिन्न भंग बन जाता है, व्यक्ति और 
समाज के उद्देश्यों में कोई विरोध नहीं रह जाता और व्यक्ति समाजहित 






ी द्धिं हु 


की यह समृद्धि उसकी समाजपरक भावना, समाजवादी प्रगीत 











युद्धोतर निर्माण के समय का साहित्य. “बे९३ ह 


गीत, “कौन उसको जानता है, हाथ में हारमोनियम दो, 'तू मत अपनी 
चिन्ता कर',उस फूल से बढ़कर कुछ नहीं', सफरी चिड़ियाँ तथा अन्य हैं। 
..... ईसाकोव्स्की का जन्म १९०० में हुआ। वह अक्सर इसकी याद 
किया करता है कि अक्सर हमें काली रोटी का टुकड़ा भी नसीब न था। 
उसके शिक्षक ने उसकी प्रतिभा को पहचाना और उसकी सहायता से ही. 
वह दरिद्रता के बीच भी गाँव के स्कूल तथा जिमनेजियम में १९१७ तक. 
पढ़ सका। १९१७ में उसने क्रान्ति का स्वागत किया। इस समय से डे न्‍ 
उसका सामाजिक जीवन शुरू हुआ। १९१८ में वह पार्टी का मेम्बर बन 
गया। अखबारों में विभिन्न काम करने के साथ-साथ वह कविताएँ भी _ 
. लिखता जाता था किन्तु ये कविताएँ उसे पसन्द नहीं आईं और उसने 
.. पुराती पांडलिपियों को जला डाला। स्वयम्‌ ईसाकोव्स्की के अनुसार 
उसका संतोबप्रद कविकार्य १९२३ में शुरू हुआ और १९२७ में मारको 
में उसकी कविताओं का संग्रह निकछा । उसकी मूछ&-वस्तु गाँवों का 
समाजवादी पुननिमाण है। गोर्की ने उसकी अतिभा को पहचाना और 
.. इस कृति की प्रशंसा की। उसकी कविताएं सादी, अच्छी और अपनी 
ईमानदारी से उद्वे छित करनेवाली हैं। यह गोर्की का कथन था।. 
.. इस समय से सोवियत साहित्य के बीच गीतकार के रूप में ईसाकोव्स्की 
_ का अपना विशिष्ट स्थान बन गया। उसने अपना ध्यान गीतों की ओर 
केन्द्रित किया और गीतों ने उसे यशस्वी बनाया। 


«... अपनी कविताओं में ईसाकोव्स्की ने सोवियत जनता की भावनाओं 

.. का, उसके गहरे देशप्रेम को तथा स्तालिन के प्रति जनता के प्रेम का _ 
.. अभिव्यंजन किया। उसकी कविताओं में सोवियत देश के जीवन का, 
.. विश्वेषतया नये सोवियत गाँवों के जीवन का तथा सोवियत जनता के चरित्र हा 
..._ की विशिष्टताओं का अनेक रूपात्मक चित्रण हुआ है। देश में रहनेवाली | 
.. अनेक जातियों के पारस्परिक मित्रतापूर्ण संबंध तथा देशप्रेम की, 
..... परिश्रम द्वारा उपलब्ध सफलूताओं तथा संप्राप्तियों पर उल्लास तथा गवे.__ द 
की और युद्ध क्षेत्र में प्रदशित वीरता की गीतों तथा कविताओं में बड़ी 

. काव्यात्मक अभिव्यक्ति हुई है। देश प्रेम तथा सभी देशों की तुलना में 

















३९४ रूसी साहित्य का इतिहास 
अपने देश के उत्कष' तथा महत्ता की भावना, ईसाकोव्स्की के जनात्मक 
काव्य को बड़ी शक्ति तथा प्रभाव प्रदान करते हैं। सफरी चिड़ियाँ बीते 
हुए ग्रीष्म की खोज में उड़ी जा रही हैं। वे गरम देशों की ओर उड़ रही 
हैं किन्तु मैं उड़कर कहीं नहीं जाना चाहता हूँ।' द कर 
द 'हें मातृभूमि, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा । मुझे पराया सूर्थ और 
. परायी घरती नहीं चाहिए।' हि 
ईसाकोव्स्की की कविताओं में हृदयस्पर्शी काव्यात्मकता और उच्च 





.. संस्कृति के द्षन होते हैं। इसके साथ ही उसकी काव्याभिव्यक्तित में ऐसी 


सादगी है जो केवछ बड़े कवियों में ही देखने को मिलती है। संक्षिप्तता, 
हादिकता, स्वाभाविकता, कोमल व्यंग्य, रूसी प्रकृति से गृहीत तुलनाएँ 





और उपमाएँ, अनेक रूप(त्मक शब्द चयन--यह सब कवि ने क्लासिकल 


. रूसी साहित्य और रूसी लछोकसर्जना से सीखा है। जीवन के विभिन्न _ 
: क्षेत्रों में अकट होनेवाले सोवियत जनता के अनेक रूपात्मक विचार और 
भाव ईसाकोव्स्की के प्रगीति-मुक्तकों की मुख्य विषय-वस्तु हैं। १९५० 
में ईसाकोव्स्की लेनिन के आड्डर से पुरस्कृत हुआ । द 


ह ईस।कोव्स्की के प्रगीत-मुक्तकों के नायक के रूप में सोवियत व्यक्ति 

. के चरित्र का बड़ी पूर्णता के साथ उद्घाटन हुआ है।" स्पष्ट प्रगीतात्मक 
.. लय की प्रेरणात्मकता, गीतों तथा चतुष्कियों का जीवन्त, हादिक, 
.. सुक्ष्म हास्य, उसके गीतों का वस्तु-भाव तथ। उनकी सूक्ष्म मनोवेज्ञानिकता 


... उनकी लोकगीतात्मक रूय, यथातथ्य अभिव्यंजक भाषा--इन सब 


विशेषताओं ने रूप और वस्तु दोनों द्‌ष्टियों से ईसाकोव्स्की की कविता 


। ४ को पूुरा-पूरा जनात्मक बना दिया।* ईसाकोव्स्की के सादे और सचाई 
० । . शक | से भरे गीतों में खिलती हुई ज्‌ं वानी और हादिक उल्लास तथा आन्त 
.._ रिक दुख की कथा है जिसमें सोवियत देशभक्ति का सम्मिश्रण है।..._ 








क्रोय लितरातूरी, भाग २, पु० २८९। छे 









युद्धोत्तर निर्माण के समय का साहित्य... इह६ 


युद्धोतरकाल में हास्य और व्यंग्य प्रधान काव्य का समृचित विकास 


न हुआ। यों तो हास्य और व्यंग्य प्रधान काव्य के क्षेत्र में सीमनोव, 
मिखाइलोव, मर्शांक, वसीलियेव आदि का तथा घड़ियारू पत्र का 


नाम लिया जा सकता है फिर भी काव्य का यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ माना 


जाता है। 
साटक 


_नाढकों के संबंध में इस बात की चर्चा की जा चुकी है कि आछोचना 
के इस क्षेत्र में अस्वस्थ प्रवत्तियाँ दिखाई पड़ीं और कम्यूनिस्ट पार्टील्‍ने 
नाटकों के विकास के संबंध में अपना निश्चय और कतिपय सिद्धान्त 
प्रस्तुत किये। प्‌ द्वोत्तर नाद्य साहित्य की श्रेष्ठ कृतियों में पार्टी के इन्हीं 


. सिद्धान्तों को--जिनमें जीवन से संबंध, साम्यवादी विचारधारा का 


. समर्थन और बुर्जुआ विचारधारा का विरोध मुख्य हैं--कलात्मक रूप 
. दिया गया है। 

युद्ध का चित्रण, सोवियत व्यक्ति का साहस, उसकी नैतिकता, 
जिसने कि उसे फ़ासिज़्म पर विजय दिलाई--इन सबका अभिव्यंजन 
'लब्रेनेव के नाटक इनके लिए जो समुद्र में हैं" और चिस्कोव के नाटक 
विजयी" में हुआ है। 
.. लवब्रेनेव के नाठक में सोवियत नौसेना के अफसरों और सैनिकों का 
जीवन तथा प्‌ द्ध दिखाया गया है। साथ ही व्यक्तिगत उन्नति और 


५३ .संमान तथा सामूहिक हित की भावना के बीच संघर्ष भी दिखाया गया 
: है। बरोव्स्की के लिए व्यक्तिगत संमान ही सब कुछ है और वह 
इसके लिए सब कुछ करने को तैयार है। मक्सीमोव सामूहिक कार्य की 


... सफलता को ही सब कुछ मानता है। 


इन व्यक्तियों के संघर्ष में दो भावनाओं की टक्कर है। खदगर्जी के के 


.. कारण बरोव्स्की मक्‍्सीमोव के साथ ठीक-ठीक यूद्ध संचालन नहीं करता 
और वदात्र की पनडब्बी को त्तिकल जाने देता है और मक्सीमोव को इसमें 
दोषी ठहराता है। बाद में सच्ची बात का पता लग जाता है। बरोव्स्की 
' की भत्सेना होती है और वह अपने अपराध को स्वीकार करता है। 





३९६ . रूसी साहित्य का इतिहास 


“विजयी” नाटक में स्तालिनग्राद के युद्ध के आधार पर चिस्कोव ने 
यह प्रदर्शित किया है कि सोग्यित विजय का कारण जर्मन संगठन की 
अपेक्षा सोवियत संगठन को उच्चता है। सोवियत विजय का मूछ कारण... 
है जन-शक्ति, जनता की इच्छा। एक ओर तो सारी जनता है जो यूद्ध 
. का संचालत कर रही हैँ और देश की रक्षा के छिए सब कुछ न्‍्योछावर कर 
रही है और दूसरी ओर जर्मन सैनिक हैं, जो एक व्यक्ति हिटलरकी 
इच्छा के गुलाम मात्र हैं। नाटक का मुख्य विषय इसी नवीन सोवियत 
. जनता के चरित्र और साहुस का उद्घाटन है। वस्तुतः विजय इसी जनता 
की होती है। वही विजयी" है। है 
...._ युद्धत्तर काल में बहुत से ऐतिहासिक नाटक लिखे गये। इनमें 
 विदनेव्स्की का अविस्मरणीय १९१९! महत्त्वपूर्ण है। इसका वस्तु- | 
विषय पार्टी द्वारा पेत्रोग्राद की श्वेत गाडों और विदेशियों से रक्षा है। | 
इत्ो प्रकार और बहुत से ऐतिहासिक, वपक्तिप्रधान नाटक लिखे 
गये जो देश के महान्‌ व्यक्तिप्ों--जैसे रमनोसोव, पुशिकत, छरमेन्तोव, 
गोगल, बेलिस्की आदि--से संत्रंश्रित थे। ई० पपोव का नाठक परिवार! 
..... लेनित की जवानी के वर्षों से संब्रंधित है, अलेक्सान्द्र इतेइन का नाटक 
.. _ अडमिरल का झंडा” जहाजी प्रेड़े के स्कूछ के संस्थापक ऊषाकोव के 
जीवन से संबंधित है। द 
.... इसी प्रकार कई नाटक अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक जीवन और शांति 
के लिए युद्ध की अभिव्यंजना कर रहे हैं। सीमनोव का रूसी प्रश्न' तथा ' 
 लब्नेनेव का अमेरिका की आवाज” इसी प्रकार के नाटक हैं। ह 
.. युद्धोत्तर वर्षों में बहुत से नाठक लिखे गये जिनमें देश के जीवन का _ 
.. अभिव्यंजन हुआ। गद्य और काव्य के समान नाटक भी समकालीन वस्तु 
..._ विषयों तथा अपने देश के पुनर्निर्माण में लगी हुई सोवियत जनता के 
.._कार्यकलछाप की ओर उन्मुल्य हुए। सोमतोव के साथ-साथ नये नाटककार _ 
. (अ० सफ्रोतोव, अ० सुरोव तया अन्य) भी सामने आ रहे हैं। सफ्रोनोव 
के नाटक 'मॉस्कोबीय चरित्र' में सोवियत व्यक्ति के चरित्र का विकास 
दिखाया गया है जो अपने अन्तर के स्वार्य और व्यक्तिवा दिता 



















 युद्धोत्तर निर्माण के समय का साहित्य... ३९७ ः 


पर विर्ज॑य प्राप्त कंरता है। नाठक के केन्द्र में फैक्टरी का डाइरेक्टर 
 पतापोव है। वह बहुत अच्छी तरह काम करता है। उसकी फैक्टरी 
. योजना से अधिक काम करती है। सब उसे सच्चा रूसी समझते हैं किन्तु 
बाद में पता चलता है कि सच्चे रूसियों के लिए अनजान व्यक्तिवादिता _ 
का बीज उसमें वर्तमान है। जब पड़ोस की फैक्टरी उससे मदद माँगती 
है तो वह इन्कार कर देता है क्योंकि वह समझता है कि ऐसा करने से 
उसकी अपनी फैक्टरी का काम पीछे पड़ जायगा। पतापीव का अपने 
चारों ओर के लोगों से, विशेषतया पत्नी से संघर्ष होता है और लोग उसे 
समझाते हैं कि केवल अपनी फैक्टरी का हित देखने में वह राष्ट्र के हितों 
को नुकसान पहुँचा रहा है। पार्टीनितृत्व पतापोव को अपनी गछती 
समझ ने और सही रास्ता पाने में भ्दद देता है। कलेक्टिव' या समूह के 
प्रभाव से इस प्रकार व्यक्ति का सुधार होता है और वह सम्यक्‌ दुष्टि प्राप्त 
कर क्षुद्र स्वार्थों से ऊपर उठ जाता है। 

.. सीमनोव के नाटक पराई छाँह् में दूसरा ही वस्तु-विषय प्रस्तुत 
किया गया 'है। उसमें एक सोवियत विद्वान्‌ का चित्रण हुआ है जिसमें 
_(कऋान्ति के पूर्व की) पश्चिम के प्रति मानसिक गुलामी के संस्कार अभी 
बतंमान हैं । पश्मिम में संमान पाने के लिए वह अपना महत्वपूर्ण 
आविष्कार अमेरिका भेजता है और वह यह नहीं समझता कि इस प्रकार 
वह अपने राष्ट्र का अंहित कर रहा है। इंस्टिच्यूट के कार्यकर्त्ताओं और 
उस विद्वान्‌ के बीच गंभीर संघर्ष होता है। आविष्कार देश के बाहर नहीं 
जाने पाता। अन्त में उस विद्वान्‌ की समझ में आता है कि वह जाथूसों 
के संचालक पद से मुक्त किए जाने की प्रार्थना करता है किन्तु शासन उसे 
. काम करने का आदेश देता है। इस प्रकार अपने प्रति देश का विश्वास 
: प्राप्त कर वह विद्वान्‌ सर्वंथा परिवर्तित होकर प्रयोगशाला में जाता है 
. और अपनें काम में छग जाता है। द 
.... इन नाठकों में गंभीर और तीक्षण संघर्ष का अन्त उन सब के दमन 
« या उन सब पर विजय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो कि सोवियत व्यक्ति 
5 के विकास और उत्कर्ष को रोकते हैं। साथ ही यह भी दिखाया जाता है. 


३९८ झूसी साहित्य का इतिहास 


पकि सोवियत समाज प्रत्येक व्यक्ति को, समाजवादी सर्जनात्मक परिश्रम के... 
बीच पूर्ण विकास प्राप्त करने में और व्यक्तित्व के सद्‌गुणों की अभिव्यक्ति. 
... में सहायता देता है। बहुत से नाटक संघर्ष या इन्द्रविहीनता के विद्धान्त .. 
को लेकर लिखें गये। रूसी आलोचकों के मतानुसार यह अनुसरण ठीक 


.._न था और यह बुर्जुआ भावना की गू छामी थी ।१ उनकी दृष्टि में नाट्य 


"साहित्य के लिए सबसे बुरी चीज थी दन्द्रविहीनता की प्रवृत्ति। इस गलत 
.. रास्ते पर पड़े हुए नाटककारों की कल्‍रूम से ऐसे नाटक लिखे गये जो 

-यथार्थता पर मुलम्मा चढ़ाते थे और बूर्जुआ सिद्धान्तों के प्रभाव तथा. 
. 'परोपजीवियों के विरुद्ध सक्रिय युद्ध से लोगों को विमुख करते थे। उन्होंने 
.. ऐसे नाठकों की बड़ी कट आलोचना की । यद्यपि युद्धोत्तर काल में कई 
. अच्छे नाठक प्रस्तुत किये गये फिर भो सामान्य रूप में इस युग के नाद्य- 
. साहित्य का कलात्मक स्तर बहुत ऊपर उठा हुआ नहीं माना जाता। 
.. युद्धोत्तर साहित्य में शांति की विषय-वस्तु भी' बड़े जोरों की के साथ 


.... प्रस्तुत की गयी' है। कविता, उपन्यास, नाटक प्रचारात्मक लेख आदि 
.... के गुण सोवियत लेखक संसार में शांति और जाति-जाति के बीच मैत्री के 


. भाव को दढ़ कर रहे हैं। इन क्ृतियों में साम्र।ज्यवादी विच।रों की तीत् 
आलोचना भी की गयी है और उन देशों और जातियों के प्रति सहानू- 


के भूति प्रकट की गयी है जो स्वाधीन होने की कोशिश कर रहीं हैं। 


. संसार में शांति आंदोलन को दुढ़ करते के लिए कई अन्तर्राष्ट्रीय 


... (पैरिस, प्राग, वारसा) कास्फ्रोंें बुलायी गयीं और सोवियत लेखकों 
. ते उनमें भाग लिया, इनमें आणविक दास्त्रों के निर्माण का विरोध और 


अमेरिकत साम्राज्यवादिता की निंदा की गई। इस प्रकार सोवियत लेखक 
साहित्यिक सर्जना के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक-राजनीतिक 
कार्यकलाप में भी रत हैं। कई प्रसिद्ध सोवियत लेखक विश्व-शांति समिति 
के सदस्य हैं और इस रूप में वे योरोप, अमेरिका और एशिया के कई देशों 
में जाकर बहाँ की जनता और विचारधारा से परिचित हो चुके हैं और 
वहाँ के छोगों को अपनी बातें बता चुके हैं। इस प्रकार अच्तर्राष्ट्रीय 












व ई स्तोरईव रूस्कोय सवेत्सकोय लितरांतू री, भाग २, पृष्ठ ३०४। 


...य॒द्धोत्तर निर्माण के समय का साहित्य . ३९९... 


सहयोगों के द्वारा शांति का आन्दोलन सारे विश्व में व्याप्त हो रहा है। 

सोवियत लेखकों की क्ृतियों में इसी शांति-आन्दोलन की विशद अभि- 
व्यक्ति हुई हैं। 

ऐरेनबुर्ग के उपन्यास अंतिम लहर (या संकट) में विश्वव्यापी 
शांति आंदोलन का चित्र प्रस्तुत किया गया है। इसके केन्द्र में शांति के 
समर्थकों का वह संघर्ष या यद्ध है जो कि प्रतिक्रियावादियों और यूद्ध 
छेड़नेवालों के विरुद्ध चलाया जां रहा है। द 
... सीमनोव की कविताओं शत्रु और मित्र" में सामान्य जनता के _ 
अ्रति प्रेम, उसकी प्रगतिशील जातीय परंपराओं के प्रति संमान और सारे 
संसार के श्रमिक वर्ग के साथ ऐक्य का भाव प्रदर्शित किया गया है। 

अखिल भारतीय श्ञांति कांग्रेस में सोवियत सदस्य के रूप में आने 
प्र तीखनोव को हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को निकट 
. से देखने का अवसर मिला। उसके काव्यसंग्रह दो धाराएँ (और 
. पाकिस्तानी कहानियाँ) में इन देशों की गरीबी और शोबण का चित्र 
. अस्तुत किया गया है' किन्तु इक्षके साथ विरोध और संघर्ष की जो नयी 
. शक्ति जन्म ले रहो है उसका अंकन भी इसमें हुआ है। 
सीमनोव के नाटक रूसी प्रश्न में नये युद्ध छेड़नेवालों के प्रयत्नों 
की आलोचना की गयी है। इसका मुख्य भाव यह है कि राजनीति से 
तटस्थ नहीं रहा जा सकता है और प्रत्येक देश के सच्चे देशभक्त को शांति 
का समर्थक अवश्यमेव होना चाहिए। 
; इस प्रकार शांति आन्दोलन यद्धोत्तर सोवियत साहित्य की प्रमृख 
 अवृत्ति बन रहा है। 


